भारत के महान साधक 


दशम्‌ खण्ड 


प्रथम प्रकाशन, फाल्गुन, १९८८ ई० 


प्रमथनाथ भट्टाचार्य 


नव भारत प्रकाशन, दरभंगा 


ढ 
ग्ग्द 


महान साधक 


भारत के महान साधक 


दशम खंड 


प्रमथगाथ भड्ाचार्य 


प्रथम प्रकाशन 
फाल्युत १६८८ 


अनुवादक : प्रो० डॉ० रमाकानत पाठक 
प्रो० डॉ० ललितेश्वर झा 


प्रकाशक : निर्भय राघव मिश्र 
नव भारत प्रकाशन, 
लहेरियासराय, 
दरभंगा ( विहार ) 


सुद्रक : बजरंग प्रेस, ( लक्ष्मी भवन ) दोनार, दरभंगा । 


भ्रच्छद पट : श्री सुप्रकाश सेन 


मृल्य--ती स रुपये 


लिनकी महती क्रपा से 
'ब्रारत क॑ महान याधद्रवठ? 
का प्रकाथन संभव 
हो सका 
उन्ड़ी महापुरुष 
श्री कालीपद गुह्ठाराय को कर कमलों में 
प्रकाथक व्दूारा समर्दित 


,्र/ककथन 


भारतवर्ष महच्चरित्रों और दिव्य दर्शनों का गौरव-शाली देश 
है। यहाँ युग-युग की विभूतियों के विश्व-कल्याण-कारी दर्शन अपनी 
अद्भुतता को लोक-गोचर रूप देकर वार-वार प्रव्ट होते रहे । इस 
रहस्य का जिन्होंने अवगाहन किया वे भी बड़ भागी हैं; आकलन कर ने- 
वालों का तो कहना ही क्‍या ? भारत के महान साधकों और सिद्धों की 
यह लोक-परावन परंपरा केवल अतीत की कथाओं की अनुश्नतियाँ नहीं 
है, वह नये युग को दृष्टि देने का भी कार्य कर रही है । 

युगाञ्जन 

इस तथ्य पर ध्यान रखा जाय तो कहना होगा कि '“अज्ञान-तिम- 
रान्ध' के उन्‍्मोचन के लिए 'ज्ञानाञज्जन-शलाका” का काम महापुरुषों 
को ऐसी गाथायें ही कर सकती हैं । देश, काल और परिस्थिति की 
अनुरूप्ता में, ध्यान, चिन्तन, मनन और उदबोधन करते हुए, भारत 
के महापुरुषों ने जिस सत्य-धर्म को उजागर किया, उसकी ज्योति किसी 
युग-विशेष के साथ चिपक कर समाप्त नहीं हो गई; उसको उज्जवल 
दीप्ति बाद के युगों को भी दृष्टि प्रदान करती रही और आनेवाली 
पीढियों के लिए भी युगाञजन सिद्ध हो सकती है । 

ईशोपनिषद्‌ के इस श्रसिद्ध मत्र का स्मरण, ऐसे प्रसंग में, 
स्वाभाविक है-- 

“हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ 

तत्त्वं पूषनू अपावणु सत्यधर्माय दृष्टये। 

सत्य वी उपासना करनेवाले साधक ने इस मंत्र में भग्वान्‌ विव- 


ध्वान्‌ को पपूषन्‌! कहकर संबोधित किया है। वह अपनी दृष्टि को 
सत्य के साक्षात्कार के लिए पर्याप्त नहीं मानता। अपनी आँखों से 
वह उस सुवर्णमय अ,च्छादन को तो देख लेता है, जिससे सत्य-धर्म का 
मुख आच्छादित है, कितु वह उस मुख को देख नहीं पाता। वह देख- 
पाना तभी संभव होगा जब पूषा की कृपा, एक ओर तो उस सुवर्णमय 
आच्छादन को हटा दे, और दूसरी ओर वह समर्थ दृष्टि प्रदान करे, जो 
सत्य-वर्म का साक्षात्कार संभव करा सकती है। पूषा की उसी कृपा 
को भारत के श्रद्धालुओं ने “गुरु के नाम से पुकारा था-- 
'अज्ञानतिमिरान्धस्थ ज्ञानाञ्जनशल्ाकया 
चक्षरन्मी लितं येन तस्में श्रीगुरवे नमः ।' 
आत्म/नुसंसान 

सत्य-धम का साक्षात्कार करानेवाली ऐसी दृष्टि जिसकी कृपा से 
प्राप्त होती है, वही पूषा आत्मानुसंघान का भी अधिष्ठाता है। हमारे 
युग के लोक-गुरु महात्मा गाँधी उसी आत्मानुसंधान के-- सत्य-धर्म 
के--महात्रती थे। यही कारण है कि उनकी जो जीवन- 
गाथा--आंत्म कथा--प्रकाशित हुई, उसे उन्होंने जीवन में सत्य 
के प्रयोग” कहना पसंद किया। अपने जीवन में सत्य के प्रयोग के 
द्वारा उनका जो आत्मानसंधान हुआ, वही इस युग के प्रति उनका 
सदेश भी है। तभी वे स्वयं कह गये हैं--'मेरा जीवन ही मेरा संदेश 
है ।” युग-प्रवत्तंक महापुरुष ने भारतवर्ष को पराधीनता के थज्ञान-मूलक 
अत्याचा र-कारी बंधनों से मुक्त करने की अपनी चेष्टा में जो सफलता 
प्राप्त की, वह भले इतिहास का विषय हो, किन्तु अपने सत्य-धर्म के 
आत्मानूसंधान को “आत्मवत्‌ सर्वभूतेष!' व्यवहार के रूप में, असीम 
नम्रता और प्रेम के रूप में, जो प्रतिपत्ति वे दे गये, वह इतिहास की 
धरोहर है । वह आनेवाली पीढ़ियों का भी उसी तरह मार्ग-दर्शन 
करती रहेगी, जिस तरह कि उसने गाँधीजी की समकालिक पीढ़ी का 
मार्ग-दशंन किया था। 


[८ | 


परमोपकार 

महात्मा गाँधी आत्मानुसंधान के उस सत्य-धर्म को जिस दृष्टि के 
रूप में दे गये, उसका ही एक अनुपम साक्षात्कार है सर्व-धर्म-सम-भाव ।! 
यह कहना अनुचित न होगा कि इसकी सावना महात्मा गाँधी से पहले 
श्रीरामकृष्ण परमहंस भी कर चुके थे और कुछ दूर तक श्रीकृष्ण चंतन्य 
को जीवन-धारा में भी सर्व-धमं-सम-भाव का प्रवाह लछोकगोचर हुआ 
था। कितु इससे महात्मा गाँधी के जीवन में किये गये सत्य के प्रयोग 
की महिमा वंडित नहीं होती । रोम-रोम में राम” के अनुभव की जो 
साधना गोस्वामी तुलसीदास कर गये थे, वह उनकी इन चौपाइयों में 
देखी जा सकती है-- 


“ईहवर अंश जीव अविनाशी' 
चेतन अमल सहज सुखराशी ।” 


इस तथ्य के बावजर रामलीला-मेदान में खुले वक्ष: स्थल पर 
चुभी पिस्तील की गोलियों की वेदना को तुच्छ मानकर महात्मा 
गाँधी के द्वारा 'है राम! कहा जाना भी अनुपम सिद्धि का ही दृष्टास्त 
माना जायगा | अमल, सहज, आनंदमभय, अविनाशी चेतन का रहस्य 
चौपाइयों में पढ़कर समझा जा सकता है, किन्तु महात्मा गाँधी के 
जीवनान्त की उप्त घटना के लोक-चक्ष्‌ के समक्ष उस रहस्य को 
अनुभव-गम्य बनाकर आत्मा की जिस अमल सहण आनंदमयता 
को अभय के रूप में उजागर कर दिया, उसे अनुपम तो मानना ही 
होगा । 


प्रकृति की उदारता और परमेश्वर की कृपालुता के सामरस्य 
को भारत की विश।लता और प्राचीनता में ही नहीं, उन दिव्य 
विभूतियों की समृद्ध परंपरा में भी देखा जा सकता है, जो प्रत्येक युग 
में ऐसे साधकों, सन्‍्तों, भक्तों और मनीषियों को इस देश में उत्पन्न 
करती रही और निरन्तर अविच्छिन्न रही है। महापुरुषों को इस 


| 


अटट जीवित परंपरा ने प्रत्येक युग की जनता को आत्मानुसंधान का 
प्रेरणा दी है और वत्तेमान युग इसी परमोपकार के १परिणाम-स्वरूप 
नव-विद्व-निर्माण का सिंहद्यार बनने जा रहा है। 
सत्यमयता 

पसत्यमेव जयते' और “अहिंसा परमोधर्म : भारतवर्ष के नवोन 
उपक्रम के ये दो प्राचीन आधार, गाँधी-युग को पूरी धरती के प्रति 
लिवेदित करने की दिशा में अब अग्रसर हैं। इन्हीं दो आधारों के 
सहारे भगवान्‌ बुद्ध ने प्राचीन-काल में “बहुजन हिताय वहुजन सुखाय' 
का धर्म प्रदान किया था, जिसके प्रति विश्व की दो तिहाई जनता 
ने अपनी प्रणति निवेदित करते हुए कहा था--धर्म शरणं गच्छामि 
अब महात्मा गाँधी ने सत्य और अहिसा के उस मानव-धम को 
'सकलजनहिताय सकलूजनसुखाय” की प्रतिश्र॒ुति के साथ नई दिशा 
में अग्रसर किया है। अहिसा की सामूहिक साधना को वे सत्य का 
आग्रह-सत्या ग्रह के रूप में प्रमाणित कर गये । 'स्वराज्य' और 'सर्वोदिय' 
उस प्रयास की दो विश्वोपयोगी फलश्रुत्ियाँ हैं। सत्य का उपासक 
आत्मानुसंघान के सहारे जिस स्व॒राज्य को स्वरूप के रूप में प्राप्त 
करता है, अहिसा को करुणा और प्रेम क्‍या उसे विश्व के प्रति सर्वोदिय 
के रूप में विश्वरूप नहीं बना सकते? इस प्रइन का सकारात्मक 
उत्तर ब्रह्माप विनोबा भावे अवतार-युग की घोपणा करके दे गये हैं । 


महात्मा गाँधी ने कहा था--“भारत-भूमि एक दिन स्वर्ण-भूमि 
वाहलाती थी। यह इसलिए कि भारतवासी स्वर्ण-रूप थे। भूमि तो 
वही है, पर आदमी बदल गये हैं। इसलिए यह भूमि उजाड़-सी हो 
गई है। उसे पुन सुवण बनाने के लिए हमें सद्गुणों के द्वारा स्वर्ण-रू 
बनना हैं। ओर हमें स्वर्ण-हूप बनाने का पारसमणि दो अक्षरों के जिस 
एक शब्द में निहित हे, वह हूँ “सत्य” । इस बात को स्पष्ट करते हुए 


| १० ] 


गुरुवर्य ऋषि विनोबाजी ने कहा-- 

“गाँधीजी का सुख्य विचार सत्य और शुद्धि का था। साधन- 
शुद्धि का प्रयोग बड़े पैमाने पर गाँधीजी ने ही पहलो वार किया । 
मानव इतिहास में वह एक नई चीज थी। इसी विचार को दृढ़ करके 
वाकी के सारे विचार-भेदों को हम गौण समझें तो कितना अच्छा 
होगा ?” 

भारत के महान्‌ साधकों की चरित-गाथाओं के सहारे भी उपयु क्त 
साधना का ही दिशा-निर्देश मिलता है। 

राष्ट्रपिता - वापू--ने हमें यह इस प्रकार समझाया है-- 

“भारत अपने आत्मबल से सवको जीत सकता है। कवियों ने 
इस बल को विजय के गीत गाये हैं और ऋषियों ने इस विषय में 
अवने अनुभवों का वर्णन करके उन्नकी पुष्टि की है” 


प्रभूमयता 
भारतवर्ष के जिस वेशिष्ट्य की चर्चा बापू ने “आत्मबछ” के नाम 
से को है, उसकी आवार-भूमि उन महापुरुषों की ही जीवन-साधना है, 
जो व्यक्ति को सत्ता को आसन बनाकर प्रभु की आसीन करने को 
विनम्र साधना है। ऐसे ही साधकों और सिद्धों की चरितावली इस 
ग्रंथ के पूर्व नव खण्डों में संअलित और प्रकाशित हो चुकी है और अब 
यह दशम खण्ड प्रस्तुत हो रहा है । इस ग्रथ के १६६४ ई० में प्रकाशित 
एक रूण्ड की भूमिका लिखी थी महामहोपाध्याय डॉ० गोपीनाथ 
कविराज ने, जो आप भी वैसे ही महापुरुष थे, जंसे महापुरुषों को 
चरितावली को प्रस्तुत करना इस ग्रंथ के विविध खण्डों को 
अभीष्ट है। 
“भारत के महान साधक! का दशम खण्ड का आरंभ महाप्रभु 
श्रीकृष्ण चैतन्य! की गौरव गाथा से हुआ है। यह क्रम पूर्णात्पृर्णतर 


[ ११ | 


प्रयास का है। साधना जब परिपक्वता की पराकाष्ठा पर पहुँचती 
है, तभी जीवन में वह प्रभूमयता अवतीर्ण होती है, 
जिसके उज्ज्वल और अनुपम उदाहरण हैं गौरांग महाप्रभु | 'ब्रह्म- 
सूत्र" में जिस प्रकार समनन्‍्वयाधिकरण के पणं हो जाने पर “अथातों 
ब्रद्म-जिज्ञासा' सूत्रवाला अधिकरण आया है, उसी तरह जब भक्ति की 
उत्कंठा भगवान के लीला-दशन के प्रति अभिमुख हुई तब नवद्वीप में 
निरमाई पंडित का आविर्भाव हुआ | ; 


उनके विषय में उपरोक्त ग्र्थ में बड़ा उदबोधक स्वहप प्रगट 
हुआ हैः--एक दिन उत्सवमय उल्लास की बेला में निमाई पंडित को 
दिव्य भावों की उमंग ने अकस्मात्‌ उद्बे लित कर दिया। वे सुधवुध 
खोकर एकटक भगवान विष्ण के चरण-चिह्न को देखते रह गये । 
उस समय वैदिक मंत्रों की सुमधुर स्वर-लहरी के द्वारा यह भाव प्रगट 
हुआ कि “यही है परमप्रभु का चरण | महालक्ष्मी इसी चरण की सेवा 
में लीन रहती है । देवाधिदेव शंकर इन्हीं चरणों को अपने हृदय में 
स्थापित कर धन्यता का अनुभव करते हैं। योगीजन के द्वारा 
चिरवांछित, नित्य आराधित ये चरण हें । मुवितदायिनी गंगा इन्हीं 
चरणों से निकली हैं। “यह सोच्ते हुए निमाई पंडित भक्ति के एक 
अबूक आनंद की विवशता से असीमता का अनुभव करके रो पड़। 
उनकी यह भावावस्था देखकर उपस्थित दर्शावाथियों की चेतना स्तंभित 
हो गई ।” महाप्रभ चंतन्यदेव की गौरबगाथा के ऐसे ये कुछ उद्वोधक 
प्रसंग हैं । 


आगे चलकर इसी खण्ड में अभेदानन्द और अन्य महापुरुषों की 
कथाएँ भी आई हैं। इन पुण्य-गाथाओं के लिए हम श्रीप्रमथनाथ 
भद्दाचार्य और श्री रामनन्दनजी के प्रति अनग॒हीत हैं । 
श्रद्धेय रामनन्दन जी के जीवन पर सिद्ध पुरुषों के जीवन-रस का 
| १२ |] 


गटरा प्रभाव है । वे अनेक महापुरुषों के निकट संपके में रहे और 
उनके सत्संग और वाणी के अचूक प्रभाव से लाभान्वित हुए । 
अपने अनमोर अनुभवों को सर्वजन-सुलूम बचाने के क्रम में महा- 
पुरुषों की चरितावली को प्रकारान्तर-साधन बना लेना उनके स्वृथा 
योग्य है, इसमें सन्देह नहीं। 'नव भारत प्रकाशन' के सहारे जन- 
जीवनोपयोगी, प्रेरक और उदबोधक साहित्य का प्रसार और प्रचार 
वे कर रहे हैं। यह उनका अनुपम उपकार है। 


श्री प्रथनाथ भट्टाचार्य की पुस्तक “भारतेर साधक! बंगला 
साहित्य की लोकप्रिय कृति प्रमाणित हुईैं। उसके अनेक खण्ड लेखक 
के जीवन-काल में हो प्रकाशित हो च॒के थे। हिन्दी-भाषो जनता 
को उस ग्रन्थ-माला के आधार पर श्रद्धंय रामनंदन जी ने महा- 
पुरुषों के रसमय सान्निध्य में लाने का यह प्रशंसतीय प्रयत्न किया 
है। आशा है हिदी-भाषी पाठकगण इस प्रयत्न से लाभान्वित होंगे । 
कष्णं वन्दे' जगद्‌ गुरुम । 


श्रीमपझ्नारायण-स्मृति संस्थान ““-सदालसा नारायण 


जीवन-कुटी र, २७-१-१ ६८८ 
वर्धा ( महाराष्ट्र ) 


मृमिका 


यों तो स्व-व्यापी एवं समदर्शी होते के कारण मगवात्‌ की करुणा तथा 
शक्ति को किसी देश-काल की सीमा में आवद्ध कर देना अज्ञान का बोधक है; 
किर भी आपात-दृष्टि से विचार करने पर कुछ ऐसा ही प्रतीत होगा कि 
मारतव्ष पर उनकी कृपा का विशेष विस्तार हुआ है । संसार के सभी देशों में 
न्यूनाधिक संख्यक साधक, सिद्ध और साघु पुरुष हुए हैं, जिन्होंने ईइ्वर-तत्व के 
अनुसन्धान में अपना सारा जीवन उत्पर्गय कर दिया तो, उनके दशेन की अभि- 
लाषा से जन्म-जन्मान्तर के शुभाशुम कम फलों को न्यौछावर कर दिया, उनकी 
प्राप्ति के लिये कठोर से कठोर तपदचर्या, भौतिक सुखों का त्याग, घोरतम कष्ट 
एवं असह्य शारीरिक यातना ही नहीं, साक्षात्‌ मरण की मर्मान्तक पीड़ा को भी 
अत्यंत हर्षोल्लास के साथ स्वीकार किया। परन्तु, अपना यह भारत देश 
विश्व के अन्य सभी भूमागों से अपू्व विलक्षण और बदभत है। भगवान्‌ स्वयं 
यहाँ युग-युग में अवतार ग्रहण कर नाता प्रकार की देवी तथा मानवी लीलाएं 
की हैं। दुष्टों के दमन, धर्म की स्थापना, मनुष्य जाति के मार्ग प्रदर्शन एवं 
साधु पुरुषों की रक्षा का पुण्य कार्य किया है। दर्शन शास्त्र का जितना गम्भीर 
अध्ययत-मनन ओर विवेचन-निरुपण यहाँ के मतीषियों ने किया-कराया है, उतना 
संसार के और किसी कोने में संभव नहीं | सृष्टि के आदि काल से ही विश्व- 
प्रपंच का रहस्पोदघाटन करने में जितनी शक्ति और श्रम का प्रयोग यहाँ के 
निवासियों ने किया है, उसका शर्तांश भी अन्यत्र नहीं लगा है। “करुत्वं कोहं! 
तथा स्वतः प्रमाण परत: प्रमाणं के प्रचण्ड तके-वितक॑ में पीढ़ी-दर-पीढ़ी ने 
हजा रों-हजार साल गुजार दिये, जिसकी दूप्री मिसाल नहीं मिलेगी दुनिया में । 
अतः, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत-भूमि मानव सभ्यता और 
संस्कृति की नहर है। 

भारत-वर्ष को एक विशिष्टता यह भी है कि यहाँ ध्म॑ और दर्शन में 
कभी पार्थक्य नहीं रखा गया है। अन्य देशों में यह बात नहीं है। यहां 
धर्म से कोई संकीर्ण अ्य न ले कर सत्याचरण एवं दर्शन 


हक. 


सु 


तत्व-दृष्टि ग्रहण करना चाहिये । जहाँ धम-क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है 
वहाँ अजु न-जंसे मोह-ग्रस्त पण्डित का पैदा होना असंमव यहीं । अत भार 
ने धर्मक्षेत्र को कुरुक्षेत्र बनाया, तो उसे गीता-ज्ञान से भी संपक्त किया | अन्यथा 
उसका धर्माचरण भी सम्यक दृष्टि नहीं पाने से सागर की अथाह जलराशि में 
बहते-उतरते उस जहाज की तरह हो सकता हे, जिसमें ईधन हो, इजिन भी 
हो; लेकिन पतवार न हो । ऐसा जहाज कभी अपने गन्तव्य स्थान पर नहीं 
पहु च सकता हूँ । मारत्त॑य मनीषा ने अपने हजारों-हजार साल के प्रयोग और 
अनुभव के सहारे यह स्पष्ट देख लिया था कि ज्ञान और कम के युगल पंखों के 
वल पर ही साधक-रूपी पक्षी साधना के गगन में मुक्त उड़ान भर सकता हूँ। 
गंगा और यमुना के समान प्रारम्भ में ये मले ही पृथक्‌ू-प्रथक स्रोतों से बह कर 
आयें, किन्तु, आंगे चल कर इनका एक होना अनिवाय है । एक होकर ही ये 
परमात्मा-रूपी महासागर से मिलने में समर्थ हो सकती हैं। अन्यथा अलग- 
थलग पड़कर कहीं भी पथसे विचलित-वितलित हो जा सकती हैं और महा- 
मिलन के सौभाग्य से वंचित रह जा सकती हैं। ज्ञान और कम, यदि इन 
दोनों में किसी एक को प्रधानता देनी हो, तो शुष्क ज्ञान से सहज-कर्मे-साधना 
का मार्ग निश्चित रूप से विशेष फलदायी सिद्ध होता ई । प्रमाण के लिये एक ओर 
जहाँ शंकर, चैतन्य, रामानुज, वललम, तुलसीदास आदि सेकड़ों दाष्टनिक 
मगवद्भकतों की टोलियाँ हैं, वहाँ कवीर, रंदास, मलूक, नानक, दादू भादि 
अनगिनत ऐसे साधु-संत हो गये हैं, जिन्होंने शास्त्रीय प्रज्ञा से वंचित होते हुए 
भी परमात्मा से मिलन साधने में वैसी ही सफलता पायी, जेसी किसी वेद- 
वेदान्त-शास्त्री पंडित-प्रधान ने । मगवद्भकत की परम्परा में ऐसे महान्‌ साधक- 
सिद्धों का कभी अभाव नहीं रहा है और मध्यकाल से लेकर आजतक का 
आध्यात्मिक इतिहास उनके पुनीत चरित्र के आख्यानों से भरा पड़ा है। प्रस्तुत 
ग्रंथ “मारत के महान साधक” इसी कोटि की एक अभिनन्दनीय कृति है। 
अपने मूल रूप में यह बंगला भाषा का गौरव ग्रथ है, जिसका यह सरस, सुबोध 
और प्रांजल हिन्दी अनुवाद है। इसके मूल लेखक श्री प्रमथनाथ भट्टाचारय महोदय 
थे, जिनका एक उपनाम शंकरनाथ राय भी था। संभव है कि इसी उपनाम 
का सहारा ले कर उन्होंने पूरा ग्रथ या ग्रंथ का बहुलांश लिखा हो । सम्पूर्ण 
ग्रंथ-माला का यह दसरवां खण्ड है। इसे मैं अपना परम सौभाग्य मात्रता हूँ कि 
इसकी भूमिका लिखने का सुअवपतर मुझे प्रदान किया गया है । बाद यह है 
कि इस बहाने मुझे अपने गौरवशाली देश के महामना संत-साधकों मे परिचय 
प्राप्त करने और उनके परम पावन चरित्र की सुरधुनी में अवगाहन करने का 


[ १५ ] 


पुण्य फल प्राप्त हुआ है । मारतीय दर्शन तथा वर्म की यह मान्यता रहो है कि 
ईश्वर कोई ऐसा शासक नहीं है, जो सांतवें आसमान पर बेठा विश्व का संचालन 
करता है। भन्‍य मतावलम्बी मले ही उसे जगत से पृथक एंक शक्तिशाली सत्ता 
के रूप में अवधारणा करे, भारतीय प्रज्ञा उसे घट-घट व्यापी अन्तरात्मा के रूप 
में ही जानती-पहचानती है। ईश्वर तत्व को वह अद्व त-ज्ञान तथा आत्म-दर्शन 
का ही पर्याय मानती है। आत्मा के द्वारा ही वह परमात्मा तक पहु चने का 
मार्ग प्रशस्त करती हूँ | वह सूर्य के समान स्वयं ज्योति स्वरूप हैँ, जो अपने ही 
प्रकाश से प्रकाशित होता है । मन, बुद्धि, अहंकार आदि किसी केद्धारा भी 
उसका ज्ञान संमव नहीं हैं । क्योंकि, ये समी अचेतन्य हैं और स्वयं उस महा- 
चेतन्य परमात्मा रूपी ज्योति से ही प्रकाश ग्रहण करते हैं, जिस प्रकार चन्द्रमा 
सूर्य से ज्योति ग्रहण कर प्रकाशित होता हैं । इसलिये मन की तुलना चन्द्रमा 
से दी गयी हूँ । स्वयं-प्र काश होने के कारण ही परमात्मा अपने बोध के लिये किसी 
ग्रंथ, साधन, यहाँ तक कि गुरु की अपेक्षा मी नहीं रखता। बाहर के किसी भी 
साधन से अन्तर का देवता लक्षित नहीं होता । सभी वहाँ से, कुछ फासला रख 
कर ही लौट भाते हैं। उस दरबार में किसी की पहुँच नहीं। इसे यों समझना 
चाहिये कि परमात्मा शुद्ध अरितत्व हैं। शाइवत अस्तित्व मात्र, जिसका 
न कोई भूत हूँ, न भविष्य ; वह अजन्मा और अमृत हैं । उसको छोड़कर संसार 
के सभी पदार्थों का जन्म एवं मरण होता हूँ । सभी क्षणभंगुर हैं । फिर अजन्मा- 
अमृत तत्व के साथ किसी जन्म-मरण-धर्मा पद्या्थ का कोई संबंध कैसे बत सकता 
है ? अन्धकार और प्रकाश का मेल क्या कभी संभव हूँ ? इसीलिये जब हम 
उसे एक अमृत अस्तित्व के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम नश्वर संसार 
के सभी ज्ञान-विज्ञान, जप-तप, कमं-कौशल, ब्रत-उपवास, योग-संयम, समी 
नियमावलियों एवं विधि-विधानों को पीछे छोड़ देते हैं। इसका कदापि यह भर्थ 
नहीं लेना चाहिये कि सभी व्यर्थ हैं। नहीं। इनका भी साधन-मार्ग में 
प्रयोजन हैं । पर, ईश्वर दर्शन तो स्वयं उसके अनुग्रह से ही होगा । या यों 
कहिये कि 
दिल के आइने में है तस्वीरे यार । 
जब जरा गदंन झुकाई देख ली । 
अब यह जो गदंन नहीं झुक रही है, अहंकार की अकड़ है, उसकी पकड़ 

को ढीली करने के लिये सारे साधन और व्यक्तिगत प्रयास हैं। अन्यथा, वह 
तो सदा सवंदा मिला हुआ जैसा ही है। कोई नये सिरे से उसे पाना नहीं 
है। हमारी तलाश जब अविच्छिन्न रूप से चल रही होती है, तब भी वह वहीं 


[ १६ ] 


मोजूद हे । वह कहीं अन्यत्र गया हुआ नहीं होता। बस, हम में उसकी 
मौजूदगी का सही-सही पता होना ही उसका साक्षात्कार, प्राप्ति या दर्शन है। 
ओर इसके लिये ज॑से कोई पढा-लिखा पूरा पण्डित या निपट-निरक्ष र गंवार, 
आचार-विचा र-निष्ठ सात्विक वाल-नब्रह्मचारी तपस्वी या अज्ञ-अछत, अधघम, 
अकुलीन नीच; परम पराक्रमी धीर, वीर पुरुष अथवा अवला अभागो नारी, 
सभी सुपात्र हैं, सब समान हैं, सव सुयोग्य हैं। परमात्मा का द्वार किसी के 
लिये कभी बन्द नहीं होता, चाहे वह कितने भी पापी, चाण्डाल क्‍यों न हो । 
गीता, अध्याय ६, श्लोक ३२ में मगवान्‌ की उद्ग्नरीव उद्घोषणा है :-- 
माँ हि पाथे व्यपाश्रित्य येडपि स्युः पापयोनय: । 
स्त्रियों वेश्या: तथा छुद्रा: तेडपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 

अर्थात्‌, स्त्री, वेश्य, शुद्र अथवा अन्य पापयोनि-वाला भी कोई क्यों न 
हो, मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त करता है । तब क्या कारण है 
कि वह सब को सहज उपलब्ध नहीं होता ? अवश्य ही उसकी प्राप्ति के लिये एक 
अनिवाये गतं हैं और वह यह है कि हमें उसके प्रति प्रगाढ प्रेम होना चाहिये । 
प्रेम; वही प्रेम जो हमें संसार के प्रति हूँ; पुत्र-कलत्र, धन-घरा एवं पद- 
प्रतिष्ठा के आकषंण में बांध कर मनमाना नाच नचा रहा है, भगवान्‌ के 
प्रति मुड़ जाये, तो फिर कोई कारण नहीं कि भगवान न मिलें । वह तो मिलें 
ही हुए हैं। हम ही इस संबंध में अपराधी हैं कि मिलना नहीं चाहते । जब 
किसी समय मेघ या कुहरा आकाश में छाया रहता हैं, तब भमृवन-भास्कर के 
दश न नहीं होते, तब क्या वह कहीं कननतहित हो जाते हैं ? नहीं । गगन-मण्डल 
में वह तब भी अपनी सम्धूर्ण विभा से देदीप्यामान रहते हैं। कुहरा या मेघ 
की क्षणिक बाधा के कारण वह दिखाई नहीं पड़ते, तो हम उन्हें तिरोहित समझ 
लेते हैं। यदि वे बाधाएं हट जाती हैं, तो फिर वह दिखाई पड़ जाते हैं । 
अत: हमारी समस्त साधना एवं पुरुषा्थ का एक मात्र उ्ंश्य यही हे कि 
आत्मा और परमात्मा के बीच जो बह भिथ्या किन्तु सच प्रतीत होने वाला 
भ्रमजाल का आवरण है, उसे किसी प्रकार दूर कर दिया जाये | बाधा हत्ते 
ही परमात्मा का प्रकाश प्रकट हो जायेगा। संतों की साधना में इसी विन्दु 
पर विशेष बल दिया गया है और उनका समस्त जीवन एकमात्र इसी सत्य 
को उजागर करता है। साधु-सन्त अगर इस पृथ्वी पर विराजमान न होते, 
तो फिर निगुण-निराकार का सही साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त करने का कोई उपाय 
नथा। ये साधु,संत ही हैं, जो परमात्म,तत्व का न केवल बोध कराते हैं; 
बल्कि क्षपने उदाहरण से उसे प्रत्यक्ष प्रमाणित भी करते हैं। ईश्वर की साधु, 


[ ९० ] 


सन्‍्तों पर विशेष अनुकस्पा इसलिये रहती है कि उनके माध्यम से वह जंगेतें 
में अपनी विरल विभूतियों को प्रकट करता है। अन्यथा महिमामय की 
अनन्त महिमा को अपने पावन चरित्र बल से उजागर करने तथा उसके 
अपरिमेय सदगुण-समूहों को लोक-दृष्टि में प्रत्यक्ष करने-कराने का और कौन 
उपयुक्त साधन हो सकता था ? प्रज्ञा-चक्षु को उनन्‍्मीलन करने तथा भगवान्‌ 
की करुणा, कृपा, शान्ति, आनन्द, क्षमा आदि शक्तियों से मानव-समुदाय 
को अवगत कराने के उदेंश्य से ही सन्‍्तों के जीवन-धारण का महत्व है। 
“भारत के महान्‌ साधक” इन्हीं साधु-महात्माओं के परम पुनीत चरित्र को 
महागाथा है और है इसी माध्यम से मगवान्‌ के अनन्त ऐश्वयं तथा सदशुणा- 
वली का गौरवशाली कीत॑न । 
साधारणत:, जन-समाज की सामान्य दृष्टि में साधु-साधक एवं सिद्ध- 
सन्त में कुछ वेसा ही मौलिक अन्तर बताया जाता है, जंसा किसी विद्यालय 
या विश्वविद्यालय के छात्र एवं परीक्षोत्तीर्ण स्नातक या प्राध्यापक में । किन्तु, 
“भारत के महान्‌ साधक” में साधक के साथ ही महान्‌ शब्द का प्रयोग 
निसन्देह यह संकेत दे रहा है कि ये सामान्य कोटि के साधक नहीं हैं, बल्कि 
कहना चाहिये कि ये सभी परमोत्त म ज्ञानी, भक्त और गुरु-कोटि के सिद्ध- 
पुरुष हैं। अवश्य ही इनमें कुछ शंकर, चेतन्य ज॑से महापुरंष जन्मजात 
प्रतिमा ले कर अवतीर्ण हुए थे, तो कुछ साधन-मार्ग का अवलम्बन करते 
हुए क्रमशः: सोपान-दर-सोपान तय कर सिद्धि के उच्चतम शिखर पर आदझूढ़ 
हो सके थे। परन्तु, मा्गं का यह अन्तर चाहे जो भी और जैसा भी रहा 
हो; चोटी चढ़ने पर सब का अनुभव एक जंसा ही होगा | कारण, गन्‍्तब्य 
स्थान तो एक ही है। प्राप्तव्य वस्तु भी अनेक नहीं, एक ही है। अतः, 
प्रस्तुत पुस्तक में सबका आदर-पु्वक स्थान मिलना उचित ही हूँ, युक्तिसंगत 
भी। किन्तु, ग्रथ के प्रथथ खण्ड से ही जिस क्रम से साधकों की पंगत 
विठाई गयी हैं, उसका कोई खास नियम नहीं है। सुविधानुसार जहाँ जो 
उपयुक्त जंचे, वह वहीं प्रतिष्ठापित कर दिये गये। वास्तव में देखा जाये, 
तो यही सर्वमान्य भी है। जो साधक-- सिद्ध-सुजान संसार के सभी माया- 
मोह और जाति, सम्प्रदाय तथा भाषा-गत भेद-भाव का विसजंन कर केवल 
भगवदुभक्ति के मार्ग पर चल पड़े, उनमें कौन पहले और कौन पीछे ? आखिर 
किस आधार पर उनका क्रम लगाया जाये ? जो भी क्रम या अभिक्षम होगा, 
वह सब पाथिव ही तो होगा ? और वे तो समस्त पार्थिव बन्धनों को जलांजलि 
दे कर उस पार पहुंच चूके हैं। अतः, इस खण्ड में जिन चार महापुरुषों कै 


[ १८ ] 


पावन चरित्र समाविष्ट किये गये हैं, उनमें सर्वप्रथम तो हैं महाप्रभु॒ चैतन्य 
देव, जिनका आविर्भाव पन्द्रह वीं शताब्दि में हुआ था। यही प्रात: स्मरणीय 
गोरांग देव के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी कीति-कथा आज सारे विदव 
में उजागर हे । इन्हें कौन नहीं जानता ? श्री कृष्ण-भक्ति तथा “हरे राम 
हरे राम राम राम हरे हरे! षोडाषाक्षर मंत्र के सामुहिक कीतैन का देश- 
व्यापी प्रचार-प्रसार इन्होंने ही किया था। पुस्तक में उनके सुमधुर चरित्र 
का गरुण-गान काफी विस्तार से किया गया हूं, जो प्राय: ग्रथ के अद्ध भाग 
को घेरता हैं। फिर भी उसे कम ही समझना चाहिये। क्‍यों कि महाप्रमु 
पर छोटे बड़े अनेक ग्रथ विभिन्न भाषाओं और विधाओं में प्रकाशित हो चुके 
हैं। प्रथ के शेष अःधे भाग में एक गोस्वामी लोकनाथ हैं, जो महाप्रभु के 
ही समकालीन सखा-वर्ग के थे। महाप्रभु के प्रेम में पगे और ईश्वर-भक्ति 
के रंग में रंगे इनका चरित्र भी अत्यंत उज्ज्वल और प्रेरणा-प्रद है । तीसरे 
चरित्र-नायक में हम पन्द्रहवीं शताब्दि से उतर कर एकाएक आधुनिक काल 
में पहुंच जाते हैं। और पाते हैं श्री रामकृष्ण परमहंस देव के उदारमना 
शिष्य स्वामी अभेदानन्द को, जिन्होंने अपने जीवन के २४ वर्ष संयुक्त राज्य 
अमेरिका में विताये थे। वहीं उन्होंने स्वामी विवेकानन्द द्वारा प्रारम्भ किये 
गये वेदान्त प्रचार के अधूरे कार्य को आगे बढ़ाया और एक सीमा तक 
अमेरिका-वासियों के हृदय में हिन्दू घमं की विशालता एवं भारत-वर्ष की 
महत्ता का सिक्का जमाया। यह भी वहु-आयामी व्यक्तित्व के घनी रहे हैं 
ओर इन्होंने स्वयं अपनी आत्म-कथा लिखी हू तथा धमं एवं दर्शन-संबन्धी 
अनेक उच्च कोटि के ग्रथों की रचना कर देश-विदेश में काफी ख्याति अजित 
की हैं । उपयुक्‍त तीनों महापुरुष गौड देश (बंगाल) की उपज हैं, तो पुस्तक 
में वणित चोथे और अतिम व्यक्तित्व हैं सुदूर दक्षिणावर्त के परम मक्‍त 
यामुनाचायं । इनका पावन अनुकरणीय चरित्र भी तुलसीदल सा पावन और 
गंगाजल-सानिर्मल तथा आत्म-ज्ञान से दीप्त एवं भगवद भक्ति के रस से 
स्निग्ध है। समस्त सदगुणों के भाण्डार तो ये सन्तगण स्वभाव से ही होते हैं । 
इनकी विशिष्टता का वर्णन पृथक रूप से इस सीमित स्थान में करने की 
न तो कोई युक्ति ही हैँ; न किसी प्रकार का प्रयोजन । यह विषय तो अब 
स्वयं पाठकों को पुस्तक पढ़कर अवगत करना चाहिये। भूमिका का उहं श्य 
इतना ही संकेत कर देना मात्र हैँ । 

वैसे अनुवाद प्रांजल, निर्दोष एवं खर-दूषण-रहित है, फिर भी दो-एक 
स्थल ऐसे मिलते हैं, जहाँ पाठक म्रम में पड़ जा सकता है। उदाहरण के लिये 


[ १६ | 


एक ऐसे प्रसंग की और मैं ध्यान श्राकषित करना चाहँगा । स्वामी अभेदानन्द 
के चरित्र-चित्रण में संदर्म यह है कि उनके पिता एक दिन परमहंस रामकृष्ण 
देव के समीप पहुंचकर अनुरोध करते हैं कि “वह आप का प्रिय शिष्य है । 
अत:, आप उसे समझा-वुझाकर घर भेज दीजिये । उसे संनन्‍्यासी मत वनाइये ।” 
इस पर परमहंस देव का उत्तर पुस्तक में यों व्यक्त हुआ है:--तुम्हारे पुत्र 
को मैंने खाने के लिये छोड़ दिया है। अतः अब वह तुम्हारा नहीं है। अब 
वह यहाँ से वापस नहीं होगा । (पृष्ठ १५३) यहाँ “खाने के लिये” छोड़ 
दिया है--इस वाक्य से कौन-सा अथ्थ घ्वनित होता है? यह स्पष्ट नहीं 
है। दूसरा ऐसा ही स्थल गोस्वामी लोकनाथ के कथा-प्रसंग में दृष्टिगोचर 
होता है। (पृष्ठांक १९४ पर) मथुरा के वर्णन में आता है कि “शास्त्र और : 
पुराणों के अनुसार मघु नामक दंत्य ने मधुराई की स्थापना की थी। उन 
दिनों इस अचल में आयंभाव प्रसारित नहीं हुआ था । मधु द॑त्य के अनुज 
दात्रष्तन ने मधुपुरी अथवा मथरा पर अपना अधिकार जमाया। तब से यह 
अचल आर्यों के अधिकार में है।” प्रमाण में लेखक ने वाल्मीकि रामायण 
का उल्लेख किया हूँ । किह्तु, अनुसन्धान से पता चलता है कि वाल्मीकि 
रामायण में यह प्रसंग कुछ अन्य ही प्रकार से वणित हैं । वहाँ उत्तर काण्ड 
में लिखा हैं कि श्री रामचन्द्र के अनुज शत्र घन ने मथुरा पुरी को बसाया था। 
यों इसकी स्थापना तो बहुत पहले देवताओं द्वारा हो चुकी थी। ज॑सा कि 
वाल्मीकि का इलोक है :- 
इयें मधुपुरी रम्या मधुरा देवनिर्मिता। 
निवेश प्राप्नुयाच्छीद्र' एप मेस्तु वर: पर: ।। 
अर्थात, देवगण मधुपुरी के विजया्थ आये रामानुज शात्रधन को 
वरदान मांगने के लिये उत्प्रेरित करते हैं, तो शत्त,ध्न यह वर मांगते हैं-- 
"देवताओ, यह देवनिरमित रमणीय मधुपुरी थद्यीत्र ही मनोहर राजधानी 
के रूप में वस जाये । यही मेरे लिये श्रेष्ठ वर है !” उस समय मधु दैत्य का 
पुत्र लवणासुर वहाँ अधिपति था। शत्र६न ने उसका सह्दार कर मधुपुरी को 
राजधानी का रूप दे कर उस प्रदेश का राज्य किया। कहीं यह भी उल्लेख 
हैं कि मधु दैत्य के अनुज का नाम भी श्र ६न था और रामानुज शत्रुघ्न तो 
सुप्रसिद्ध हैं ही | दंत्य अनुज को यह वर प्राप्त या कि वह अपने ही नामधारी 
व्यक्ति से मारा जायेगा । सो, उसे मारने के लिये शत्र्‌ 5घत आ गये । परन्तु, 
जैसा कि प्रस्तुत पुस्तक में वर्णत आया हैं कि मधु देत्य के अनुज शत्रूघ्त ने 
मथरा पर अधिकार जमा कर आयं-सभ्यता का विस्तार किया, वह किसी 


[२० | 


देत्य-दानव से नहीं, प्रत्युत शत्र धन जैसे आये-वीर से ही संभव प्रतीत होता 
है। जो भी हो, यह अवान्तर विषय है, जिससे मूल ग्रथ का उदृश्य 
प्रभावित नहीं होता । 

अब चलते-चलाते एक बात का और चर्चा मैं करूंगा, जो साधदवों के 
मनोभाव से संवन्ध रखती है। लक्ष्य में एक रूपता होते हुए भी सभी साधक 
के कर्मानुष्ठान, साधन-सम्पत्ति तथा आचार-विचार समान नहीं होते, दो 
भी नहीं सकते । देश, काल, पात्र, परिस्थिति, शिक्षा, संस्कार आदि कई 
ऐसे उपादान कारण होते हैं, जिनसे साधकों में विभिष्नता आ जाती है । सभी 
साधक अपने ही रंग-ढंग के बिल्कुल निराले हो जाते हैं। गीता अध्याय-रे, 
इलोक ३३ में भगवान्‌ स्वयं कहते हैं :-- 

सदृश चेष्टते स्वस्था: प्रक्ृतेज्ञानवानपि । 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह; कि करिष्यति । 

तात्पयं यह है कि सभी प्राणी यहाँ तक कि ज्ञानवान्‌ भी अपने प्रकृति 
के अनुसार ही चेष्टा करते पाये जाते हैं। इसमें किसी का क्‍या वस चल 
सकेगा ? अतः, पाठकों को चाहिए कि पुस्तक के महारस में शराबोर होने के 
पहले सम्पुर्ण पूर्वाग्रहों का परित्याग कर दे । क्‍यों कि, यहाँ साधक-सिद्धों 
का महामेला है। मान लीजिये कि ज॑से कु'म पर्व के अवसर पर त्रिवेणी तट 
पर जुटता है। या शिव की ही वारात समझ लीजिए। कोई गोरांग देव जैसा 
श्री कृष्ण प्रेम में पागल होकर नाच रहा है, तो कोई तैलंग स्वामी--(वर्णन 
ग्रंथ के खण्ड १ में पढ़िये) जेसा अवधृत नंगधड़ंग बाजार के बीच में खड़ा 
हूँ । आप इसमें देखेंगे कि स्वामी विवेकानन्द पेरू मुस्लिम होटल में मुर्गी का 
शोरवा उड़ा रहे हैं (पृष्ठांक १४५) तो स्वामी अभेदानन्द के प्रसंग में पाठक 
पढ़ेंगे कि माँ शारदामणि उन्हें मांस मत्स्यादि खाने के लिये प्रोत्साहित करती 
हैं, जव कि यागनाचाये जैसा एक सात्विक वैष्णव प्राण जाने की स्थिति में 
इस वात को सोच भी नहीं सकता। फिर वामाक्षेपा जेसे शाक्‍्त साधु के 
सुरापान जमे घोर कृत्य की कथा शंकराचायं ज॑से मनीषी के प्रति कल्पना भी 
नहीं की जा सकती । ([ दृष्टव्य-मारत के महान साधक-प्रथम खण्ड । ) इस 
प्रकार हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि जितने साधक हैं, उतनी ही सांधन-श लियाँ 
हैं। इनमें कौन किससे बड़ा और कौन छोटा ? जैसे दीपक में हम ज्योति 
देखते हैं। तो, दीपक तो कुछ भी नहीं है। गौण है । किसी प्रकार-आकार 
का दीपक हो सकता हैं । मिट्टी, पीतल, सोने या चानदी का। आधुनिक बिजली 
के बल्ब का मी । किन्तु, असली वस्तु तो उसमें प्रकाशित होने वाली ज्योति 


[२१ ] 


डे । दीपक में भेद होने पर क्‍या ज्योति में भी कोई भेद होता हैं ? नहीं । 
वह तो एक ज॑सी हूँ । तो जिस प्रकार ज्योति ही असली चीज है, दिया नहीं; 
ठीक उसी प्रकार यह आत्म-ज्योति है, जो कमी देहों में एक रूप और एक 
समान है। इसी को ढ़ ढ़ कर उपलब्ध करना या यों कहिये वही हो जाना 
ही सारी साधना का एकमात्र लक्ष्य हैं। अतः, कौई साधक कैसे रहता हैं ? 
क्या खता-पीता है ? कैसी वेश-भूषा हैं ? आदि गौण वातों पर ध्यान न 
देकर उसके परमोपलब्धि पर ही दृष्टि जमानी चाहिये। कबीर दांस का कथन 
कितना सटीक हूँ :- 
जाति न पुछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान । 
मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान ।। 
म्यान को तलवार की धार से क्‍या लेना देना ? और म्यान रहेया न 
रहे, केवल तलवार से भी काम चल जा सकता हूँ । तो, मुख्य बात, जिस 
पर सभी साधकों का एक समान बल है, वह है अहंभाव का विसजेन, आत्म- 


ज्ञान है और उसके साथ है करुणा की मावना | ज्ञान के साथ करुणा न हो, 
तो फिर हम किसी ज्ञानी अथवा गुरु को इस संसार में नहीं पायेंगे और तब 
ज्ञान-विज्ञान की परम्परा ही लुप्त हो सकती है। अतः, ज्ञान-गुरु-परम्परा 
को कायम रखने एवं मानव-समुदाय को आत्म-हनन से बचाने के लिये ज्ञानियों 
में कहणा की भावना आवश्यक है। सांधतावस्था में जो भावना भक्ति का 
रूप ग्रहण करती है, वही सिद्धावर्यथा भ॑ करुणा में परिवर्तित हो जाती है । 
अन्त में ऐती महान्‌ कृति को प्रकाश में लाने के लिये मैं अनतुवादक 


महोदय को भूरि-भूरि धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने प्रवाहपूर्ण माषा में एवं 
बौधगम्य सरल-सरस शली में रूपान्तर का काये सम्पन्न किया है। फिर इसके 
प्रकाशक महानुभाव को भी बधाई देना अपना कत्तंव्य समझता हूँ, जिन्होंने 
ऐसे भी तिकवादी युग में मी एक ऐसे अलौकिक चरिक्न-प्रधान प्रथ के प्रकाशन 
का संकल्प लिया, जिसके ग्राहक-पाठक सम्ी सीमित संख्या में दुलेम रो दृष्टि- 
गोचर होते हैं। सर्वोपरि साधुवाद के प्रसंग में उन भारत के महान्‌ साधक! 
पं० रापनन्दन मिश्र का नाम कैसे विस्मरण कर दू, जिनकी अक्लान्त प्रेरणा 
है प्रस्तुत पुस्तक भारत के महान्‌ साधक” के चयन, अनुवादन एवं प्रकाशन 
के पीछे अलक्ष्य किन्तु शक्तिशाली श्लोत के रूप में क्रियागील रही है। वही 
इस महती योजना के केन्द्र बिन्दु और प्रतिष्ठित प्राण हैं। उनके द्वारा जो 
मानव का कल्याण मार्ग प्रशस्त हो रहा है, वह एक ऐसे ही “भारत के महान्‌ 
साधक' शीषंक ग्रंथ का अगला खण्ड हो सकता है । 


पटना आारसी प्रसाद सिह 
फरव री-३, १९६८८ 


प्रकाशकोय 


भारत के महान साधक' के: दसम खंड को प्रकाशित करते हुये 
हमें अपार हष॑ हो रहा है । 
भारत के महान साधक के मूल लेखक स्व» श्री प्रमथनाथ भद्दाचा य्य॑ 
लेखक, साघक तथा अन्वेषक तीनों एक साथ थे। इन्होंने लगातार 
१५ वर्षों का बहुमूल्य समय महापुरुषों की जीवनियों के संग्रह में 
लगाया । 
बंगला भाषा में इस ग्रंथ का अपूर्व स्वागत हुआ है। बंगला 
भाषा में इस ग्रंथ के लेखक स्व० श्री प्रमथनाथ भट्टाचाय्य॑ अपने 
उपनाम शंकर नाथ राय के नाम से विख्यात हैं । 
सारे देश के सब क्षेत्रों के महानुभावों से हमें हर तरह की 
सहायता मिली है। उनको सहायता के बिना इसका प्रकाशन कभी 
संभव नहीं होता। उनका नाम गिनाकर दो-चार पंक्तियों में उन्हें 
धन्यवाद देकर हम उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते । इस अवसर पर 
उन महानुभावों के प्रति हम अपनी क्ृतज्ञता व्यक्त करते हैं । 
इस ग्रंथ के अनुवादकों के प्रति भी हम कृतज्ञ हैं । 
हिन्दी के विज्ञ, सत्यान्वेषी एवं धर्मानुरागी पाठकों के समक्ष यह 


ग्रंथ उपस्थित है। इसको महत्ता और उपयोगिता का निर्णय उन्हें 
ही करना है । 


निर्मय राधव भिश्र 


कल 


० 


% कए <० 


विषय-सूर्च) 


महाप्रभु श्रीकृष्ण चेतन्यदेव "*" ५ 
स्वामी अभेदानंद -«- १२९ 
गोस्वामी लोकनाथ श्ष्प्र 


यामुनाचाये २१३ 


महाप्रभ श्रीकृष्ण चैततन्यदंव 


निमाई पंडित गया से चलकर नवद्वीप वापस आ गये हैं। लेकिन अब वे 
पूरे तौर पर बदल गये हैं; पुराना रंग-ढंग विल्कुल ही गायब । इस यात्रा ने 
उन्हें हठात्‌ परिवर्तित कर सवंधा नया मनुष्य बना दिया है। विद्या का वह 
अभिमान, कूट तकोँ का वह अद्भुत विलास, पता नहीं कहाँ चला गया ! उसकी 
जगह पर रह गई है केवल एक अदमत विरह-भावना ! श्रीकृष्ण से अलग हो 
जाने की जो वियोग-वेदना राधा को मथती रही, वही अब उन्हें मथने लग गई 
है। भआात्ति और देनन्‍्य की उस दशा में उन्हें जिसने एकवार भी देख लिया, वह 
रोये विना रह नहीं पाता । विद्या के द्प से तृप्त पांडित्य को, यकायक यह क्‍या 
हो गया ? इसवार जब से वे नदिया आये हैं, तव से, उनका यह नया रंग-ढंग 
देखकर, हर कोई चकित और विगलित है । 

व्यक्ति-सत्ता के इस रुपान्तर की कहानी बड़ी ही विचित्र और अनूठी 
है। गया जाकर पंडितजी ने, सब से पहले तो अपने पितरों के लिए पिण्डदान 
का धामिक अनुष्ठान पूरा कर लिया, तब वे उस विष्णुपद-मंदिर में पंठे, जो 
काली पहाड़ी की बगल में ही खड़ा है। वहाँ मगवान्‌ विष्णु के लोकपावन 
चरण-चिह्नू के दशंन सभी करते हैं, तो वे कैसे नही करते ? मगर निमाई पंडित 
के लिए उस मंदिर सें त्रैठना जितना सहज हुआ, उतना निकलना नहीं। एक 
अपु्व भावावेश ने उन्हें मंदिर में ही जंसे चारों ओर से छोर कर अचेत कर 
दिया । उनकी सजल अधघीरता को कोई सीमा ही नहीं रह गई थी । 

राशि-राशि सुगंधित पुष्पों, हृवन-द्रव्यों और अगुरु-चंदन से आमोदित 
मंदिर के उस गर्भ-गृह की वात ही निराली है। झुण्ड-झुण्ड नर-नारी का बारी- 
बारी से कतार बाँधकर अध्यं अपित करना और फिर उसी प्रकार लोट जाना 
नयनाभिराम दृश्य उपस्थित कर देता है। ऐसी ही उत्सवमय उल्लास- 
बेला में, निमाई पंडित को, दिव्य भावों की उमंग ने अकस्मात्‌ उद्व लित कर 
दिया । उनका अंग-प्रत्यंग भक्ति के परम मधुर भाव के उद्बक से धर-थर काँपने 
लगा । आयत नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो चली । वे सुध-बुध खोकर 
१/१९२ 


मारत के महान साधक ] -: [२ 


एकटक भगवान्‌ विष्णु के चरण-चिह्न को देखते रह गये | उनके कानों में उस 
स्तुति के शब्द गू जते रहे, जिसे ब्राह्मण पुजारियों ने अमी-अभी उच्च स्वर से 
पढ़ा था। वदिक मंत्रों की स्वर लहरी की वह मीठी गू ज निमाई पंडित को 
पुकार-पुकार कर कह रही थी--“यही है परम प्रमू का चरण ! महालक्ष्मी 
इसी चरण की सेवा करती हैं। देवाधिदेव शंकर इसी चरण को अपने 
हृदय में स्थापित कर धन्यता का अनुभव करते हैं। योगीजन के द्वारा. चिर- 
वांछित, नित्य आराधित, इस चरण को पहचान लो | मुक्तिदायिनी गंगा इसी 
चरण से निकली हैं 7 
ओर तब निमाई पंडित मक्ति के एक अबूझ् भानंद की विवशकारिणी 
असीमता का अनुमव कर, रो पड़े । उनके क्रदन-स्वर ने श्रद्धालु दशनार्थियों 
की निगाह अपनी ओर खींच ली । कौन है यह तरुण जिसकी मृगी-सी अधमु दी 
आयत आँखें, किसी भी सौंदय्यं-गविता षोडशी की आँखों को मात कर सकते 
हैं? गोरा-चिट्टा, सुडील, सर्वाज़-सुन्दर पुरुष यह कहाँ से आ गया ? इसका 
यह मक्ति-विद्धल ऋन्‍दन पत्थर को भी पिघला दे सकता है। इसके भवनमोहन 
रूप को, भूल से मी, जो आँखे एक वार भी देख लेंगी, वे किसी अन्य को देखना 
गवारा नहीं कर सकतीं | ऐसे असाधारण, अनिन्ध पुरुष को रोते देखकर, जो 
न रो पड़े, वह इस धरती पर कौन हो सकता हूँ ? उपस्थित दर्शनार्थियों की 
मीड़ इसी प्रकार की चिन्ता से, स्तंभित हो गई । 
मंदिर के गर्भगृह के एक कोने में चुपचाप हाथ जोड़े खड़ हैं, प्रसिद्ध 
संन्यासी ईश्वरपुरी | निमाई पण्डित के समकालीन वैष्णव आचार्यों में 
ईइवरपुरी अग्रगण्य माने जाते हैं। पर इस रामय वे एकटक निमाई पंडित 
को ही देख रहे हैं और आँसू बहा रहे हैं। एक भी शब्द बोल पाना उनके लिए, 
इस समय, संभव नहीं हो पा रहा है। महात्मा माधवेन्द्र पुरो ने, भक्ति के 
प्रमधम को उत्तर भारत में प्रतिप्ठित कर देने के बाद, अपने इसी अन्तरंग 
शिष्य ईइवरपुरी पर ही, उसके प्रचार-प्रसार का दायित्व सौंप दिया है । 
भारत के तीर्थों की यात्रा के क्रम सें, पूरे देश की परिक्रमा कर, इस समय, वे 
ही ईइवरपुरी गया के उक्त विष्णु-पद-मदिर के उसी गर्भ-गह 
उपस्थित हैं । ह 
क्या यह रूपवान्‌ तेजस्वी तरुण, ईश्वरपुरी से पृव॑-परिचित हैं? तो क्‍या 
वे बहुत दिनों से एक-दूसरे की ही खोज में थे ? ईश्वरपुरी की स्निग्ध साका 
से तो ऐसा ही जान पड़ता है। अन्यथा, विष्णु-पद को ए 
उनकी आँखें, अब, उसी तरह, निमाई पंडित पर क्यों 5 
यों ईश्वरपुरी का नवद्वीप आना-जाना तो लगा 


न -->क पे ०. ... 
*.ै, सयागव्श 


क्षरृष्टि 
केक देखती रहनेवाली 
हर जातीं ? 

ही रहता हूँ । वहीं तरुण 


३] [ श्री कृष्ण चेतन्यदेव 


अध्यापक निमाई पंडित से, कई वार उनकी वातें भी हो चुकी हैं। 
उन्हें अच्छी तरह मालूम हैँ कि केवल व्यापक और गंभीर स्वाध्याय 
के ही कारण नहीं, अदमृत, भनुपम और उज्ज्वल प्रतिमा के भी कारण, 
निमाई पंडित, विद्या-वुद्धि और सुझ-समझ के क्षेत्र में, पुरे भारत की 
पंडित-मण्डली के द्वारा माने-जाने जा चुके हैं। इतनी छोटी उम्र में नवद्वीप ने 

ह सम्मान किसी दूसरे को, इसके पहले, प्रदान नहीं किया था। वे ही 
निमाई पंडित गया के इस विष्णु-पद मंदिर में आकर क्या-से-क्या हो 
गये ? प्रभु की अहतुकी कृपा की लीला सचमुच जानी नहीं जा सकती । कुछ 
इसी प्रकार की वातें याद आ जाने पर ही, ईइवरपुरीजी, अकस्मात्‌ निमाई 
पंडित को संभाल लेने के लिए, भागे बड़े | 

निमाई फाण्डत ने, देखते ही, ईश्वरपुरी को पहचान लिया। उन्होंने 

सोचा---वड़े भाग्य से, इस समय, इनका आगमन हुआ हैँ । वैष्णव महापुरुष के 
दर्शन को विष्णु-पद-दर्शन के अलौकिक पुण्य को ही प्रसाद मानना चाहिए 
उन्होंने परम दैन्य-माव से, चरण-स्पर्श-पूवंक, ईश्वरपुरी को प्रणाम निवेदित 
किया और वोछे--“जान पड़ता है कि मुझे आत्त जानकर प्रभु ने ही इस अनुरूप 
मुहत्त में, आपको यहाँ ला दिया है | विप्ण-पद के साथ-साथ परम मागवत 
वष्णव आचाय का दर्शन हो जाना, निरा संयोग नहीं हो सकता । मेरी प्राथंना 
हैँ कि क्पा-पुवंक मुझे इसी क्षण, इसी पुण्य-स्थान पर, मंत्र प्रदानकर, चरणों में 
आश्रय दिया जाय । मैं अपने आपको आपके चरणों में अपित करता हूँ । संसार- 
सागर से मुझे उबार कर, प्रभु के पाद-पद्मों तक कृपया पहुंचा दें ।” 


ईश्वरथुरी ने स्निग्प्र कण्ठ से कहा--“आयुष्मन्‌ निमाई, तुम्हारे पाण्डित्य 
और प्रतिभा की प्रखरता देखकर मैं नवद्वीप में अतेक वार पुलकित हो चुका 
था। अब देखता हू कि तुम्हारे हृदय में प्रभू के प्रति भक्ति का रस-स्रोत भी 
उद्गत होता जा रहा है । कृपामय श्रीकृष्ण तुम्हारे अभीष्ट की पुत्ति करना 
चाहते हैं, ऐसा अब स्पष्ट भासित हो रहा हैँ, मुझे ।” 

ईश्वरपुरी ने शुभ-मुहत्त निश्चित, कर निमाई पण्डित को नाम-मंत्र की 
दीक्षा दी और शक्ति-संचार-पु्वंक उन्हें साधन-मजन के गूढ़ पथ का निर्देश दे 
दिया | इस प्रकार परम भागवत श्री माधवेन्द्र पुरी के अपुर्व ऐश्वयं का भक्ति- 
बीज, उनके अन्तरंग शिष्य श्री ईश्वरपुरी के द्वारा, उसकाल के सर्वोत्तम आधार- 
पात्र में स्थापित कर दिया गया । उसी भक्ति-बीज के पल्लवित, पुष्पित ओर 
फलित माधुयं-वितान के आमोद को मारत की जनता ने आगे चलकर श्री चेतन्य 
या गौरांग महाप्रमु के नाम से जाता-पहुचाना। श्रेम-मय भमक्तिधर्म का जो 


भारत के महान साधक | [ है 


लीला-रस जयदेव के गीत-गोविन्द और चण्डीदास-विद्यापति की वष्णव-पदावली 
के व्याज से उत्तर भारत के पूर्वाउ्चल को प्राप्त हुआ था, चेतन्य महाग्रभु को 
सहस्र-दल कमल वनाकर उसने दिग्व्यापिनी साथंकता प्राप्त कर ली । 
खिस्ताव्द की पन्द्रहवीं शताब्दी के उस युग में बिहार और बंगाल के दो 
अलग-अलग सांस्कृतिक क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं हो पाये थे। काशी, मिथिला और 
नवद्वीप को संस्कृत शिक्षा-पीठ के रूप में, उस समय, लगभग एक ज॑सी ही 
प्रतिष्ठा प्राप्त थी । उसके पहले मी मिथिला और नवद्वीप क बीच सारस्वत 
आदान-प्रदान की परिपाटी बाधी सहस्राब्दी से कम पुरानी न थी। इस अन्त- 
रंगता क बावजूद भारत के सावंदेशिक सारस्वत केंद्र काशी से उनका संबंध 
अव्याहृत था। पर इन विद्याकेंद्रों के विद्वानों, संन्यासियों, सन्‍तों और कवियों 
को वंष्णव भक्तिधारा के माध्यम से भारतव्यापी आदान-प्रदान का अवसर प्राप्त 
हुआ था पुरी के जगप्नाथ-मंदिर को केंद्र वनाकर, जो उत्कल के नीलाचल क्षेत्र 
या पुरुषोत्त म-क्षेत्र के नाम से विख्यात भुभाग सें अवस्थित है। वहाँ संपूर्ण दक्षिण 
भारत के तीथंयात्रीगण के साथ-साथ असम, नेपाल और मध्यदेश के तीथयात्री- 
गण भी प्रतिवर्ष रथ-यात्रा के अवसर पर एकत्र हुआ करते थे । भारत वर्ष के 
प्रत्येक आध्यात्मिक महापुरुष कमी-त-कभी पुरी के जगन्नाथ-मंदिर में उपस्थित 
होना, अपना कत्तंव्य मानते थे --इस धारणा को विवादास्पद नहीं कहा जा 
सकता | कुछ जानकारों का तो कहना है कि ईसाई धर्म के प्रवत्तंक महापुरुष 
यीशु खिस्त भी अपने जीवन के उत्तरकाल में वहाँ आये थे और बौद्ध साधुओं ने 
भी उसे सिद्धपीठ के रूप में स्वीकृत किया था। मिथिला और बंगाल के वैष्णवों 
का तो वह प्रधांन तीथ था ही । चेतन्य महाप्रभ के प्रधान लीलाक्षेत्र के रूप में 
पुरी के जगन्नाथ-मंदिर की प्रसिद्धि की पृष्ठभूमि के रूप में उक्त परंपरा का 
योगदान मी निश्चय ही महत्त्वपूर्ण रहा होगा। 
कहते हैं कि चंतन्य देव के पूवंज उसी परंपरा के कारण मिथिला से आकर नवद्वी प 
में बसे थे। नवद्वीप और मिथिला के पंडितों के आश्रयदाता के रूप में वल्लाल 
सेन की उदारता और विद्याप्रेम की दन्‍्तकथाएँ बंगाल की ही तरह, मिथिलांचल में 
भी प्रसिद्ध हैं। वललाल सैन को राजधानी यद्यपि वंगाल में थी, तथापि मिथिला, 
अंग और मगध में मी उनके राजकीय अधिष्ठान थे, जहाँ उनका आना-जाना लगा 
रहता था। उत्तर विहार के मधुबनी जिले के फुलपरास अंचल में उनके एक 
ऐसे ही राजकीय अधिष्ठान का भग्तावशेष इस समय वलराज गढ़ के नाम से 
विख्यात है । भग्नावज्ञेप के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि अपने राजकीय 
आवास के अहाते में ही उस विद्याप्रेमी नरेश ने छात्रों और उपाध्यायों को 


२] [ श्री कृष्ण चंतन्यदेव 


अध्ययन-अध्यापन और निवास की सुविधा दे रखी थी । अन्तेवासियों के छोटे- 
छोटे क्क्षों की पंक्तियों के बीच षट्कोणाकार कुएं का जो अवशेष वहाँ 
भाप्त हुआ है, नालंदा के खण्डहर में प्राप्त वंस्ते ही कुएँ और अस्तेवाक्षी-कक्षों के 
अवस्थान से, इसी लिए, उसकी तुलना सुगमता-पुबंक की जा सकती हैं । कहते 
हैं कि चंतन्यदेव के पितृकुल और इवसुरकुल के पृवव-पुरुषणण भी इसी अंचल के 
आस-पास के किसी गाँव में निवास करते थे जो राजाश्रय पाकर नवद्वीप में जा 
बसे थे। मिथिला की पंजी-प्रथा के अभिलेख इस धारणा की पुष्टि कर चूके हैं । 


खिस्ताब्द १४८६ ई० का आरंभिक काल | फाल्गुनी पुणिमा की उत्सव- 
भयी संध्या आकाश से धीरे-धीरे उतर रही है। उसकी श्याम आभा पर अस्तं- 
गाभी सूं की मीठी, लाल-लाल धूप, कु कुम-गुलाल की वर्षा करती हुई द्रत 
गति से भागी जा रही है । नवद्वीप के आकाश और गंगा की धारा के वीच की 
दूरी को, उदय-कालीन चंद्रमा के उज्ज्वल हास ने आप्लावित कर रखा हूं । गंगा 
के तट से होकर नर-नारियों के झूड आ-जा रहे हैं। आज चंद्र-ग्रहण का योग 
हैं । अत: गंगा स्तान करनेवालों का ताता देर तक लगा ही रहेगा। हरि- 
स्मरण और संध्यावन्दन में रत श्रद्धालुओं के कण्ठ-स्वर ने नीड़-गामी पक्षियों के 
कोलाहल को दबा दिया हैँ । 

ऐसे ही समय में मायापुर-पल्ली के श्रीहट्ट टोले में नारी-कंठों के मंगल- 
स्वर ने किसी पुत्र-संतान के जन्म की सूचना दी। उलू-छ्वनि और शंखनाद का 
उत्सवमय समारोह यही बता रहा हूँ । 

पंडित जगन्नांथ मिश्र को नदद्वीप में कौन नहीं जानता ? उन्हीं की 
सुलक्षणा धरमंपत्नी ने पुत्र-रत्न को जन्म दिया हैं । यह समाचार जानकर सब 
को प्रसन्नता हुई। 

जगन्नाथ मिश्रकी पत्नी शची देवी की सहेलियों के आनंद की सीमा नहीं । 
नीलाम्बर चत्रवरत्ती शची देवी के पिता हैं। ज्योतिविद्या में उनकी असाधारण 
निपुणता ने उन्हें नवद्वीप की पंडित-मण्डली में विश्रुत कर रखा है। दोहित्र के 
जन्म का समाचार पाकर पोधी-पत्रे के साथ वे भी आ गये। जन्मकाल की 
गणना करने के बाद उन्होंने शिशु के होनहारपन को विज्ञापित कं हुए 
कहा -“जातक की कुण्डली देखकर तो मैं दंग रह गया ।केवल विद्या-बुद्धि की 
दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक उयलब्ध्रि और घाभिक महत्त्व की दृष्टि से भी इसका 
महिमावान्‌ होना निश्चित है। लोग इसे देवता मानकर पूजेंगे।' 

जगन्नाथ मिश्र के उस नवजात पुत्र का रंग-रूप भी बनूठा ही था । जिसने 


भारत के महान साधक ] [६ 


भी देखा, देखता ही रह गया। वह जिस पूर्णिमा को धरती पर उतरा, उसी 
पणिमा की कान्ति ने मानो, उसके रूप में शरोर धारण कर लिया था। 
बिलकुल चाँद-ज॑सा ही मुखड़ा ! कुन्दन-जैसा शरीर का वर्ण ! बड़ी-बड़ी आँखें 
फान तक फैली हुई ! भर्वे भी वैसी ही निराली। उसके भ्ूवन-मोहन रूप को 
देखकर आँखें जुड़ा जाती हैं। नदिया का वह चाँद बचपन से ही परिपूर्ण 
उज्ज्वलता की प्रतिमा था । 

कालान्तर यें नवद्वीप के नर-नारियों ने इसी नयन-मोहन शिशु को 
गौरंग-चाँद” कहकर पुकारा और नीलाचल के सागर तट के वंष्णव तीथे- 
यात्रियों ने उसे ही श्रीकृष्ण चैतन्य के रूप में अभिज्ञापित किया । विश्व-हृदय के 
भक्ति-रस-सागर में ज्वार उठानेवाले प्‌र्णचंद्र को ऐसे अनेक नामों से पुकारा 
जाना स्वामाविक ही था। 

मधुर रूप के उस आनन्दघन उल्लास के चारों ओर मधुर प्रेम, मधुर 
करुणा और मधुर सत्य की जो इन्द्रधनुषी ज्योतिलीला उद्मासित होती रही, 
उसका वर्णन संमव न था | प्रम्‌ की कृपा और युग-युग-संचित लोक-पुण्य के 
फल के रूप में मारतवर्ष ने विश्व की मानव-जाति को चेतन्य के नाम से एक 
ऐसी अनृठी धरोहर दी, जिसकी तुलना, इतिहास के किसी दूसरे महापुरुष के 
साथ, अब तक भी संभव नहीं हो पायी है । 


जगन्नाथ मिश्र के पिता का घर था श्रीहट्ट के ढाकादक्षिण ग्राम में । वहीं 
से वे विद्या-अजंन के निमित्त पं० नीलःम्बर चक्रवर्ती के चटसार में आये ये । 
चक्रवर्ती महाशय की कन्या शची के रूप और गुण के अनुरूप वर खोजने की 


समस्‍या पिता-माता के लिए कम कठिन न थी। अतः: जगन्नाथ मिश्र जंमे 


सत्कुलजात रूप-गुण-संपन्न कृतविद्य शिष्य को जामाता के रूप में प्राप्त कर लेना 
उन्हें हृदय से पसंद था। विवाह के पश्चात जगप्नाथमिश्र ससुराल में ही 
वस गये थे । 

पंडित जगन्नाथ सिश्र के प्रथम पुत्न का नाम था विश्वरुप । इसके वाद जो 
मी संतान पंदा हुई, उनका निधन शैशव-काल में ही होता रहा । इस नये शिशु 
फा नाम, इसीलिए, 'निमाई” रखा गया। जन्म-कुण्डली की गणना के हिसाव 
से एक दूसरा नाम--“विश्वंभर'-- पसंद किया गया था। पर वह नाम अश्िख 
में ही पड़ा रहा । लोक प्रचलित नाम 'निमाई! की भाँति, उस नाम की प्रश्चिद्ध 
नहीं हो सकी । 

निमाई की निश्छल, सौम्य, लोकमोहन हँसी का प्रकाश[केवल पं० जगग्राथ 
मिश्र के घर-आंगन का खानगी सौभ[ग्य न था, उस गाँव के प्रत्येक परिवार ने 


इस प्रकाश को स्वकीय धरोहर मानकर जुगाया-जगाया था । फिर जव अक्षरारंभ 


७] [ श्री कृष्ण चैतन्यदेव 


के पश्चात्‌ वालक निमाई अपनी अद्भुत प्रतिभा और श्रतवरी मेधा का परिचय 
देने लगे, तो मिश्र-परिवार के उस गौरव-बोध में भी पूरे गाँव ने अपनी 
भागीदारी कायम रखी। 

उस समय निमाई की उम्र सात साल की ही रही होगी, जिस समय मिश्र- 
परिवार पर एक आकस्मिक ऑफत आ गई । विश्वरूप ने भी उसी वर्ष सोलहवाँ 
पार किया था। उनका उपनयन हो चुका था। वस्तुतः उपनयन के बाद से ही 
विश्वरूप के विचार-व्यवहार में तीन वेराग्य के लक्षण प्रकट होने लग गये थे । 
एक दिन वे अपने माता-पिता से गृह-त्याग करने की अनुमति माँगने आये, तो 
जगन्नाथ मिश्र और शी देवी के सिर पर, एकवारगी विपत्ति का पहाड़ टूट 
पड़ा। फिर पिता-माता की आज्ञा माँगकर विश्वरूप उसी दिन जब घर से 
निकले, तो फिर कभी लौटकर नहीं आंये । बाद में पता चला कि उन्होंने संन्यास 
की दीक्षा ले ली है। नये आश्रम में संन्‍्यासी विश्वरूप का नाम पड़ा-- 
'शंकरारण्य पुरी” ! 

इसके तीन वर्ष बाद परिवार पर एक दूसरी मयंकर विपत्ति फिर आ गई। 
पं० जगन्नाथ मिश्र को एक सांघातिक रोग ने धर दबाया और अन्ततः उसी रोग 
के चपेटे में पड़-पड़े उनका देहान्त हो गया । उस समय निमाई का ग्यारहवाँ 
वर्ष चल रहा था। उनकी एकमात्र आश्रय-दात्री जननी शची देवी के दु:ख की 
सीमा नहीं थी। फिर मी निमाई की पढ़ाई-लिखाई को उन्होंने बाधित नही 
होने दिया । 

पं० गंगा दास की चतुष्पाठी में निमाई की पढ़ाई-लिखाई पुवंवत्‌ चलती 
रही । उनकी प्रतिभा और बुद्धि से उसके सहपाठीगण ही नहीं, भ्रध्यापक महाशय 
मी चकित थे। मगर उनके उत्पातों, उपद्रवों और नटखटपन की भी कोई सीमा 
नहीं थी । पाठशाला हो या गंगातट, अथवा घाट-बाट का कोई मनपसंद अड्डा, 
निमाई का एक-न-एक ऊधम, वहाँ नित्य घटित होता रहता । किसी श्रद्धालु 
की फुलडाली के सारे फल गायब कर, आँख की मठक में छु-मंतर हो जाना; 
गंगा स्नान से लौटते पुजार्थी के सूखे वस्त्र को जल के छींटों से गीला करने के 
वाद अदृश्य हो जाना, और खेत-वाग में लगाये गये बिरबों को उखाड़ कर चम्पत 
हो जाना तो निमाई के बायें हाथ का खेल था । ऊधमी बेटे की हरकतों के 
खिलाफ शिकायतों का ताता लगा ही रहता । मगर पड़ोसी-पड़ोसिनों की मिन्नत 
करके शची देवी, किसी तरह वातावरण को शानन्‍्त रखने की चेष्टा करतीं । 
निमाई भी, हर ऊधम के बाद, तब तक गायब रहते, जब तक कि अभियोगी पक्ष 
शची देवी को उलाहना देकर वापस न लौट गया हो, और काय॑ं-व्यस्तता क 


मारत के महांन साधक ] [ ८ 
कारण शची देवी पुत्र के अपराध को मूल न गई हों । 
चतुष्पाठी की पढ़ाई समाप्त होते-होते मिमाई को 'निमाई पंडित' के नाम 
से जानना-पहचानना शुरु हो चुका था । उस समय उनकी उम्र १८ वें वर्ष में 
प्रवेश कर रही थी भौर बचपन का ऊधमी स्वभाव अपनी चंचलता के साथ 
अन्तर्घान हो चुका था । किशो र-अवस्था के आरम्भ के साथ उनकी कृतविद्यता 
की धाक अड़ोस-पड़ोस में जमती जा रही थी । उनके कूट-तके का कौशल अमोघ 
था। शास्त्रार्थ के दन्द्-युद्ध में उनको अपराजेयता प्रमाणित हो चुकी थी। बात- 
की-बात में वे कठिन-सै-कठिन ग्रुत्थियों को उधेड़ कर रख देते । वाक्पटुता, 
तत्त्व-ग्राहिता, उपस्थित-मतित्व और अमोघ स्मरण-शक्ति के कारण वे नवद्वीप के 
तरुण पंडितों में अग्रगण्य मान लिये गये और इस यश के कारण उनके दुधं॑ष॑ 
पाण्डित्य को एक उदात्त गवं-बोधघ ने आक्रामक, प्रचण्ड और उदग्र बन जाने की 
सुविधा दे दी थी । 
निमाई के पाण्डित्य का आतंक केवल नयी पीढ़ी के तरुण पंडितों को ही 
नहीं, पुरानी पीढ़ी के बयोवद्ध विद्वानों को भी विस्मित, विमृढ और निरूपाय 
करने लगा है। तक॑-कौशल और उपस्थापन-चातुय॑ं के सहारे निमाई पंडित किसी 
भी प्रतिपक्षी को घपले में डालकर उसकी बोलती बन्द कर सकते हैं। कूट- 
प्रश्नों के जरिये किसी को भी चक्कर में डाल देना उनके वायें हाथ का खेल है। 
उनके सामने आ जाने पर किसी की भी मिट्टी पलीद हो सकती है। इसीलिए 
जिस राह से वे आते दिखाई पड़ जाते हैं, नवद्वीप के पण्डितगण उस पथ को 
छोड़कर दूसरी पंगडंडी पकड़ लेते हैं । 
चतुप्पाठी का छात्र-जीवन व्यतीत करने के बाद निमाई पंडित ने अध्यापक 
की जीविका ही चुनी । नवद्वीप के शहरी हिस्प्ते में मुकुन्द संजय नामक एक 
संपन्न सज्जन रहते थे | उनके द्वारा स्थापित चण्डीमण्डप का अहाता सुरम्य 
और विद्यञाल था। निमाई पंडित ने अध्यापन का कायं आरंभ करने के लिए, 
उसे ही, अपने नये टोल” के रूप में चुना। उनको विद्धत्ता पहले से ही विश्वुत 
थी । अत: दूर-दूर से आनेवाले ज्ञान-पिपासु छात्रों को भी निमाई पडित के 
टोल” में ही प्रवेश पाने की ललक होने लगी ओर देखते-देखते वह टोल प्रसिद्ध 


ही उठा । 

निमाई पंडित को विधवा माता शची देवी यशस्वी पुत्र की प्रसिद्धि और 
प्रतिष्ठा से आह्वादित और तुष्ट थीं। अब उन्हें चिन्ता थी, तो केवल एक बात 
की । निमाई के लिए अनुरूप वध की खोज कर, वे गृह-भार से मुक्ते हो जाना 
चाहती थीं। वल्लभ भाचाय॑ की सुलक्षणा कन्या लक्ष्मी देवी पर उनकी दृष्टि 


६ ] [ श्रीकृष्ण चेतन्यदेव 
उसी क्रम में पड़ी । वललभ आचाये भी निमाई पंडित को जामाता के रूप में 
पसंद कर चुके थे | शुभ लग्न मे विवाह-विधि संपन्न हुई और शची देवो की 
पुत्रवधूु बनकर लक्ष्मी देवी निमाई पंडित के घर आ गई । 


अध्यापन का काये निमाई पंडित ने अमी-अभी शुरू किया है। मगर इससे 
कया होता है ? उनके व्यक्तित्व, कृतविद्यता और क्षमता को असाघारणता का 
लोहा तो सब मानते हैं। बीच-बीच में उनकी प्रतिभा के अलौकिक प्रकाश को 
छटा भी प्रकट होती ही रहती है | पंडित-मंडली में प्रचलित किबदन्तियों ने 
उन्हें अपने नायकों की सूची में दाखिल कर लिया है। यह सौभाग्य नवद्वीप में 
किसी बिरले को ही प्राप्त होता होगा । इसी समय एक नवीन प्रसंग उपस्थित 
हो गया । 

कद्मी र-अंचल के एक प्रौढ पंडित हैं, आचाये केशव । अपनी शिष्य- 
मण्डली के साथ, संपूर्ण मारतवर्ष में, वे पय्येंटन करने निकले हैं । उनके पाण्डित्य 


की धाक पूरे देश में स्थापित हो चुकी है। उनसे तके-युद्ध करने का साहस 
जिसने भी दिखाया, उसे मुहकी खानी ही पड़ी । और वे ही आचाय॑ केशव, 
संयोगवश, नवद्वीप आ पहुँचे हैं। इसलिए नवद्वीप की पण्डित-मण्डली को इस 
समाचार ने यदि आतंकित कर दिया है, तो आइचयें नहीं । आचाय केशव केवल 
शास्त्रज्ता ओर वाक्‌ कौशल के क्षेत्र में ही बेजोड़ नहीं हैं, वे संस्कृत के यशस्वी 
कवि और साहित्यकार भी हैं। उतके आमने-सामने होना, अपार साहस के 


विना, किसी के लिए, क्‍या संभव है ? नवद्वीप की पण्डित-मंडली के सामने यह 
प्रश्न वार-वार खड़ा हो जाता है। 


मगर निमाई पण्डित गंगा के तट पर निश्चित बढ शास्त्र-चर्चा में निमग्त 
हैं। छात्रों के दल उन्हें चारों ओर से घेर कर बंठ हैं । तभी कश्मीर-केसरी आचाय॑ 
केशव की पालकी उसी पथ से आत्ती दिखाई पड़ी । आचाये केशव की दृष्टि 
तरुण अध्यापक निगाई पंडित पर पड़े, यह स्वाभाविक ही था। उन्होंने अपनी 
पालकी रुकवोी दी और निमाई पंडित के पास आकर उन्हें अपना परिचय दिया । 

मारत-विश्वुत वयोवुद्ध विद्वान्‌ को हठात्‌ सामने पाकर निमाई का चकित 
भोर प्रसन्न होना अप्रत्याशित नहीं था । अनुरूप आदर और सत्कार के शिष्टा- 
चार का पालन निमाई पंण्डित ने नम्रतापुवंक किया । थोड़ी देर तक परिच- 


योत्तर संलाप होता रहा । उसी क्रम में निमाई पंडित ने कहा--“क्लाचायंवर, 
२(१० 


भारत के महान साधक ] [ १० 


आपकी काव्य-प्रतिभा की प्रशंसा सुनकर मैं अतीव उत्कंठित हू । हमारी भँखों 
के सामने हैं मुक्तिदायिनी भागीरथो और आप | क्‍यों न मगवती भागीरथी की 
आराधना में रची गई आपकी काव्य-पंक्तियों को सुनकर हम इस समय पाप- 
ताप से मुक्त हो जाने का सूख, लगे हाथों, प्राप्त कर लें?” 
अनुरोध होने मर की देर थी। आशु-कवि आचाये केशव की सद्य:-स्फ्त्तं 
का व्य-मन्दाकिनी, गंगा की अविरल अजस््र धारा की ही तरह, बह चली | क्षण 
भर का भी विराव नहीं । गंगा की स्तुति में रची गई उन पंक्तियों को सुनने- 
वाले, ऑइचय और उल्लास से अवाक्‌ हो गये । स्तोत्न जितना दीघे था, उतना 
ही मघुर और सरस ! 
उस काव्य-पाठ के बाद आचाय॑े केशव ने अपनी ध्यान-मुद्रित आँखें खोलीं 
और निमाई पंडित की ओर साकांक्ष दृष्टि से देखा । मानो शिखर-चारी गरूड़ 
ने मानसरोवर में तरनेवाले हंस-शावक के डंनों का पय्यंवेक्षण करना चाहा हो । 
आचाय॑ केशव के मनोभाव को ताड़ने में निमाई पंडित को कोई कठिनाई 
नहीं हुईं । उनकी एक-एक पंक्ति को वे अब इस प्रकार दुहराने लगे, ज॑से किसी 
पढ़ी-पढ़ाई पुस्तक की कंठस्थ पंक्तियों की सस्वर भावृत्ति कर रहे हों । इस 
आवृत्ति के क्रम में ही एक-एक पंक्ति का सार-गर्म सिहावलोकन भी होता रहा। 
शब्द, अर्थ, रीति, गुण, छन्‍्द, अलंकार आदि की दृष्टि से उनकी खूबियों और 
खामियों की समीक्षा करने में एक पहर से अधिक समय व्यतीत हो गया । कितु 
निमाई पण्डित की आलोचना का अन्त नहीं । शास्त्र की मर्य्यादा का उल्लंघन 
कर ठकुरसुहाती करना, निमाई पंडित की नम्नता किवा शिष्टाचार की रीति 
नहीं । अत: यह तो स्पष्ट हो ही गया कि स्तोत्र के नाम पर जो कर्ण-मधुर 
नादावली कश्मीरी महाकवि के द्वारा नवद्वीप की गंगा को अपित की गई थी, 
उसके गुणों की ही गणना संमव थी, दोषों की नहीं | वे तो अनगिनत थे | कम- 
से-कम पाणिनि और पतजञ्जलि की तो यही अभिमति हो सकती थी । कद्मीर- 
वासी होने के बावजूद, आनंद वधंन, अभिनवगुप्त और मम्मट क्रो भी अलग 
राय देने में कठिनाई ही होती | निमाई पंडित को आचाय॑े केशव के गंगा-स्तव 
की एक-एक पंक्ति को दुंहराने की आवश्यकता, इसी निष्कष॑ पर पहुंचने के 
क्रम में हुई थी ! 
श्रुतिमधुर, सरल और स्वच्छ देववाणी की अपनी अजस्र वागधारा को 
जब निमाई पंडित ने विश्राम दिया, तो उपस्थित पंडित-मण्डली, देरतक, 
साधु-साधु” करती ही रह गई । 
आचाय॑ केशव थोड़ी देर तक विस्मित-विमूढ़ बने मौन बैठे रहे । किन्तु 


११ ] [ श्रीकृष्ण चैतन्यदेव 


चुप रहना उनके पक्ष में न था। अतः उन्होंने अपने पक्ष के प्रतिपादन के लिए, 
निमाई पंडित की युक्तियों का खण्डन करना चाहा । किन्तु आचाय॑ केशव के 
द्वारा उपस्थापित एक भी युक्ति, निमाई पंडित के सामने, मुह॒त्तं मर के लिए 
भी, ठहर नहीं पाई । 

आचाय॑ केशव को निरुपाय देखकर निमाई पंडित ने आदरपुवंक कहा : 
“महाशय, आज इस चर्चा को यहीं स्थगित कर दिया जाय । हम फिः कभी 
मिल लगे । आज काफी विलम्ब हो गया है और आप थक भी गये हैं। फिर, 
यह भी तो है कि आपकी पालकी किसी अन्य स्थान के लिए विदा हुई थी। 
भेरे कारण उसमें भी वाधा पड़ गई । हमारा परस्पर परिचय हो गया है और 
आप अभी नवद्वीप में आये ही हैं। अत: आपसे वार-वार मिलते रहने वा 
सोभाग्य तो पं प्राप्त कर ही लूगा।” 

कश्मीर के मारत-दिग्विजयी पंडित आचाये केशव, निमाई पडित का 
अनुरोध मानकर अपनी पालकी में जा वैठे, तो उपस्थित पंडित-मंडली ने उनकी 
सम्मिलित अम्यर्थना की । 

मगर इसके बाद नवद्वीप में उनसे वार-वार मिलते रहने की अपनी आशा, 
निमाई पंडित किसी भी तरह, पूरी नहीं कर पाये । दूसरे दिन मध्याह्ल काल 
से पहले ही, आचाय॑ केशव, नवद्वीप छोड़कर, कश्मीर लौट गये थे। फिर उस 
दिग्‌ू-विजयी आचाये का किसी को पता ही न चला ! 

लेकिन नवद्वीप से जाने के पहले, वे निमाई पण्डित से एकान्त में मिलने, 
अकेले ही, आ गये थे । दोनों में क्या बातें हुई, इसका पता किसी तीसरे को 
चल जाय, ऐसा कोई उपाय न था। ऐसी स्थिति में अनुमान को एक मात्र 
प्रमाण मानकर श्राप्त वाक्‍यों फा सहारा लेना ही पड़ता है। अद्भुत किबदन्तियों 
का उद्भव और विकास, ऐसी ही स्थिति में संभव होता है। आचारये केशव 
और निमाई पण्डित के उस एकान्त-संलाप के संबंध में मी ऐसा ही हुआ । 

नवद्वीप की गंगा के किनारे, अलग-अलग चटसारों के छात्र-पण्डितों की 
टोलियाँ जब सायं-कालीन मिलन-स्थली पर एकत्र हुई| तो तवतक, आचारय॑ केशव 
ओर निरमाई' पण्डित के उस एकान्त-पंलाप का वृतान्त संपादित हो चुका था। 

उसके अनुसार, आचाये केशव ने निमाई पण्डित को अपने एक स्वप्न की 
कथा सुनाई थी। स्वप्न में उन्हें विद्या की देवी सरस्वती ने प्रकट होकर कहा 
था कि निमाई पण्डित तो लोकोत्तर सत्ता को प्रकाश हैं । पाण्डित्य को गवविश 
में आकर उनकी प्रति आचाय॑ कोशव ने अपराध किया था। वैसी स्थिति में 
क्षमा-याचना-पुवंक नवद्वीप का त्याग ही निष्कृति का एक मात्र उपाय है । 


भारत के महान साधक |] [ १२ 


निमाई पण्डित जब कभी अपने अमोघ पाण्डित्य के वल पर विजय-लाम 
करते, तो गंगा-तट की उस किवदन्ती-समा को एक-न-एक अद्भुत वृत्तान्त की 
सृष्टि करने का अवसर अवश्य प्राप्त हो जाता । कहना न होगा कि नवद्ववीप के 
उस पण्डित-पञ्चानन के यश को भारत-व्यापी प्रसार प्रदान करने में, ऐसी 
किवदन्तियों का योग-दान भी कम न था । 
मुसलपानी हुकूमत के जिस युग में क्षत्रियों की रण-वीरता को प्रकट होते 
रहने की सुविधा प्राप्त न थी, उस युग में मी, पण्डितों की दिग्‌-विजय-यात्रा 
पुवंवबत्‌ जारी थी। निमाई पण्डित ने भी दिग्‌-विजय-यात्रा के प्रति पर्य्याप्त रुचि 
दिखाई थी। अनेक दिग्गज पंडितों को पराजित करने के बाद, पूर्व-बंग का 
पय्येटन करने जब वे निकले थे, तो उनकी नवोढा पत्नी लक्ष्मीदेवी हर्षातिरेफ से 
विद्वान हो उठी थीं। विधवा हो जाने के बावजूद, निमाई पंडित की माता 
शची देवी ने जिस दिन को देखने के लिए, जीवित रहना स्वीकार कर लिया 
या, क्या वह दिन अब दूर नहीं है ? अध्यापक के रूप में निमाई पंडित के यश 
का दिनानुदिन विस्तार होता जा रहा है। पूव॑-बंग के राजा ने उन्हें आदर- 
पुवक निमंत्रित किया है। यह गौरव शची भौर लक्ष्मी को रह-रहकर विभोर 
कर देता है । 
कुछ दिन बाद, निमाई पंडित जब दिग्विजय-यात्रा से नवद्वीप लौटे, तो 
चारों ओर तहलका मच गया । यश के विस्तार के साथ-साथ, विदाई में, उन्हें 
प्रच॒र संपत्ति भी मिली थी । शची देवी को यह जानकर अपार प्रसन्नता अवश्य 
टोती । मगर इस समय उनके होठों पर प्रसन्नता की स्मिति-रेख्ा नहीं, आँखों 
से अश्रु-धारा बही जा रही है। घर की लक्ष्मी ही जो चली गई । कुछ ही दिन 
पहले, रात की अंधियाली में साँप ने उसे काट लिया था। झ्ाड़-फूंक और 
विषोपचार का कोई वश नहीं चला | अन्तत: विषेले सांप का वह दश, लक्ष्मी 
के लिए, जानलेवा साबित हुआ । सरस्वती के घर में लक्ष्मी रह नहीं पाई । 
निमाई पंडित को जब पत्नी के असामयिक निधन का समाचार मिला, तो 
वे विह्नल हो उठे । किन्तु विधाता के विधान पर मनुष्य का वश ही क्या है ? 
लक्ष्मी आज होती, तो पति की दिग्विजय-कथा सुनकर, प्रसन्न होती | सती नारी 
के जीवन में पति के अतिरिक्त, हुं और गौरव का कोई दूसरा अधिप्ठान था 
भी तो नहीं । निमाई पंडित को बड़ी-बड़ी आँखें, यही याद करके, छलछला उठी हैं । 


लक्ष्मी के आकस्मिक निधन के बाद से शची उदास रहने लगीं। सूना घर 
उन्हें रह-रहकर सालता था। उनकी इस स्थिति को देखते हुए निमाई पंडित 


१३ ] | श्रीकृष्ण चेतन्यदेव 


को दूसरी वार विवाह करने के प्रस्ताव पर अपनी मौन सहमति दे-देनी पड़ी । 
माता का अनुरोध टालते रहना अब संभव न था । 


सुलक्षणा कन्या की खोज इस वार भी शी ने ही की थी। सनातन 
पंडित के नाम से प्रसिद्ध थे, उस कन्या के पिता । जनता उन्हें “राज-पंडित' 
कह कर सम्मान देती थी | उनके पूर्वज भी मिथिलांचल के ही किसी गाँव के 
मूल-निवासी ये और राजाश्रय पाकर नवद्वीप में बस गये थे। सनातन पण्डित 


की चपुष्पाठी भी नवद्वीप में ही थी। अतः निर्माई पंडित के कुल-परिवार 
से वे अच्छी तरह परिचित थे । 


विष्ण प्रिया-जंसी रूपवती और ग्रुणशालिनी ग्राम-कन्या को पुत्रवध्‌ बना- 
कर शी देवी की प्रसन्नता की सीमा नहीं थी । विवाह का उत्सव सज-धज के 
साथ संपन्न हुआ निमाई पंडित को जामाता के रूप में पाकर राजपंडित 
सनातन ने घन्यता का अनुभव किया । शची देवी का सूना घर-आँगन मंगल- 


उत्सव से आप्लावित हो उठा | विष्णु प्रिया के सौम्य व्यवहार से निमाई पंडित 
और शचो देवी समान रूप से संतुष्ट और तृप्त थे । 


इस वार मिश्र परिवार उत्सवमय वातावरण से फिर मनोहर और मधुमय 
हो उठा हैं । एक-एक कर घटित होमैवाले संकटों और आधघातों का जो सिल-सिल्ला 
शी देवी को रह-रह कर मर्माहत करता रहा, विष्णप्रिया के आगमन से, उसकी 
याद भी मिटने लग गए हे । अब वे ग्ह्‌ देवता रच नाथ के विग्रह के सामने वेठ 
कर माला जपते रहने में ही अपता अधिकांश समय व्यतीत कर देती हैं! वृद्धा 


शी के हृदय में अपने यशस्वी पुत्र निमाई पंडित के लिए अगाध कल्याण-कामना 
है। नित्य प्रातःकाल, गंगा-स्नान करने के बाद, तुलसी-चबूतरे पर अध्य॑ 


निवेदित करते समय, वे पुत्र के प्रति अपनी आशीर्वादमय कामनाओं को प्रार्थना 
बनाकर प्रभु के चरणों में अपित करती हैं। निमाई के घर-संसार के आह्वादक 
समाचार से उन्हें असीम तृप्ति का अनुभव होता है। 


और किशोरी विष्णु प्रिया ? उसके जीवनावाश में तो मानों अमृतधारा 
की अविरल वृष्टि होने लगी है । समूचे नवद्वीप में उससे अधिक सौमाग्यशालिनी 
वध्‌ कोई और नहीं । वह निमाई पंडित की पत्नी जो है । रूप, विद्या, यश, 
प्रतिभा, प्रतिष्ठा, जिस दृष्टि से भी विचार किया जाय, उसके पति पुरे नवद्वीप 
में अद्वितीय और अतुलनीय सिद्ध होंगे । वैसे पति की पत्नी होना राधारग 
सौमाग्य नहीं । फिर कुन्ती ज॑सी धर्मप्राणा वात्सल्यमयी सास की सेवा का 


मनोवांछित अवसर ! मातृहृथया शची अपनी नवोढा पुत्रवधू को प्राणों से 
बढ़कर मानती है। 


मारत फेमहान साधक ] [ १४ 


युवक निमाई के जीवन में सुष्त, सम्मान, प्रतिष्ठा और ऐश्वये की सृगंध 
पौर-पोर भींग रही है | उनकी विद्या, प्रतिभा, अध्यापन-कौशल और प्रगल्म 
पाण्डित्य की कीत्ति-कथा, नवद्वीप में ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में व्याप्त है। 
विद्वन्तमाज में प्रचलित अनुश्रुतियों के वे एकच्छत्र नायक बन बेढे हैं। विपक्षी 
उनके पाण्डित्य से आतंकित हैं और स्वपक्षी उन्हें सारस्वत सामथ्यं का दिव्य 
अवता र मानकर श्रद्धा-विह्वल हो रहे हैं । 


गृह-जीवन की दृष्टि से भी देखा जाय, तो निमाई ज॑से भाग्यशाली पुरुष 
विरले ही मिलेंगे। कल्याणमयी जननी की वंसी स्तेहच्छाया सामान्य पुण्य का 
परिणाम नहीं । फिर विष्णप्रिया जैसी मनोवृत्तानुसारिणी रूपसी पत्नी की साज- 
समाल का कस्तूरिका मोह ! कुल, शील, रूप, विवेक, बोध, नंपुण्य, जिस दृष्टि 
से भी विचार किया जाय, विष्णप्रिया-जैसी सूलक्षणा वधू का पति होना 
साधारण सौमाग्य की बात नहीं । रूप से शरीर और रस से हृदय को ओतप्रोत 
करनेवाली उस अलौकिक आमा को पाकर निमाई पंडित फले नहीं समाते । 
सामाजिक जीवन में वसा सम्मान और पारिवारिक जीवन में वैसी तुप्टि, 
नवद्वीप में भी, क्‍या सबके लिए संभव है ? 
किन्तु सुख-सौभाग्य के उस अनिद्य कुसुम-कानन में कुछ ही वर्ष बाद एक 
दिन एक भयंकर आँघी आ। धमकी । इस विपय्यंय के मूल में किसी का यदि 
दोष था, तो एक मात्र नियति का ही । पर उसे दुनियति कहना भी अनुचित ही 
होगा । भगवत्प्रम की जो एकाग्रता निम्राई पंडित को वैराग्य और गृहत्याग के 
पृथ पर ले गई, उससे बड़े सौभाग्य की कल्पना भी तो नहीं की जा सकती ? 
निमाई पंडित की जिस गया-यात्रा का चित्र आरंभ में ही उपस्थापित 
किया जा चुका है, वस्तुत: उसीने इम प्रसंग में निर्णायक काम किया था। 
विष्णु पद के मंदिर में और ईश्वरपुरी की मन्त्र-दीक्षा में निमाई पंडित का 
पुराना व्यक्तित्व केंचूली की तरह, एक्वारगी उतरकर, कहीं खो गया। अब 
अध्यापन शाला के सारस्वत वातावरण भें किंवा मिश्र-परिवार के घर-आँगन के 
आकपष॑ण में यह शक्ति न थी, कि उस खोये पुरुष को वापस लौटा सके । कृष्ण- 
प्रेम के भंजत ने निमाई पंडित की दृष्टि में अलौकिक परिवत्तेत उपस्थित कर 
दिया । जगत्‌ का रस और रंग अपना आकषंण खो चुका था। अब तो-- 
“अनुखन माधव-माधव जपइत राधा भेलि मधाइ 
ओ निज भाव सूमावहि बिसरलि अपनहि ग्रुण लुवधाइ 
भोराह सखि दिसि कातर दिठि हेरि छल-छल लोचन पानि 
राधा राधा राधा रटइत आधा-आधा बानि | 


१४ ] [ श्रीकृष्ण चंतन्यदेव 
वृद्धा माता शच्ी और नव-वधू विष्णु-प्रिया इस नये न्रिमाई का वृत्त 


जानव.र स्वभावतः अवाक हो गई होंगी । झंझा-छिन्न लता से नियति ने एक ही 
झटके ५ उसका आश्रय-तरु छीन लिया था। 


पूर-परिचित निमाई पंडित गया से लौट कर नवद्वीप में वापस नहीं आये। 
कहाँ गया वह छात्र-वल्लभ अध्यापक ? निमाई पण्डित के छात्रों के इस प्रश्न 
का उत्तर कौन देता ? ब॒द्धा माता शची रानी तथा नवोढ़ा वधू विष्ण्‌प्रिया को 
भी अपने सुपरिचित आलंबन के दर्शन संभव नहीं हुए। यों निमाई पंडित गया 
से लौटकर आये तो हैं, किन्तु सवंथा नये रूप में । अपने-पराये के पुराने भेदों से 
सर्वेथा अपरिचित हैं वे । कृष्ण के वियोग में विधुर महा प्रेमी साधक कहकर है 
अब उनका एक मात्र परिचय देनी संभव रह गया है । 

प्रेम-मक्ति की साधना भें वे आपादमस्तक मग्न हैं। अध्यापक की वृत्ति 
का उन्होंने त्याग कर दिया है। विद्या-वंभव का तेज दृपष्त उनकी दृष्टि में तुच्छ 
होकर विरमित हो गया । वे तो प्रेम के भिखारी हैं। प्र।णिमात्र के हृदय में 
परमात्मा के प्रति जो अनादि विरह-वेदना है, उसी के दंन्य भौर आतेता से वे 
दिनानुदिन अभिभूत होते जा रह हैं। माता शी का लाड़ला पुत्र भारत के 
अनगिनत मानवों के लिए प्रेम का आनन्द-घन रूप बन बंठा हैं| विष्णप्रिया के 
प्राणेश्वर प्राणि मात्र के प्रेम ठाकुर के रूप में विख्यात हो उठ हैं। 

उस दिन गया-धाम में पूज्यपाद ईश्वरपुरी निमाई पण्डित के सम्मुख 
अकस्मात ही आविभूत हुए थे | प्रभु-प्रेरित अनुष्ठान समाप्त करने के पश्चात्‌ 
वे उसी प्रकार हठात्‌ अन्तर्धान भी हो गये । उसके बाद फिर उत्हें दूढ़ पाना 
किसी के लिए संभव नहीं हुआ । 

उस दिन निम्ाई पण्डित के कान में वंष्णव-भक्ति का जो सिद्ध-मंत्र, 
उन्होंने, एकान्त में डाल दिया था, उसका प्रभाव हारने: शर्न: प्रकट होने लगा। 
निमाई पण्डित का विद्याभिमान उस मंत्र के प्रभाव से क्षण मात्र में विगलित हो 
गया । वे व्याकुल हो उठ क्ृष्ण-मिलन की पिपासा से । विरह की असह्य मदन- 
ज्वाला से वे रह-रह कर अधीर हो जाते हैं। उनका रह-रहकर रोना राह की 
धरती को आँसुओं से भिगाता रहता है : शरीर के प्रत्येक अवयव से अश्रु-क प 
ओर रोमांच के चिह्न प्रकट होकर उनके सात्विक प्रेम को प्रकाशित कर रहे हैं । 

पृज्यपाद ईश्वरपुरी ने उस दिन जो आशीर्वाद दिया था, वह वस्तुत: 
अमोघ था । उसे फलित होते देर नहीं लगी । निमाई पण्डित ने गुरु-छपा से 


मारत के महान साधक ] [ १६ 
अपने प्राणेड्वर का दुर्लभ दर्शन प्राप्त कर लिया ' नवकिशोर नटबर मुरली धर, 
मनोहर रूप में उनके प्राण-प्रमु श्रीकृष्ण, उसी क्रम में, उनके समक्ष आविभूत 
हुए थे । निमाई ने युग-युग से जिस इध्ट के विग्रह का ध्यान किया था, उसे पहचा- 
नने मे उन्हें कठिनाई नहीं हुई । उन्हें लगा कि वे अपने प्रियतम के रूपालोक के 
असीम सौन्दय के समुद्र में ऊम-चूम होकर अन्ततः विलीन होते जा रहे हैं । 

उस रूप ने--उस माधुय ने उन्हें पागल कर दिया। किन्तु उसके बाद 
वह सहसा अन्तर्धान हो गया । कहाँ खो गया निमाई का भवन-मोहन प्राणेश्वर ? 
उसके दर्शन पुनर्वार किस उपाय से प्राप्त होंगे ? वियोग की उत्कंठा-ज्वाला में 
निमाई पडित उन्मत्त हो उठे । वे अधीर स्वर प्रें विलाप करने लगे, कृष्ण रे, 
बाप रे! | निमाई पंडित का प्राण-मन चुराकर पता नहीं, उनका प्राणश्वर कहाँ 
छिप रहा ? बे पुकार उढे--हे श्राणों के ईश्वर, आओ-आओो, कृपा करो, 


अपना वही रूप फिर से दिखा दो | ु 
साथ के लोगों ने मिलकर निमाई पण्डित को संमालना चाहा, पर उनके 


प्रबोध-वाक्यों पर निमाई पण्डित का ध्यान नहीं जाता । #ष्ण-विरह की ज्वाला 
में उनकी व्यक्ति-सत्ता जलकर भस्म होती जा रही है। उस ज्वाला को भला 
कोन बुझा सकेगा ? 

निमाई ने रो-रो कर कहा--“भाइ रे, अब तुम लोग अपने-अपने घर 
लौट जाओ । अब लौट कर मैं नवद्वीप नहीं जा पाऊंगा । मुझ पर यदि तुम्हें 
सममुच तरस आता है तो कपा करके इतना ही बता दो कि अपने प्राण-सवंस्व 
कृष्ण को मैं कैसे और कहाँ पाऊंगा ! कया मेरे हृदय-वृन्दावन को छोड़कर वे 
मथ्रा में जा छिपे हैं? यदि ऐसा है, तब तो मुझे आज ही मथुरा की राह 
पकड़नी होगी । तुम दोग कृपा करके मुझे छोड़ दो । तुम लोग नहीं समझ प्रा 
रहे हो कि मैं वियोग की कैसी दुस्सह ज्वाला में तिल-तिलकर जल.रहा हूँ । 

मगर साथ के बन्धुओं ने अनेक युक्तियों का अवलंबन करके सान्त्वना और 
अनुनय-विनय के सहारे निमाई पण्डित को नवद्वीप लौटा लाने में सफलता प्राप्त 


कर ली। 
नवद्वीप में उसके पहले ही निमाई पंडित के इस अद्भुत्र परिवर्तन की 


कहानी फैल चुकी थी । पांडित्य-गौ रव से उद्धत निमाई पंडित को इस भकार्त्त- 


रूप में पहचानना, नवद्वीप-वासियों के लिए नितान्त कठिन हो गया। अब 
निमाई पण्डित नवद्वीप की पण्डित-मंडली के लिए आतंक के विषय नहीं, 


वैष्णवोचित दैन्य के मूर्त्त विग्रह बन गये | गया-धाम ने कसा अद्भुत रूपान्तर 
घटित कर दिया ! ये तो प्राण-प्रभु कृष्ण के विरह में रो रहे हैं। उन्हें रोते 
देख कर अपने को रोने से रोकना, नवद्वीप के नर-नारियों के लिए संभव नहीं 


ह्वोरद्दाहै। 


१७ ] [ श्रीकृष्ण च तन्यदेव 

निमाई पंडित के इस रूप ने नवद्वीप के वष्णव-भक्तों के बीच उत्साह की 
आँधी बहा दी | श्रापस में बातें होतीं; नवद्वीप के असाधारण पंडित, प्रगल्भ 
विद्वान्‌ निमाई पंडित को देखो । अब इनकी मति मक्तिमार्ग को ओर बड़े वेग 
से अग्रसर हो चुकी है। भक्त-समाज के लिए इससे बढ़कर श्राशा और आनन्द 
को बात और क्‍या होगी ? 

दूसरे दिन नवद्वीपवासी वेष्णवों की मण्डली निमाई के मुख से उनके 
अलौकिक अनुभवों की कहानी सुनने इकट्टी हुईं। उस मण्डली में निमाई के 
समवयस्क मित्रों और सहपाठियों की टोली भी सम्मिलित हो गई । मगर कुछ 
कहना-सुनना अब निमाई पंडित के वश्ञ की बात तो नहीं है। अपने हृदय की 
वर्णनातीत पीड़ा को वे कंवल रो-रोकर ही प्रकट कर सकते हैं | रह-रहकर रो 
पड़ना ही उनकी एक मात्र चेष्टा है। शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पर उन्हें चारों 
ओर से घेर कर वह मण्डली बैठी, तो घंटों चुपचाप बैठी ही रह गई । 

पू्व-परिचित बन्धुओं को देखकर निमाई के क्ृष्ण-विरह की ज्वाला और 
अधिक उद्दीपित हो उठी | श्रीमद्भागवत के इलोकों को गा-गाकर वे फूट-फूट 
कर रोने लगे। तीव्र मगवत्प्रेम के आवेश में वे हठात्‌ू उठकर खड़े हुए और 
पछाड़ खाकर गिर पड़े । उनका कनक-गौर शरीर तबतक धूल में लोटता रहा, 


जब तक कि वे मूब्छित न हो गये । ऋन्‍्दन का प्रेमोन्माद मूर्च्छा की स्थिति में 
भो उनके अविरल अकश्र्‌ से पृथ्वी को भिगोता रहा । 


“मेरे कृष्ण कहाँ गये ? कहाँ गये मेरे कृष्ण ?” कह कर वे झटठके से 
सहसा फिर खड़े हो गये । घर के खंभे को उन्होंने वाहु-पाश में जकड़ लिया । 
खंभा गाढलिगन के जोर को सह नहीं सका; बीच से ही कड़-कड़ाकर टूट गया। 
इसके बाद, 'हा कृष्ण | हा कृष्ण !” का वही मर्म भेदी विलाप ! निमाई के 
मगवत्प्रेम की यह उनन्‍्माद-दछ्शा देखकर बष्णवों की दर्शक-मण्डली मौंचक थी। 

आपस में हौले-हौले काना फ्सी चल रही थी; :इसे ही दिव्य प्रेम का 
सात्विक विकार कहते हैं। अत्युच्च कोटि के अवतारी महापुरुषों में ही ऐसे 
सात्विक विकार प्रकट होते हैं। भागवत में सिद्ध भक्त के जिन भावों और 
दशाओं का वर्णन किया गया है, वे स्र॒ब इनमें स्वत: विद्यमान हैं। दीर्घ साधना 
ओर अनवरत तपस्या के बाद भी, किसी-किसी विरले सिद्धों में ही जो चिह्त 


देखे जाते हैं, वह तरुण निमाई पण्डित में अनायास ही कैसे दिखाई देने लग 
गये ? यही तो आश्चयं है !”' 


मुरारि, सदाशिव, दामोदर आदि अनेक साधक अन्तत: इसी निष्कर्ष पर 
३१० 


परत के महान साधक ] [| १८ 
पहुँचे कि गया-धाम में निमाईं पंडित को निश्चय ही इष्ट का दर्शन प्राप्त हो 
चुका है। तभी तो पूर्व जन्म के पुण्यमय संस्कार इतने प्रचण्ड वेग से इनके इस 
जीवन को अभिभूत कर, इस तरह ह॒ठात्‌ प्रकट हो रहे हैं । 

बन्धु-मंडली के बीच ऊहापोह चलता रहा | परमेश्वर किसके हाथों क्‍या 
करना चाहते हैं, यह किसे मालूम ? पर यह स्पष्ट जान पड़ता है कि निमाई 
पंडित अब निरे पंडित नहीं रह गये हैं; उन्हें भगवत्‌-प्रेरित शक्तिधर महापुरुष 
मानने के पर्य्याप्त आधार हैं । संमव है कि भारतवर्ष में उस भक्तिमार्ग को 
पुनरुत्यापित करने के लिए ही निमाई का अवतरण हुआ हो, जो भक्तिमार्ग 
काल प्रवाह की विपरीत घारा के कारण, उत्तर भारत में धमिल पड़ता जा रहा 
था। ऐसा निर्धारण करके चकित वेष्णव-मंडली अवश्य ही आश्वस्त हुई होगी । 

निमाई सहसा फूट-फूट कर फिर रो-पड़े : “भाई गदाधर, तुम धन्य हो । 
तुम पहले से ही कृष्ण भजन में लीन रहते आये हो । मगर मेरी जिन्दगी तो 
अन्य कामों में लगी रहकर व्यर्थ ही बीतती रही । गया जाकर, भाग्यवशात्‌ 
मुझे श्रीकृष्ण की झलक मिली भी, तो मैंने उस सौभाग्य को फिर गंवा दिया। 
मुझे तुम लोग जरा बता दो कि कहाँ जाकर, किस उपाय के सहारे, अपने प्राण- 
प्रभु को मैं फिर देख पाऊगा ।” 

वाण-विद्ध पंछी के तड़फड़ाते डेनों की तरह, कृष्ण-विरह की पीड़ा में, 
निमाई पंडित रह-रहकर छटपटा उठते हैं। संगी-साथी उन्हें चारों ओर से घेर 
कर के हैं । लोकोत्तर भक्ति के उच्छवाप्त का अनुमव कर, वे विस्मित और 
अवाक हैं । 


मित्रों के प्रबोध-अनुरोध, अनुनय-विनय से निमाईं पंडित जब कुछ-कुछ 
शानन्‍्त हुए, तो कुछ लोग उन्हें सहारा देकर घर तक पहुंचा आये । 
टोला की पढ़ाई ढाई-तीन महीनों से ठप्व पड़ी हुईं थी | निमाई पंडित 
को अध्यापक के अपने पुराने आसन पर बंठा दिया गया । किन्तु तेजोदुृप्त 
प्रगल्म वाग्मिता की वह अजस्न धारा भव कहाँ ? अध्यापक्ष की प्रचण्ड प्रगल्मता 
को विरही भक्त की कातर दीनता ने आच्छादित कर दिया है। कृष्ण-विरह 
की अधीरता आँसू बनकर आँखों से बरस रही है । 
जिज्ञासु छात्रों की आशान्वित टोलियाँ सबक पाने की उत्कण्ठा से उमड़ 
पड़ी हैं। पर सबक देनेवाला वह तरुण अध्यापक तो व्याकरण-ग्रथ को देखते 
ही, “कृष्ण, कृष्ण,” कह कर मूच्छित हो गया ! भावावेश की प्रगाढ अवस्था में 


१६ ] [ श्रीकृष्ण चंतन्यदेव 
घंटों गुमसुम बीत गये । भागवत के श्लोक और श्रीकृष्ण के नाम स्मरण के 
अतिरिक्त और कुछ बोल पाना निमाई के लिए अब संमव जो नहीं है। बड़ी- 
बड़ी आँखों से अविरल अश्रुधरा बही जा रही है। 


थोड़ी देर के लिए प्रकृतिस्थ होकर, सामने उपस्थित छात्र को निमाई 
पंडित ने बड़े गौर से देखा और बोले--“सौम्य, अब अध्यापन का यह 
काम मेरे लिए संभव नहीं रह गया है । ग्रथ को देखकर अब पाठ और व्याख्या 
की रुचि नहीं जगती । ज्गे भी तो कंसे ? श्राँखें खुल॒ते ही वह साँवला शिशु 
सामने आकर बंठ जाता है। उसके हाथ में मुरली, शिर पर मोर-मुकुट, गले 
में वनमाला देख कर फिर सूधबुध खो देता हूँ । होश में नहीं रह पाता । उसके 
चारों तरफ अमृत की ज्योति छिटकती रहती है। उसकी मीठी मुसकान मन- 
प्राणों को चूरा लेती है | वह मुरली को टेरते-टेरते मेरे हाथ पकड़कर, खेलने 
के लिए जब मचलने लगता है, तब पूरी दुनिया ही अचानक अदृश्य हो जाती 
है। अब मुझे छुट्टी दे-दो, सौम्य ! मैं तुम लोगो को आशीर्वाद दे रहा हूँकि 


तुम्हारी मति श्रीकृष्ण के चरणों के प्रति शीघ्र ही समपित हो जाय ! यह 


आशीर्वाद मैं पूरे हृदय को खोलकर दे रहा हूँ ।” 


छात्रगण ग्रथ समेट लेते हैं और निमाई पंडित के कीत्तिन में अश्रुविगलित 
कण्ठ-स्वर से योगदान देते हुए, नाचने-गाने लगते हैं ! 

हरि हरये मम: कष्ण यादवाय नम: 

गोपाल, गोविन्द, राम, श्रीमधुसूदन !! 


निमाई का हृदय भावोच्छवास के समुद्र-से उद् लित हो रहा है। वार-वार 
धरती पर लोट-पोट होते रहने के कारण उनके सुवर्ण-गौर अंगों में धूल लग जाती 
है । अश्रु-प्रवाह से उनके वस्त्र गीले हो गये हैं। कमी-कमी, घड़ी मर के लिए, वे 
होश में आते भी हैं, तो दिव्योन्माद को दशा, उन्हें दूधरे ही क्षण, फिर घेर लेती 
है। छात्रों की टोलियाँ रोज आती हैं, पर बंधी पोथियों को खुलने का अवसर 
ही नहीं मिलता। अध्ययन-अध्यापन का काल कीर्तन करने में ही व्यतीत हो 
जाता है। धीरे-धीरे अध्यापन का वह टोल, एक दिन, आप ही बन्द हो गया। 

निमाई पण्डित जिस कृष्ण-प्रेम की पीड़ा में दिन-रात अधीर रहा करते 
है, उसका रहस्य शची देवी की समझ में नहीं समा पाता । वे उस दिन की 
प्रतोक्षा बड़ी अधीरता से कर रही हैं, जिस दिन उनके पुत्र की मति, पहले की 
ही तरह, अध्ययन-अध्यापन की अपनी कुलोचित वृत्ति में दृढ हो जायगी। वे 
अपने पुत्र की प्रगाढ़ प्रेम-दशा को व्याधि से अधिक महत्त्व नहीं देतीं । पुत्र-वत्सला 
माता की मनोव्यथा और दुश्चिन्ताओं का अन्त करनेवाली वह शुभ घड़ी कब 


भारत के महान साधक ] [ २० 


आयगी ? यह कौन कहेगा ? 
पति को प्राणों से अधिक चाहनेवाली नववधू विष्णु-प्रिया के जीवन का 
कैशोयं-काल अमी तक व्यतीत नहीं हुआ है। उसके लिए उस रहस्य को समझ 
पाना और मी कठिन है। अज्ञात मय और आशंका से उसका हृदय रह-रहकर 
कातर हो उठता है। कसा अबूझ परिवर्तन घटित हो गया है उसके प्राणेश्वर 
में ! गया जाने से पहले तो वे पूर्णतः स्वस्थ थे । उनन्‍्माद का कोई चिह्न उनमें 
कभी किसी ने लक्ष्य नहीं किया था । पर गया से लौटने के बाद से, इस तरह 
रह-रह कर रो पड़ना और “कृष्ण, कृष्ण. कहकर मूच्छित हो जाना, यदि उन्माद 
नहीं, तो और क्या है ? कठिनाई यह है कि अपने भय और संदेह को मिटाने के 
लिए, वह मुह खोलकर किसी से जिज्ञासा भी तो नहीं कर सकती । 
पड़ोस के श्रीवास पंडित के साथ मिश्र-परिवार की पुछ्त॑नी मित्नता है। वे 
वेष्णव भक्त और विद्वान्‌ के रूप में जाने-माने जाते हैं। शची देवी के मन में 
उनके प्रति आदर और श्रद्धा के भाव हैं। वह उनकी बातों पर भरोसा करती 
हैं। निमाई की मनोदशा में अबूझ परिवत्तंन का समाचार उन्होंने श्रीवास पंडित 
को सूचित कराया । वे एक दिन कुशल-जिज्ञासा के क्रम में स्वयं उपस्थित हुए। 
निमाई के पास बंठकर और सब वृत्तान्तों से अवगत होकर, श्रीवास पंडित 
के विश्मय की कोई सीमा नहीं रही । वे सोचने लगे निमाई में तो भक्त की 
सिद्धावस्था के सारे अदभुत चिह्न एक वारगी प्रकट हो आये हैं, जन्मान्तर के 
पुण्य-संस्कारों के अमाव में ऐसा होना क्‍या संभव है ? 
शी देवी ने श्रीवास पंडित को रो-रोकर पुरा हाल बता दिया : “पंडित 
जी, एक इसी बेटे का मुंह देखने के लोभ से मैंने जीवन-धारण कर रखा था । 
विधवा होकर जीवित रहना, दूसरे कारण से, शायद संभव भी न होता । पर 
अब मैं क्‍या करूँ ? निमाई को क्‍या हो गया है, यह, मुझे ही नहीं, किसी को 
भी मालूम नहीं । गया जाने के पहले तक तो वह पूरी तरह से मला-चंगा था | 
क्‍या जीवन के अन्त में मुझे ये दिन भी देखने हूं। पड़ेंगे ? क्या सचमुच यह्‌ 
व्याधि असाध्य है ?” 
श्रीवास पंडित हँसने लगे, बोले : “नहीं, नहीं, उन्माद या व्याधि तो यह 
नहीं है। यह दिव्य संस्कारों का जन्मान्तरीण प्रादुर्भाव, अपने-आप में, सुदुलम 
सौभाग्य ही माना जाना चाहिए। इस सौमाग्य का एक कण भी जिसे प्राप्त हो 
जाता है, उसके हाथों पुरी धरती पवित्र हो जाती है। तुम व्यर्थ की चिन्ता 
मत करो | तुम्हारे निमाई के शरीर में मगवद्‌ भक्ति के सुदुलंम चिह्न प्रकट हो 
रहे हैं। इसे वायु-रोग या उन्‍्माद मानकर चिन्तित होना अनुचित है ।” 


२१ ] [ श्री कृष्ण चेतन्यदेव 


निमाई के घर में उसी दिन से नाम-कीत्तंत किया जाने लगा। यों 
नवद्वीप में वैष्णव-भक्तों की एक की तंन-गोष्ठी पहले से ही चली आ रही थी। 
किन्तु सामान्य जनता का उससे कोई लगाव न था। अब, जब निमाई पंडित -- 
जैसे विख्यात पंडित स्वयं श्रीकृष्ण का नाम ले-लेकर अपनी कीरत्तन-मंडली में 
नाचने-गाने लगे, तो उस छुम-संवाद के प्रति समूचे रवद्वीप की जनता उत्साहित 
हुई | श्रीवास, गदाधर, मुकुन्द प्रभूति उस कीर्त्तन में सम्मिलित होने स्वयं पहुँच 
जाते। करताल, मृदंग, मंजीरा और अन्य वाद्य लेकर श्रद्धालु वेष्णव भत्त.गण 
वहाँ प्रतिदिन घंटों कीर्त्तन करते रहते । 


कुछ दिनों बाद इस कीर्त्तन-मण्डली वा आयोजन, निमाई के घर से उठकर, 
श्रीवास पंडित के घर में जा पहुंचा । 


उन दिनों वेष्णवों के बोच, विशेषत: वंग प्राग्त में, अद्वत आचाय॑ की 

बड़ी प्रतिष्ठा थी। ज्ञान श्लौर भक्ति के अपुर्व मणि-काञ्चन-योग के प्रतीक थे, 
वे अद्वत आचौय॑ । प्रेम-मक्ति के सिद्ध साधक माधवेन्द्रपुरी के ज्येष्ठ शिष्य होने 
के नाते, बंगाल के व5णव उन्हें क्षषना नेता मानते थे । गीता और भागवत्त की 
अद्भुत व्याख्या जिसने भी उनसे कभी सुत ली, वह उ नह कभी भूल नहीं सका । 
उसकाल के अनेक भक्तों को उस वेष्णव आचाये ने अपना आश्रय प्रदान कर 
उन्हें कृताथं कर दिया था। ऐसे ही भक्तों में एक अन्यतम पुरुष 'यवन हरिदास' 
के नाम से प्रख्यात थे । 

अह्ठ त आचाये का मूल-निवास-स्थान था श्रीहट्ट में । पर बाद में, उन 
दिनों, वे शान्तिपुर को ही अपना स्थायी निवास-स्थान बनाकर साधन-भजन में 
निरत रहा करते थे। नवद्वीप में मी उनका एक विश्वाम-कूटीर था, जहाँ वे 
बीच-बीच में आकर, कुछ दिनों तक रह छेते थे। वहीं, निमाई पंडित, अपने 
सवा गदाघर के साथ, एक दिन, उनसे मिलने जा पहुंचे । 

अद्द ताचाये उस समय तुलसी-मण्डप में बैठे ध्यान-पूजा में व्यस्त थे । 
गदाधर के साथ निमाई को आते देखकर वे स्वभावत: आह्वादित हुए। निमाई 
में भी सात्त्विक भाव-तरंगों की उत्तालता प्रकट हुई। वे धरती पर लोट-लोट 
कर, कृष्ण-विरह की पीड़ा को प्रकट करते रहे । 

निमाई की दशा देखकर अहाँताचायं चकित और भावाभिभूत हो उठे। 
वे सोचने लगे: क्या साधारण नर-देह के लिए, भगवत्पेम का ऐसा दिव्य रूप 
संमव है ? इस देव-दुलंम अंग-कान्तिवाले तरुण में तो मद्दाभाव के वे सारे 


भारत के महान साधक ] [ २२ 


बिक्ल एक-एक कर प्रकट हो रहे हैं, जितका सांगोपांग वर्णन श्रीमद्भागवत में 
मैंने पढ़ा था ! 
अद्व ताचाय॑ को अपनी वह कातर प्राथंना याद हो आई, जिसे अपने 
इष्टदेव के चरणों के प्रति वे अर्से से प्रतिदिन निवेदित करते आये हैं । तुलसीदल, 
पुष्प, चंदन हाथ में लेकर आज भी तो उन्होंने वही प्रार्थना की थी ! उन्होंने 
रो-रोकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को पुफारा था और कहा था : “हे गोपीजन-वल्लभ 
पुरुषोत्त म, तुम्हारी सिरजी हुई घरती पर अब प्रेम नहीं रह गया है, मक्ति नहीं 
रह गईं है। जीवन के प्रत्येक स्तर को क्लेश और कलुश की काई निगलती जा 
रही है, प्रमो | आ जाओ मेरे नाथ बस, एक वार ही आ तो जाओ । अपनी 
कृपा की अजस्न घारा से एक वार पूरी घरती को पखार दो । सब कुछ को 
पवित्र और स्निग्ध कर दो | प्रवाह-पतित जीवों को अपनी करुणा का आश्रय 
दो; उनका उद्धार करो ।” क्‍या निमाई पंडित उनकी उसी प्रार्थना का उत्तर 
बनकर ही भाये हैं ? 
क्या निमाई की देह-कान्ति भगवत्कृपा की ज्योति का ही कोई दिव्य 
विग्रह है ? लावण्य के समुद्र को मथ कर नवनीत निकालनेवाले नवनीत-प्रिय के 
इस अद्भुत कौशल को एकटक देखते रहना, निश्चय ही, इस जीवन का सबसे 
बढ़ा सोभाग्य जान पड़ता है। इसकी छामब जाँखों की अध-निमीलित छवि 
सचमुच अदभुत है। श्रीकृष्ण के विरह में इन आँखों में उमड़ते आँसू यमुनां की 
याद दिला देते हैं। आत्ति, दैन्य और समप॑ण का यह आकुल क्रदन पीषाण को 
भी विगलित कर सकता है । 
अद्व॑ ताचायं मन-ही-मन अपने इष्ट-देव से पूछ रहे हैं : 'हे लीलामय प्रभो, 
क्या मेरी आँखों के सामने यह तुम्हारी ही छवि वेष बदल कर उपस्थित हुई 
है ? तुम्हारा बहु-प्राथित प्रेममय विश्रह क्या यही है ? निखिल विश्व के मानव- 
प्राणियों की आत्ति और वेदना को अपने हृदय में मरकर क्ृष्ण-विरह की मम- 
पीड़ा बना लेने की यह क्षमता, तुम्हारे सिवा और किसमें है ? मर्म-विदारक 
क्न्दन, अश्रुपात और मू््छा के इस चित्त-निरोध-कारी दृश्य की ओट में क्‍या 
तुम्हारी ही लीना-चातुरी बिहँस रही है ? 
वद्ध आचाय॑ आनन्द के असह्य आवेग से अधीर हो उढे। निमाई में 
उन्होंने क्या देख लिया, यह उनके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं जान सका। वे 
नमाई के सामने बैठ गये और पाद्य-अध्यं निवेदित कर उन्हीं की पूजा में 
निमग्न हो गये । 
अद्त आचार्य के हाथों निमाई के पुजित किये जाने की चर्चा उसी दिन 


२३ ] [ श्रीकृष्ण चैतन्यदेव 
बंगाल के पूरे वेष्णव-समाज में फल गई । निमाई पंडित की महिमा उसी दिन 
नये रूप में फिर से स्थापित हुई । पहले वे नवद्वीप की पण्डित-मंडली के मुकुट- 
रत्न ये, अब वे मारत वर्ष के वेष्णवों के प्राणवललम वन बंठ । प्रेम-भक्ति की 
धमं-साधना उन्हें आलम्बन बना कर पूरे भारत में फलने लगी । 

निमाई पंडित का पुराना परिचय शरने: शर्न: खो गया । भक्त-जन के इस 
हृदयेश्वर को अब भारत की जनता एक नये नाम से पुकारने लगी। 'गौराज्भ 
महा प्रभु! 'गौर-सुन्दर', “श्रीकृष्ण चंतन्य” जैसे अनेक नाम उसी के परवर्ती प्रका- 
रान्तर बनकर विख्यात होते रहे हैं । 

अब गौरांग-महाप्रभु की अन्तरंग अपूर्वं लीला और कीत्तंन-मंडली का 
दनं दिन अधिष्ठान है श्रीवास के हो आँगन में । 

कभी लोगों को गौरांग परम मगवद्‌ भक्त के रूप भे दिखाई देते हैं तो 
कभी श्रीकृष्ण-विरह की अधीर आत्तंता के मृत्ते विग्रह के रूप में । वे वियोग- 
पीड़ा से विगलित हृदय की एक-एक वेदना की कथा सरल चित्त से अपने 
पाश्व॑र्वत्तियों को बताते हैं और अकस्मात्‌ ममं-विदारक आर्त्तनाद कर, रो उठते 
हैं। उनकी रुलाई सबको रुला देती है ।फिर भक्त की लीला का स्थान लछे-लेती 
है मगवान्‌ की लीला | यह लीला भी अद्भुत, अनुपम और आकर्ंणमयी है। 
चुबक जिस तरह लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है, उसी तरह यह लीला 
गौराज् के जन्म-जन्म के अन्तरंग पाषंदों को खींचकर, उन्हें गौरांग के निकट 
पहुँचा देती है । यह लीला चेतना की उद्बुद्ध, उपरमदायिनी, रसदशा की रास- 
कला है, जिसके माध्यम से प्रकाशित होती है, भावश्वयं मयी भगवत्‌-सत्ता की 
अनुपम भवन मोहकता । इस लीला में गौरांग भक्त की ब्ाश्रय-दशा में नहीं, 
स्वयं मगवान्‌ की आलबन-दशा में प्रकाशित हो उठते हैं। उस समय वे भक्तों 
के परम आराध्य, हृदयेश्व र, वैष्णव भक्तों के परम जीवन-स्वेस्व बन जाते 
हैं। यह उनके प्रभु-स्वरूप की विभुता की लीला जोहहे ! वे स्वयं ही प्रभु भी तो हैं। 


गौरांग की आरंभिक लीला-भूमि नवद्वीप को मक्त और भगवान्‌ की 
युगनद्धता के इस ऐश्वर्यं और माधुय का आस्वाद, एक वर्ष से भी कम अवधि 
के लिए ही प्राप्त हो पका था। किन्तु इस अल्प-काल में ही गोरांग महाप्रभ्‌ के 
प्रेम-धम के विराट संगठन का आचार बन चूका था। मधुर भजन, राग्रानुगा 
प्रेम-साधना और नाम-कीर््तन की अपूर्व माधुरी को, बड़ी निपुणता के साथ, इस 
अल्प-समय में ही व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठा प्राप्त कराई जा चुकी थी। 

गौरांग के चिह्नित लीला-सखागण एक-एक कर, इसी अवधि में, उनके 
निकट आ पहुँचे । उनमें अनेक ऐसे थे, जिनका गौराज्ू से जन्म-जन्मान्तर का 


भारत के महान साधक |] [ २४ 
प्रेम-संबंध था और वे उनसे, अनजाने ही, स्वभावत: आवशद्ध थे। मगर कुछ 
ऐसे लोग भी आये, जिन्हें गौरांग की वत्तंमान जीवन-लीला के सहचर को 
हैसियत से काम करने के लिए ही, भदृष्ट दंवी-योजना के हाथों तैयार किया 
गया था । इन सभी ने समवेत होकर गौरांग महाप्रभु को अपने परम आश्रय के 
रूप में पहचान लिया और उन्हें अपना अनन्य आराध्य कह कर घोषित किया । 
इस प्रकार भक्त की गंगा नवद्वीप में उदगत हो कर, प्रबल प्रवाह के साथ, 
देश की अशेष दिशाओं को प्रक्षालित करने के लिए अग्रसर हुई । 


गौरांग की भुवनमोहिनी मूत्ति और नाम-कीरत्तन का भुवन-मंगल-कारो 
लोक-सहज साधन ! इनकी प्रबलता, अमोघता और अनिवाय आकषंण का क्‍या 
कहना । श्रीवांस के आंगन में गौरांग अपनी पाषंद-मंडली से दिन-रात घिरे 
रहते हैं | महान्‌ प्रेम-मय, महाशक्तिधर गौरांग प्रभू को केन्द्र बनाकर एक 
विराट भागवत-गोष्ठी शर्नें: शनं: आप ही गठित हो गई। इसके साथ ही 
आरंभ हुआ भारत की भक्ति-साधना का एक महत्तर नवीन युग ! 


गोरांग महाप्रम्‌ के इस विस्मयकारक माहात्म्य का उत्स कहाँ है ? वे 
यौगिक ऐश्वयें को तो भूलकर भी प्रकट नहीं होने देते । शास्त्र-रचना और 
शास्त्रीय अन्वाख्यान के प्रति भी वे पूर्णतः: विरत हैं। फिर उनमें कौन-सा 
आकषंण है, जिसके प्रभाव से दूर-दूर के मगवद्‌ भक्तों की मंडली उनकी ओर 
आप ही खिची चली आती है ? संमवतः इस आदइचयेकारी समारोह के पीछे, 
निमाई के सवं-हृदय-आकषंण-कारी, सर्व-माव-द्रावक असीम प्रेम की ही शक्ति 
की करामात है । उनके प्रेम की थाह नहीं, सीमा नहीं । यह सर्व-प्राणी-वल्लभ 
सम्मोहन उसी प्रेम की उपज है । 


निमाई की अंग-कान्ति में मोती के पानी-जैसा एक अनिवंचनीय लावण्य 
आरंभ से ही विद्यमान था। उसके रूप में विध्वमोहक सम्मोहन था और था 
हृदय को द्रवित कर देनेवाला अनुपम माधुये । उन्हें देखते ही सकड़ो की टक- 
टकी लग जाती थी और हजारों का झुड एकत्र हो जाता था। एक वार जो 
उनके आकपंण-पाश में फंस जाता, वह जीवन भर के लिए उनके साथ आबद्ध 
हो जाने के लिए विवश हो जाता था। वह उनके कष्ण-विरह की पीड़ा से स्वयं 
ही पीड़ित हो उठता और उन्हें रोते देखकर खूद भी फूट-फूटकर रोता रह जाता । 
गौरांग सहज ही उसके जीवन-सवस्व बने जाते। वे उसके अहरह ध्यान का 
केंद्र बन जाते । गौरांग प्रभु के इस सम्मोहन को रहस्यमयता को वैष्णव-भ क्तों 
ने मुक्तकण्ठ से स्वीकृत किया है । 


२५ ] [ श्रीकृष्ण चंतन्यदेव 
क्या गोरांग के रूपमें कृष्ण-प्रेम का उज्ज्वल स्वरूप ही निरन्तर भासमान 
हो रहा है ? आरत्ति, ऋन्दन, आनंद-प्र लाप और प्रियतम की प्रतीक्षा से सिक्‍त 
दिन एक-एक कर, किस प्रकार बीतते जा रहे हैं, इसका पता नहीं चलता। दिन- 
रात का अन्तर भी मिट गया है। वे कभी बेसध और मृच्छित रहते हैं, तो 
कमी आधी बेहोशी में मग्न | इसके वावजूद अपने चिह्तित जीवन-सहचरों के 


चुनाव में, भक्ति का यह उन्माद, उनके लिए वाधक नहीं हो पाता। इससें 
उनसे तनिक भी चूक नहीं होती । 


अन्तरंग पाषंदों सें श्रीवास, मुरारि, गद्दधर, नरहरि, पुरुषोत्तम, संजय 

आदि आरंम में ही आ चूके थे । इसके वाद अद्व त आचाय॑ और हरिदास भी 
गोरांग को लीला-मंडली में सम्मिलित हो गये । इसके वाद प्रतीक्षा हो रही थी 
नित्यानन्द की, जो कालान्‍्तर में उनके प्रधान पाषंद के रूप में ही नहीं, ,१्रतिनिधि 
के रूप में भी विख्यात होनेवाले थे । 

उत्त दिन श्रीवास के आंगन में क॑त्तंत की समाप्ति के पश्चात, भक्तों के 
साथ गोरांग प्रम्‌ की इष्ट-गोष्ठी चल रही थी । सहसा, किचित्‌ तीव्र स्वर में 
सब को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा : “तुमलोग, सब-के-सब, सुनलो । एक 
अत्युच्च कोटि के महापुरुष इस समय नवद्वीप में पदापंण कर रहे हैं। उनकी 
इच्छा है कि वे अपने को अप्र कट ही रखें | मगर तुमलोगों को चाहिए कि तुम 
उन्हें ढ़, ढ़कर पहचान लो | मेरे प्राण उनसे मिलने के लिए तड़पन लगे हैं ।”' 

इस कथन से मकतगण बचिन्‍्ता में पड़ गये । नवद्वीप क अस रूय लोगों के 
बीच नवागन्तुक महापुरुष कहाँ छिपे हैं, इसका पता कंसे चले ? उन्हें ढ़ ढ लेना 
कोई आसान काम तो नहीं है। लोगों ने खोजने की चेष्टा अवश्य की । मगर 
उनका पता नहीं लग सका । 

अन्तत: अपने पाषंदों को साथ लेकर, गौरांग प्रभु स्वयं ही उनकी खोज 
में नगर की ओर चल पड़े । अनिवंचनीय भावावेश की दशा में वे सीधे वहाँ जा 
पहुँचे, जहाँ नन्दन आचाये का घर था । वहाँ जाकर पाषंदों की टोली ने एक 
तरुण अवधत को ध्यानमग्न अवस्था में बंठ देखा । उनकी अंगकान्ति शरत््‌काल 
की चाँदनी की तरह निर्मल और शुत्र थी । उस अनिद्य रूपवान्‌ अवधूत को 
देखकर आगतगण विस्मित थे । सब उनके सामने हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हो 
गये । गौरांग प्रमु का निर्देश ऐसा ही था । 

इधर गौरांग प्रभु की दशा झौर भी अद्भुत हो गई | वे अपलक दृष्टि से 


उस तरुण अवधूत को देखते-देखते भाव-मग्न हो उठे। तरुण अवधूत की 
४/१ 09 


भारत के महान साधक | [ २६ 
निर्निमेश दृष्टि भी गौरांग प्रभु पर ही टिकी थी । बड़ी देर टक दोनों एक: दूसरे 
को टकटकी बाँध कर देखते रहे | मगर किसी के मुख से एक शब्द नहीं निकला । 
विस्मयकर चुप्पी का सनन्‍्ताटापन देर तक छाया रहा । 

गौरांग की इच्छा हुई कि उस रूपवान्‌ तरुण अवधूत की हृदय-ग्रंथि को 
अब खोल दिया जाय । इसकी युक्ति भी उन्हें सू_्ष गई | उन्होंने श्रीवास की 
ओर संकेत-पूर्ण दृष्टि डाली, जिसे माँपकर श्रीवास बड़े ही मधुरस्वर में, श्री मद्‌- 
भागवत का एक भक्ति-रसात्मक इलोक, गाने लगे । 
इलोक-गान के साथ ही एक अपूब दृश्य उपस्थित हो गया। ऐसा लगा 
मानो दिव्य प्रेम के किसी दुर्वार प्रवाह में तरण अवधूत बहता चला जा रहा है। 
दोनों आँखों ने आँसुओं की झड़ी लगा दी । अंग-प्रत्यंग में रोमांच और कंप की 
भाव-विद्धलता प्रकट होने लगी। फिर गोरांग प्रभु ने हाथ बढ़ाकर उसके शरीर 
का ज्यों ही स्पशं किया, त्यों ही वह॒ तरुण अवधूत बेसध होकर धरती पर 
गिर पड़ा । 
इसके बाद उक्त तरुण अवध त का परिचय छिपा नहीं रह सका। भक्तों 
को मालूम हो गया कि इन्हीं की प्रतीक्षा में गौरांग महाप्रभ अबतक नवद्वीप में 
रुके हुए थे। ये तरुण अवधूत ही हैं,महाप्रभु के वहुदिन-प्रतीक्षित लीला-सहचर-- 
श्री नित्यानन्द अवधूत । 
महाप्रमु के स्पश में कसी अमोघ दिव्यता है, इसका परिचय भी भक्तों को 
उसी दिन मिल गया था । 
संन्यासी नित्यानन्द को गौर-सुन्दर ने उसी क्षण से अपने प्रेम के अमोघ- 
पाश में दृढ़ता-पुवंक आबद्ध कर लिया था। सवंस्व-त्यागी नित्यानन्द अब 
गौरांग के अक्षय प्रेम-माण्डार के भण्डार-पाल बना लिये गये । संन्यास की सीढ़ी 
उन्हें कम-यज्ञ के नूतन शिखर पर प्रतिष्ठित कर, अनावश्यक बन गई । वे 
गोरांग महाप्रभु के प्रधान पाषंद के रूप में विश्वत हुए । 
ऐसे ही, एक-के-बाद एक कर, अनेक दूर-वासी भक्तगण गौरांग महा प्र भ 
के आलोक-मण्डल में सम्मिलित होते रहे । विश्व में भक्तिधमं को स्थापित करने 
वाले दिक्पालों के रूप में उनमें से बहुतेरों को चर्चा दीघे-काल पर्य्य॑न्त की जाती 
रही । किन्तु किसी को यह नहीं मालूम है कि उन्हें महाप्रभ के निकट एकत्र 
करनेवाली अज्ञात योजना किसने वनाई थी। सच तो यह है कि आध्यात्मिक 
जगत के रहस्यों को जात पाता जन-साधारण के बूते की बात नहीं है । वैष्णव- 
भक्‍तों की धारणा तो यह भी है कि चतन्य महाप्रभ॒ की लीला में सम्मिलित 
जिन अभिन्ञात महापुरुषों को हम जानते हैं, उनसे कहीं अधिक संख्या में, उस 


२७ ] [ श्रीक॑ष्ण चेतन्यदेव 


काल में ऐसे भक्त और महापुरुष भी विद्यमान थे, जो अप्रकट रहकर ही उस 
लीला में योगदान करते रहे । 

किन्तु महाप्रभु के जिन पाष॑दों को प्रकट रूप में लीला-सहचर बनना था, 
उनके रहस्य यथासमय महाप्रभ्‌ स्वयं ही प्रकट कर देते थे । ऐसे पापषंदों में 
कुछ के आने की प्रतीक्षा अभी भी जारी थी। किन्तु निदिष्ट शुभ लग्न के उपस्थित 
होने से पहले वे नही आयेंगे । यह वात भी महाप्रभु ने स्वयं ही बता दी थी । 

उस दिन गौर-सुन्दर की सुन्दर आँखों ने फिर आँसू की झड़ी लगा रखी 
थी । वीच-बीच में “पुण्डरीक, पुण्डरीक' कह कर वे किसी अज्ञात व्यक्ति को 
पुकारते जा रहे हैं। यह पुण्डरीक कौन है ? 

“हाय रे, पुण्डरीक को देखे विना मेरी छाती फटी जा रही है। यह कसी 
निष्ठ्रता है तुम्हारी ? शीघ्र आ जाओ, पुण्डरीक ! मैं तुम्हारे विना नहीं रह 
सकता । अब और विलम्ब मत करो ।”-- महा प्रभु की इस पुकार को समझ 
पाना मित्र-मण्डली के किसी सदस्य के लिए संमव नहीं हो पा रहा है । 

कौन है वह भाग्यवान्‌ जिसकी प्रतीक्षा में गौरांग-सुन्दर आज प्रात: काल 
से ही इस तरह अधीर हैं ? भक्तों ने तरह-तरह की युक्तियों के सहारे गौरांग 
प्रभु से इस प्रइन का उत्तर प्राप्त करना चाहा। अन्तत: इतना अवश्य मालूम 
हुआ कि चट्टग्राम अंचल में पुण्ड रीक विद्यानिधि नामक एक वेष्णव भक्त सचमुच 
विद्यमान हैं। प्रचुर संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठावाले उस सद्गहस्थ की 
गणना उस क्षेत्र के रईसों में की जाती है। किन्तु साधुओं, पण्डितों और पय्ये- 
टकों के स्वागत सम्मान में उनकी मुक्त-हस्तता से प्रमाणित होता है कि सामन्‍्तो- 
चित ठाट-बाट के बावजूद, वे वेराग्य और विवेक के आध्यात्मिक रस से अन्तः 
सिक्‍त रहा करते हैं। यह दूसरी वात है कि उनके व्यक्तित्व के इस अन्तरंग पक्ष 
पर जन-साधारण का ध्यान, साधारणत:, नहीं जाता । 


गौरांग महाप्रभ्‌ ने अश्रु-सिचित स्वर में अपने भक्तों को संबोधित करते 
हुए कहा--““आप लोग पुण्डरीक के पास खुद जायें और मेरे पास उन्हें शीघ्र 
ले आवें | मेरा वियोग-तप्त चित्त पुण्डरीक को देखे बिना शान्त नहीं हो पाता ।” 

यह सुनकर उपस्थित भक्तगण विस्मित होकर एक-दूसरे का मुह ताकने 
लगे। चट्टगाँव और नवद्वीप के बीच की दूरी पैदल चलकर दो-चार दिनों में तो 
तय नहीं की जा सकती । तो क्या पुण्डरीक कहीं नवद्वीप में ही टिके हुए हैं ? 
ऐसा हो भी, तो भी उनका पता कंसे लगेगा ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है 
कि महाप्रभु की आज्ञा का पालन किस प्रकार संभव हो पायगा। 


संगीग की ही बात थी कि असं भव काम स्व॒ृत: संभव होता जान पड़ा । 


भारत के महान साधक ] [ रे८ 


उस दिन मुकुन्द नामक भक्त उस कीत्तन-गोष्ठी में उपस्थित नहीं हो सके थे । 
वे भी चट्टगाँव के ही रहनेवाले हैं। पुण्डरीक विद्यानिधि से उनका अच्छा-खासा 
संपर्क भी है । यदि पुण्डरीक किसी काम से नवद्वीप आ गये होंगे, तो मुकुन्द 
को इसका पता रहना चाहिए। व॑ँसी स्थिति में पुण्डरीक विद्यानिधि को वे 
खोजकर प्रभु के पास ले आा सकते हैं । 

गदाधर ने खद जाकर मुकुद को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। 
मुकुद के ही मुख से एक वार गदाधर ने पुण्डरीक की घमं-भीरुता की एक अनूठी 
कहानी सुनी थी । उन्हें कहा गया था कि पुण्डरीक गंगा की धारा में पैठकर 
स्तान करना इसलिए अनुचित मानते हैं कि वसा करने पर गंगाजल के पर से 
छ जाने की संभावना है ! गदाघर की भी प्रवल इच्छा थी कि बसे धर्म-मीर 
भक्त के साथ, संयोग मिल जाने पर, संपर्क साधने की चेष्टा अवश्य करनी 
चाहिए। लगता है वह संयोग अ्रव स्वयं ही उपस्थित हो रहा है । 

किन्तु विद्यानिधि के सामने उपस्थित होने पर गदाधर चक्तित रह गये । 
जिस ठाट-बाट और भाव-मंगी में वे थे, उसे देखकर उन्हें मक्त समझ लेना किसी 
के बृते की वात नहीं । गदाधर का निराश हो जाना ही स्वाभाविक था । 


चेहरे पर राजपुती रौब लिए पुण्डरीक मसनद से उंगठ कर एक शानदार 
पलंग पर बठ थे । पलंग पर काफी मोटा गह्दा था और उसके ऊपर दूध-सी 
सफेद चादर बिछी थी । ऊपर कारु-शिल्पांकित चेंदोवा टेंगा था। अंग-बस्त्रों 
का वेशकीमतीपन भी असाधारण ही कहा जायगा । सुगन्धि-द्रव्यों के विभोहक 
सुवास से आसपास का वातावरण भींग कर मीठा हो गया था। चाँदी का 
विशाल ताम्बूलदान पास में ही रखा था। रह-रह कर उसमें से कीमती गिलौ- 
रियाँ निकाली जातीं और उन्हें मुखबस्थ कर लेने के बाद, बातचीत का सिलसिला 
जारी हो जाता | मोर-पंख हाथ में लिए सिरहाने, पैतानें और अगल-बगल में 
खड़े होकर कई भृत्य पंखा झलने में व्यस्त थे । 
गदाधर आरंभ से ही ठाटबाट के प्रति पराडः मुख रहनेवाले वरागी स्वभाव 
के व्यक्ति हैं। उनकी जान वहाँ जाकर साँसत में पड़ गई। वे मन-ही-मन 
सोचने लगे--यहाँ आकर मैं व्यरथं ही फेंस गया । ये तो नितान्त विलासी जीव 
हैं। इनका मगवानत्‌ और भगवद्भक्ति से दूर का संबंध भी संभव नहीं जान 
पड़ता । अब यहाँ से वचकर जल्द घर कंसे वापस पहुँचा जाय, यही सोचना है। 
गदाधर की भाव-भंगी देखकर मुकुद को भीतर-ही-मीतर हँसी भा रही 
थी । वे सोच रहे थे कि भक्त-प्रवर गदाधर के वेराग्य को पुण्डरीक के अनुराग 
के आमने-सामने कर देने का सुयोग यों ही खोना नहीं चाहिए। वे अकस्मात्‌ 


२६ | [ श्रीकृष्ण चेतन्यदेव 


श्रीमद्भागवत का एक सरस इलोक गा-गाकर पढ़ने लगे। श्लोक में मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की महिमा का वर्णन था। 

श्लोक की प्रथम पंक्ति के उच्चरित होते ही वातावरण पूर्णतः परिवत्तित 
हो गया । पुण्डरीक सात्त्विक मावावेग को संमालने के प्रयन्न में असफल होकर, 
पलंग से फिसलकर, घरती पर लुढ़क गये और मूच्छित हो गये । उनके पाँवों के 
झटके से ताम्वूल-पात्र छिटक कर नीचे गिर पड़ा और करीने से सजाये गये 
प्रसाधन तितर-बितर होकर ट्ट गये । उनके स्वेद और रोमांच से थरथर कॉपते 
शरीर और अस्तव्यस्त वस्त्र को संभालना संभव नहीं हो सका। शिर के 
घ॒घराले सुवासित केश धूल में सनकर बिखर गये । 


प्रेमोन्मादुके इस अकत्रिम आवेग को देखकर गदाधर हकक्‍्के-वक्के हो रहे थे। 
उनकी आँखों से आँसू वह निकले। उन्हें मन-ही-मन पछतावा होने लगा कि 
इस आत्मगोपनकारी भक्त के प्रति अवज्ञा के माव पालकर, उन्होंने बहुत बड़ी 
मूल कर डाली है । उन्हें उस मानसिक अपराध के कारण, थोड़ा-थोड़ा मय भी हो 
रहा था। उन्होंने निश्चय किया कि मन्त्र-दीक्षा के लिए पुण्डरीक से प्रार्थना 
कर के वे शझ्पने अपराध का माजं॑न करा लेंगे । 

मूर्च्ा टूटने के बाद पुण्डरीक विद्यानिधि ने दीन और कातर दृष्टि से 
मुकुद की ओर देखा और कफरुश स्वर में पूछा : “मेरे प्राण-प्रभू, प्रागेश्वर 
श्रीकृष्ण मेरा उद्धार कब करेंगे ? मेरे प्राण तो काठ की तरह कठोर हैं। भक्ति 
का लेश भी नहीं है मुझ में । तुम्हारे श्रीकृष्ण मुझपर कब कपा करेंगे ? कब 
मिलेंगे वे ? जरा बता दो, भाई।” 

उसी रात श्रीवास के शगन में जाकर पुण्डरीक विद्यानिधि ने गौर-सुन्दर 
प्रभु के दर्शनों की याचना की। वे प्रभु के पाइवे में हाथ जोड़कर, साश्न-नेत्र, 
बेठे रहे। उस समय उनकी वेश-भूषा भी नितान्त साधारण थी। हठात्‌ वे प्रभू 
के चरण-प्रान्त में लोट-लोटकर रोने लगे । प्रकतिस्थ होने पर उन्होंने प्रार्थना 
की : ''प्रभो, अन्यलोगों का आपने जिस तरह उद्धार किया है, कृपया, उसी 
तरह मेरा उद्धार भी करें। श्रब मुझे अपने पास से धकेल कर दूर मत करें। 
वह वजचना श्रब मुझ से सध्दो नहीं जायगी ।”' 

गोरांग प्रभु पुण्डरीक की बातें सून-सुन कर रो रहे हैं और वारंवार एक 
ही कथन को दृहराते जा रहे हैं : “पुण्ड रीक, मेरे प्रिय, तुम्हें पाकर मेरा जी जुड़ा 
गया; हृदय शीतल हो गया; तुमने मुझे पुनर्जीवन दे दिया ।” 


मक्‍त और भगवान्‌ वी इस आपसी लीला ने उपस्थित भकक्‍त-मण्डली को 
चकित कर रखा है। उनके आनन्द की कोई सीमा नहीं है । 


भारत के महान सांघधक ] [ २० 
प्रभु ने प्रकृतिस्थ होकर कहा--“आज श्रीकृष्ण की असीम कृपा है, मुझ 
पर । मेरे पुण्डरीक को मेरे पास लाकर उन्होंने मुझे कृतार्थ कर दिया है। लेकिन 
तुमलोग इतना जान लो कि आज से इन्हें 'विद्यानिधि” नहीं, 'प्रेमनिधि' कहा 
जायगा। श्रीकृष्ण ने इन्हें तैयार ही किया है प्रेम-भक्ति के निगृढ रहस्यों को 
अभिज्ञापित करने के लिए ।” 
पर इस घोषणा के पहले ही गदाधर ने पुण्डरीक प्रेमनिधि से प्रेम-भक्ति 
की मन्त्र-दीक्षा पाने का सौभाग्य अजित कर लिया था । 
इधर आकर श्रीवास के आंगन में, नित्य दिन, प्रेम-भक्ति की नई-नई 
दृश्य-लीला आयोजित होने लगी है! उसमें आध्यात्मिक साधना के अन्तरंग 
रहस्य ही नहीं, गौरांग-सुन्दर के क॒ष्ण-चेतन्य-स्वरूप के लीला-वैचित्य भी अना- 
यास ही उद्भासित हो जाया करते हैं। सभी भावों के भावुक और सभी रसों 
के रसिक हैं, हमारे गौर-सुन्दर । भक्त कवि वृन्दावन दास की इस संबंध में 
स्पष्ट घोषणा है : 
“दास्य-भाव की भआात्ति, 
कि प्रभु करते है ऋन्दन, 
एक पहर के बाद दूसरा पहर बीत जाता है, 
गंगा-स्तान-कत्य की बेला-- 
जाती रीत, तीर पर रोते-रोते, यू ही ! 
फिर हँसते, तो पहर-पहर मर 
हँसना थमता नहीं, मुग्ध हँसते रह जाते ! 
मूच्छित होते, तो फिर पहरों बेसुध रहते, 
चलती साँस नहीं, 
पलकों का गिरना-उठना बन्द पहर भर ! 
देन्‍्य गय॑ थें बदल मान करता फिर रूठा : 
“कान्हा वह मेरा ही है, मेरा ही केवल, 
और किसी का हो वह, ऐसा सहन करू क्‍या ? 
नहीं, नहीं !” कहकर हँस पड़ते, 
सुध-वुध खोकर। 
गौरांग प्रभु मक्ति और प्रेम के रस में निरंतर इसी तरह, विभोर रहा 
करते हैं। भक्त के दन्य और आत्तंता के तो वे, मानो, मूृत्त विग्रह ही हैं । एर 
मगवान्‌ के अनन्त ऐश्वयँ की परिपूर्ण दीप्ति मी, उन्हें माध्यम बनाकर, प्रकट 
हो जाया करती है। उस समय उनकी तैजोद्प्त आभा अनुपमेय हो उठती है । 


३१ ] [ श्रीकृष्ण चंतन्यदेव 
भक्त के शरीर में मगवान के इस सद्य: अवतरण के साक्षी हैं, मुख्यतः अद्व त, 
नित्यानन्द, श्रीवास, मुरारि, मुकुद, हरिदास आदि भक्त । 


महाभाव के आवेश से वारं-वार अभिभूत होना गौरांग प्रभु की दिनचर्य्या 
का अनिवायं अंश बन गया है । मगर उस दिन की घटना को आवेश कहना 
कठिन है । वे पूर्णतः प्रकृतिस्थ ये, जब वे श्रीवास पंडित द्वारा पुजित विष्णु 
विग्रह के सिहासन पर जा बंठे थे । सामने भक्तों की आाह्वादित मण्डली नाचने- 
गान में वेसुध होकर कीर्त्तन कर रही थी। प्रमु इस आयोजन को निश्छल 
निःशंक भाव से बिहँसते हुए एकटक देख रहे थे । भक्तों ने उस दिन भगवान्‌ 
मानकर ही गौरांग-सुन्दर का अभिषेक और पूजन किया | विष्णु में और गौरांग- 
प्रभु में कोई अन्तर नहीं है, इस तथ्य का अनुभव, उस दिन, उपस्थित जन-मंडली 
के एक-एक सदस्य को प्राप्त हो गया था। 
उस दिन उनका सहज भुवन-मोहन रूप भागवत ऐश्वययं और माधुयें की 
असीम आभा से मंडित होकर और भी दिव्य बन गया था। *वे साक्षात्‌ कल्प 
वृक्ष बने उपस्थित थे | अन्तरंग भक्तों को उन्होंने सहज भाव से असीम करुणा 
और अल विभूति के दर्शव करा दिये। श्रीवास पंडित के घर में उस दिन 
स्वगिक आनन्द की आँधी बह रही थी । वन्दावन दास ने लिखा है कि उस 


दिन प्रभु की भगवत्ता का यह उल्लास सात पहर तक घरती और आकाश को 
व्याप्त किये रहा । 


मगवत्प्रकाश से मंडित आभा-मण्डल के मध्य में गौरांग-सुन्दर घ्यानमग्न 
बेठे हैं। चारों ओर कृतविद्य साथंकनामा भक्त-जन हाथ जोड़े खड़े हैं । अकस्मात्‌ 
श्रोधर ! श्रीधर !” कहकर गोौरांग प्रभु किसी अनुपस्थित, अनभिज्ञापित 
व्यक्ति को पुकारने लगे। यों उस नाम के एक दरिद्र व्यक्ति को कुछ लोग 
अवश्य जानते थे, क्योंकि वह नवद्वीप का ही निवासी था। तो क्‍या उस खोम- 
चेवाले को ही प्रभु के द्वारा इस तरह पुकारा जा रहा है? क्‍या उससे प्रभु का 
सचमुच परिचय हे ? यदि नहीं तो घंटे मर से उसे रह-रह कर पुकार क्यों रहे हैं ? 

करुणामय प्रभु भक्तों के हदगत भाव को भाँपकर बोले-- “ भरे, तुमलोग 
मेरे परम स्नेही श्रीधर को भी नहीं जानते ! अकिचन दरिद्र समझकर उसकी 
अवज्ञा करोगे तुमलोग ? वह खोमचावबाला है, तो क्या हुआ ? उसकी मगवद- 
मक्ति तो असाधारण है। केले की छेमियाँ तोड़-तोड़कर जिस समय वह ग्राहक 
के हाथ में देता है और उनके द्वारा दी गई कीमत के पैसे गिनता हैं, उस समय 


मारत के महान साधक ] [ रे२ 


भी भगवन्नाम का जप, उसके हृदय में भनवरत चलता रहता है । लोग उसे निरा 
खोमचावाला मानकर तुच्छ समझ बैठे हैं। वे यह नहीं जानते कि वही तुच्छ 
खोमचावाला भगवान के भक्तों का सिरमौर भी तो है। तुमलोग देर मत करो । 
शीघ्र जाओ मेरे बंधु श्रीधर के पास, और उसे मेरे पास तुरत ले आओ । उसका 
वियोग अब और सहन नहीं कर सक्‌ गा, मैं ।”' 

भक्तों की मंडली में हल्ला पड़ गया । कितना भाग्यवान्‌ है वह खोमचा- 
वाला श्रीधर, जिसके लिए प्रमु इस तरह रह-रहकर अधीर हो रहे हैं। मगर 
इस विशाल नग्ररी नवद्वीप में उसका घर कहां हैं, यह तो किसी को मालूम नहीं। 
राह-बाट में खोमचे में केले, मकोये वर्ग रह सजाये, कभी-कभी, ग्राहकों को प्रतीक्षा 
में स्वयं कहीं खड़ा मिल जाय, यह दूसरी बात है। सो भी कोई निश्चित ठिकाना 
नहीं है । आज यहाँ तो कल वहाँ ! फ़िर महीनों गायव ! उसे खोजकर पा लेना 
तो संभव नहीं लगता । यह दूसरी बात है कि वह खुद द्वी कहीं, कभी, मिल 
जाया करे । 

फिर भी भक्तों ने हिम्मत नहीं हारी । थोड़ी ही देर बाढ, वह उन्हें स्वयं 
मिल गया । भक्तगण उसे जवरन्‌ पकड़कर ले आये और गौरांग-सुन्दर के आमने- 
सामने उसे खड़ा कर दिया गया । 


बेचारा श्रीधर विस्मय से अवाक था। किसी ने उसे बताया तक नहीं कि 
उसे किस कसूर में पकड़ा जा रहा हू । मगर जब उसकी दृष्टि गोौरांग-सुन्दर 
पर पड़ी, तो उसके जी-में-जी आया | यह तो निमाई पंडित हैं ! बहुत दिनों पर 
देखा हे, इसी लिए वदले-बदले-से दिखाई पड़ रहे है। आज तो इनकी अदभुत 
छटा है। इतना भुवन-मोहन माघुय्य॑ कभी पहले तो इनमें दिखाई नहीं पड़ा 
था। आज तो जान पड़ता हूँ कि निमाई पंडित ही साक्षात्‌ श्रीकृष्ण बनकर आ 
बेठ है। अद्भुत चमत्कार हें, यह | 
श्रीधर को भौंचक और हतवाक देखकर भक्तगण उसे ढाढस देने लगे-- 
“श्रीघर, प्रभु के तुम इतने प्रिय हो, तुम्हारा ऐसा सौभाग्य हैँ, यह हमें पता न 
था। आओ, तुम्हारे स्पर्श से हम लोग भी कृतार्थ हो लं।” 
प्रभु श्रीधर को देखते ही दो बाहु फलाये, उसे आलिंगन में आवद्ध करने 
के लिए, वेतहासा दौड़ पड़े । उसे हृदय से लगाकर उन्होंने कहा--“श्रीधर, 
क्या तुम मुझे भूल गये ? पता नहीं, तुम्हारे खोमचे से मैंने कितना जी भर कर 
पाया और हमारे बीच कितने स्नेह-कलह होते रहे । फिर आनंद के इस हमारे 
मेंले में तुम क्यों नहीं शरीक हुए ? यों कटे-कटे रहकर, तुम अपना विंड नहीं 
छुड़ा सकोगे, श्रीधर ! 


३३ ] [ श्रीकृष्ण चैतन्यदेव 


श्रीधर को पिछले दिनों की स्मृतियाँ विभोर करती जा रही हैं। नवीन 
अध्यापक बाजार की ओर जब कमी निकलते तो श्रीधर से जरूर मिल लिया 
करते थे । आपस में व्यंग्य-विनोद और व्याज-कलह किये विना दोनों को ही 
संतोष न होता । दो-चार पैसों के केले, लाई वगेरह से ज्यादा खरीदना निमाई 
के स्वभाव में न या । मगर उतने छोटे सौदे के लिए ही देर तक सौदेवाजी 
चलती रहती और उतनी देर तक निमाई पण्डित की शब्द-वृष्टि अनवरत चलती 
ही रहती । बेचारा श्रीधर दरिद्र था। ज्यों-त्यों करके दित कट जाये, यही 
उसकी दिन मर की मिहनत का लक्ष्य था ।.पर निमाई पण्डित को उसके दारिद्रय 
से वास्ता न था। चीज खरीद कर, कीमत देते समय टंटा खड़ा करने के लिए 
ही वे श्रीघर के पीछे पड़े थे। बढ़ा-चढ़ा कर दाम बताना श्रीधर के स्वभाव में 
नथा। फिर भी उसपर मुनाफाखोरी का अभियोग लगाकर तकरार करना 
निमाई पंडित का रुचिकर विनोद बन गया था। चलते-चलते श्रीधर को वह कह 
जाते-- “तुम राई की कीमत पहाड़ बताया करते हो । इतना मुनाफा लेकर 
कहाँ रखोगे, श्रीधर ? पूरे नवद्वीप में तुम्हारे-- ज॑ंसा झाँसेबाज मुझे कहीं 
नहीं मिलता ।” 

बाजार आते ही, निमाई पंडित का पहला झपट्दा श्रीधर पर ही पड़ जाता । 
उसकी हर चीज की कीमत का आधा अंश वे बातों के जोर से उड़ा लिया 
करते । फिर भी जिस दिन वे नहीं आते, उस दिन भ्रीधर को चेन नहीं मिलती 
थी । निमाई पंडित के उपद्रव, अत्याचार और फिरके उसे रुचिकर प्रतीत होते। 
प्रतीकार में एक शब्द मी कह पाना उसके वश में न था। मगर उसके बाद अर्से 


तक निमाई पण्डित का उसे पता नहीं चला। यह दूसरी बात है कि अदश्शन की 


उस अवधि में भी श्रीधर को निमाई पंडित की याद हर दिन आ जाया 
करती थी। 


अरसे के बाद निमाई पंडित से मिलकर श्रीधर को जो अहेतुको प्रसन्नता 
प्राप्त हुई, उसका वर्णन नहीं हो सकता । मगर इसी बीच कंसा परिवत्तंन हो 
गया उस झगड़ाल्‌ पंडित में ? सौंदयं, माघुयं और ऐश्वर्य के शिखर पर पुनो 
के निष्कलंक चन्द्रविम्ब की तरह उसकी भुवन-मोहन मूर्ति देखते ही अभिभूत 
कर लेती है। श्रीधर अपने सौमाग्य को सराहने लगा। यह ठीक है कि वह 
अकिचन और दरिद्र है। किन्तु इस तरह खद बुलाकर गोीरांग-सुन्दर ने उसपर 
कृपा की है, उसे साधारण सौभाग्य की घटना मानना क्‍या संभव है ? 


गौरांग प्रभु की ओर एकटक देखता हुआ श्रीधर हाथ जोड़कर खड़ा रहा । 
५१० 


भारत के महान साधक ] [ रे४ 


उसकी दोनों आँखों से कृताथंता के आनन्दाश्रु बहते रहे । इस प्रकार कितना 
समय व्यतीत हो गया, इसका उप्ते पता नहीं चला । 
आज गोरांग प्रभु ऐश्वयं की प्रसाद-दशा की दीप्ति से पुलकित थे। भक्त 
के प्रति कुछ भी अदेय नहीं। अपनी प्रसन्नोज्वल वृष्टि से इस भक्त के एक-एक 
अंग का स्पश करने के बाद उन्होंने कहा : “श्रीघर, तुम मेरे अत्यन्त प्रिय हो । 
आज तुम्हें मैं कुछ दूगा। क्‍या लोगे ? बोलो। राज्य लेना चाहो तो वही 
मिलेगा। अष्ट-सिद्धि की इच्छा करोगे, तो वह भी मिछेगी | जो चाहते हो, 
वहसाफ-साफ बता दो | 
श्रीघर ने भरे स्वर से, अश्र-गदगद्‌ होकर कहा : “प्रभो, अब मुझे नये 
चक्कर में डालना उचित नहीं। वह तो पहले ही, जरूरत से ज्यादा हो चुका 
है। आप जो हैं, मेरे लिए वही यथेष्ट है। आपसे अलग होकर कुछ और चाहने 
की बात मुझे नहीं जेचेगी । ऋद्धि-सिद्धि की बातों में मुझे भुलावा देना क्‍या 
श्रापको पसन्द है ?” 
मगर प्रभु श्रीधर को आज कुछ-न-कुछ देकर ही छोड़ेंगे। वे वार-वार 
अनुरोध किये जा रहे हैं : “नहीं, श्रीधर, नहीं। आज कुछ-न-कुछ तो तुम्हें 
माँगना ही पड़ेगा |” 
सहज प्रेम की सहज धारा में बहकर श्रीधर आज अपने परम प्रभु के 
घरणों तक आ पहुचा है। दंवी कृपा ने उसे अजाने ही कल्पवक्ष की छाँह में 
पहुंचा दिया है । अब ओर कया चाहना बाकी रह गया है, उसके लिए ? मगर 
प्रभुतों जोर-जबदंश्ती की अपनी पुरानी आदत छोड़ नही सकते । अन्ततः 
श्रीधर को विवश होकर वर माँगना ही पड़ा | 
श्रीधर की दोनों आँखों में मसू छलछला आये हैं। हाथ-जोड़कर उसने 
गौरांग प्रभु फो थोड़ी देर तक चुपचाप देखा और तब भाव-विभोर होकर बोला--. 
“मेरे खोमचे से, जिस ब्राह्मण ने जो चाहा, 
निकाल लिया, वही ब्राह्मण अब जन्म-जन्म तक 
मेरा मालिक बना रहे ! जो ब्राह्मण 
मुझसे तकरार किये विना चेन नहीं 
पाता था, उसीके चरण-युगल अब मेरे 
जन्म-जन्म के मालिक बन जायें |--- 
“जे ब्राह्मण काड़िलेक मोर खोला पात, 
से ब्राह्मण हउ॒क मोर जन्मे-जन्मे नाथ। 
जे ब्राह्मण आमार संगे करिले कन्दल, 
मोर प्रभु हुठ! तार चरण-युगल ।” 


३५ ] हैँ श्रीकृष्ण चेतन्यदेव 
सिद्धि नहीं, ऐश्वय नहीं, केवल भक्ति -शुद्धा मक्ति चाहता है अकिज्चन, 
दरिद्र श्रीधर | प्रमु के ऐश्वयंमय रूप को परखने के लिए वह कोई प्रमाण कतई 
नहीं चाहता । वह उनके जिस लीला-चपल रूप को कभी भूल नहीं पाता; 
फटकार-तकरार, कलह- उपालं भ, हास-परिहास के जोर से गोरांग के जिस रूपने 
श्रीधर के हृदय को अंकित कर रखा हूँ, उस रूप पर ही वह अपने जीवन को 
न्यौछावर कर देना चाहता हूँ । 

उस दरिद्र खोमचेवाले की यह वर-कामना जिस किसी ने भी उस दिन 
सुनी, वह उसके सौमाग्य को सराहे बगेर रह नहीं सका । 


किन्तु जिस प्रेम-धर्म का प्रवर्तन करने के निमित्त गौरांग महाप्रभु को 
ऋषियों ने घरती पर उतारा हैं, वह प्रेम-धर्म क्या इने-गिने अन्तरंग भक्‍तों तक 
सीमित रहेगा ? अन्तरंग भक्‍तों की सीमा का, एक विशेष प्रयोजन से, विशेष 
अवधि तक स्वीकृत किया जाना, आरंभ में आवश्यक भले ही रहा हो, किन्तु 
उस सीमा को तोड़कर, प्रेम-धर्मं की महिमा मानव-मात्र में प्रतिष्ठित होनी 
चाहिए। गौरांग-प्रमु इस अपेक्षा के प्रति अब स्वयं भी अभिमुख है। प्रेम-धर्म 
का प्रचार सीमित क्षेत्र और सीमित समाज को लेकर संभव नहीं । 


पर प्रचार-कार्य में महाप्रभु स्वयं उतरें यह भी ठीक नहीं। इसलिए 
उसका दायित्व नित्यानंद और हरिदास ने आगे बढ़कर स्वयं ले लिया । उस 
काये के लिए वे दोनों सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति ये भी । दोनों ही सर्वस्व-त्यागी 
संन्यासी थे और दोनों ही के हृदय में गौरांग-सुन्दर के प्रति असीम प्रेम था। 
इससे भी बड़ी बात यह थी कि उनमें एक का जन्म यदि हिढ़ू परिवार में हुआ 
था, तो दूसरे मुसलमान खानदान में पैदा हुए थे । 

नित्यानन्द मौर हरिदास को बुलाकर प्रभु ने कहा : “आज से तुम दोनों 
पुरे नवद्वीप में कृष्ण नाम को प्रचारित करो। प्रत्येक घर के दरवाजे पर जाकर 
दस्तक दो और पाँव पकड़ उस घर में रहनेवालों से कृष्ण नाम की भीख माँगो। 
अपने प्रतिदिन की इस भिक्षा-यात्रा के फलाफल का हिसाब तुम दोनों मुझे भी 
जरूर बता दिया करना। 

उसके तुरत बाद नित्यानन््द और हरिदास घर से बाहर निकलकर नव- 
ढीप की गली-गली में कृष्ण-नाम का कीर्त्तन करते फेरी देने लगे। रो-कर, 


गा-कर, लोगों के पाँव पकड़ कर, दोनों एक ही प्रार्थना करते : “कृष्ण का नाम- 
गान करते रहो ।” 


भारत के महान साधक ] [ ३६ 


मगर यह काम अ.सान नहीं था। व्यंग्य-विद्र,प करनेवालों की कमी न 
थी । ऐसे लोग भी मिल जाते थे, जिनकी दृष्टि में श्रीकृष्ण नाम की मीख 
माँगनेवाले भिखारी या तो ठग हों अथवा पागल । ऐसी स्थिति में निन्दा और 
अपमान के अवसर भी आ ही जाते हैं । लोग फहते-- आज तक तो प्रमभ का 
सहज पथ दिखलानेवाले ऐसे लोगों से किसी की भेंट नहीं हुई थी। अध्यात्म- 
मार्ग में ऐसे माघुयें और ऐसे आनन्द की वात भी किसी ने फ्म्मी नहीं बताई 
थी | मगर अधिसंख्यक लोगों को उनका नाम-कौत्तंत अपनी ओर अनायास ही 
खींच लेता । कृष्ण की पुण्य-कथा और गौरांग-प्रभु के वत्तान्त सुनकर वसे लोग 
माव-विभोर और मुग्ध हो जाते । वैसे लोगों को नित्यानन्द और हरिदास भक्ति, 
दंन्य और आत्ति के मृत्त विग्रह प्रतीत होते। वे उनके नाम-कीत्तंन में मुक्तकंठ से 
योगदान देता अपना परम सौभाग्य समझते थे । 


एक दिन प्रभु के ये दोनों पाषेद बड़े संकट में पड़ गये। वे आनन्द के साथ 
नाम-गान करते-करते साथ-साथ चल पड़े थे। अकस्मात्‌ उन्होंने देखा कि थोड़ी 
ही दूर पर यमदूत की तरह दो भयंकर व्यक्ति खड़े हैं। वे दोनों सहोदर भाई थे- 
जगन्नाथ ओर माधव । उनका जन्म ब्राह्मण-वंश में हुआ था, लेकिन भला इससे 
क्या होता है ? उत्पात, पाप और उपद्रव के अनुष्ठान में इस जोड़ी का मुकाबला 
करनैबाला कोई पूरे नवद्वीप में न था। हरि नाम लेनेवालों पर वे उसी तरह 
मड़क उठते भे, ज॑से लाल कपड़े पर कोई अलमस्त साँड़ । हत्या और लूट तो 
उनका पेशा ही है । शराब कै नही में धत्त होकर वे उस दिन यदि नुक्कड़॒ पर 
खड़े थे, तो यह कोई शुभ बात न थी । 
किन्तु निमाई पंडित के पुराने नाम को नये अर्थ के साथ धारण करनेवाले 
नित्मानन्द ने भी इधर मन-ही-मन तय कर लिया है कि दुष्टों और पापियों के 
उन दोनों सरदारों को आज हरि-नाम की दीक्षा अवश्य दे देनी है । सो वे उसके 
सामने जाकर उच्च स्वर से क्ृष्ण-नाम का गान करने लगे । उनके नाम-कौर््तन 
से कुपित होकर दोनों माई--जगन्नाथ और माधव की आँखें फ्रोध और शराब 
के गुलाबी नशे से लाल हो उठीं। वे हरि नाम का गान करनेवाले साधुओं की 
ओर बड़े वेग से दोड़ पड़े । 
नित्यानन्द जैसे विनोदी हैं वैसे ही लीला-पटु। किसी-न-किसी तरह 
झंझट-फब्बाद में पड़ जाने पर वे असीम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। 
अतः दोनों दस्युओं को अपनो ओर दौड़ते देखकर उन्होंने तप कर लिया 
कि आज अच्छा मौका हाथ लगा हैं। हरिदास का हाथ पकड़, वे प्राण 
की वाजी लगाकर अपने परमाराध्य गौरांग महाप्रभु के निवास-स्थल की 


३७] [ श्रीकृष्ण चे तन्यदेव 


ओर भाग चले । किन्तु उनका नाम-गान और भी उच्च-स्वर से जारी हो गया। 
हॉफते-हाँफते, दोनों महाप्रभु के सम्मुख उपस्थित हुए। 

नित्यानन्द ने रोष आर प्रेम से विगलित स्वर में कहा : “प्रभु ! आपका 
मत ही विपरीत व्यापार है। भक्त और साधु यदि भगवान्‌ का नाम गान करे 
ही तो इसमें आपका कृतित्व क्‍या हुआ, क्योंकि वे तो हरि-स्मरण करने के लिए 
स्वयं ही प्रस्तुत हैं। हाँ! यदि आप जगाई और मधाई ज॑से दुव त्तों के मुख से 
मगवज्नाम का उच्चारण करा सके, तभी कुछ पता चले | इस बार यहौो कर 
दिखाइये, प्रभु [” 

कई दिनों बाद का वृत्तान्त है, नाम-कीत्तंन करते-करते निताई (नित्यानंद) 
ने दिन को रात कर दिया था। लौट्ते-लीटते काफी देर हो गई। रात की 
गहरी आँधियारी चारों ओर छा गई थी, मगर उस निविड़-निजंन पथ में उन 
दोनों का समवेत स्वर हरि-नाम का गान करता, दूर से ही सुनाई पड़ रहा था। 
अकस्मात्‌ जगाई झौर मधाई को उन्होंने बीच राह में, दठ की तरह, खड़े 
देखा । दोनों शराबी भाई लूट-मार के अपने पेशे के शिकार की तलाश में इसी 
तरह घात लगाये बटमारी किया करते थे । कृष्ण का ताम कान में पड़ते ही 
उनकी देह में आग लग गई और के गज न करते हुए चिल्ला पड़े : “किसके सिर 
पर सामत सवार हुई है रे ! यमराज के पास जाने के लिए इस तरह आतुर 
होकर, किसने हमें नाम-कीत्तंन सुनाने की गुस्ताखी की है ? तुम दोनों आखिर 
हो कौन ?” 

नित्यानन्द की इच्छा है ही कि क्राज कुछ होकर रहे । वे उन दोनों दुष्टों 
की ओर प्रेम-प्रसन्न मुख के साथ अग्रसर हुए और बोले : “भैया मैं तो एक 
अवधूत हूँ । देखा, कि तुम श्रीकृष्ण से रूठे हुए हो, इसलिए इच्छा हुई कि आज 
भगवान्‌ से तुम्हारे मन-मुटाव का अन्त हो जाय और मेल-मिलाप करा दिया 
जाय । इसलिए तुम-दोनों को कृष्ण नाम सुनाने के लिए ही इतनी देर राह में 
मटकता रह गया 

अब क्या किया जाए ? पापियों के सरदार मधाई के माथे पर तो खून 
सवार हो गया। रास्ते में पास ही, एक गन्दा घड़ा पड़ा हुआ था । उसे उठाकर 
मधाई ने नित्यानन्द के सिर पर दे मारा । 

निताई के मस्तक से रक्त का फव्वारा बहने लगा । फिर भी, उन्होंने 
उफ तक नहीं किया | सिर के आहत स्थान को अपनी तलहथी से दबाये वे 
मुस्कुराते खड़ रहे । आज उन पापी दस्युओं के ऊपर वे गौरांग महाप्रभु॒ की 
अहेतुकी कृपा की वृष्टि करा देना चाहते हैं। श्रपनी इस इच्छा की पृत्ति के 


मारत के महान साधक ] [ ३५८ 
लिए ही इस संकट का उन्होंने आवाहन किया । थोड़ी ही देर में राह चलने- 
वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई। किसी ने गौरांग महाप्रभु के पास भी, चुपके से, 
इस घटना का समाचार पहुंचा दिया। उन्हें बता दिया गया कि नित्यानन्द 
आज जगाई और मधाई-जंसे प्रसिद्ध दुष्ट के फेरे में पड़ गये हैं। वे आज उनकी 
जान बचने नहीं देंगे। नित्यानन्द का सिर फूट गया है और बहते खून से लथ- 
पथ व खड़े हैं। 

मधाई का क्रोध इस दुघंटना के वाद भी शांत नहीं हो रहा है। वह इस 
तात पर कुपित था कि वंसी गहरी मार खाकर भी नित्यानन्द मुस्कुराते खड़े हैं 
और उसकी दस्यु-सत्ता को चुनोती द रहे हैं । वह अत्यन्त उत्तेजित होकर उन 
+र पुनः प्रहार करने के लिए उद्यत हुआ । 
मगर जगाई को झूठ-मूठ की मार-धार पसंद नहीं। जो खुद ही भीख 
मांगकर खाता है, जिसके पास माल-पत्ते की गठरी नहीं है, उस पर वार-वार 
पहार करना बल का अपव्यय मात्र है। निरस्त्र और द्ान्त-स्वभाव नित्यानन्द 
की मार कर भला क्‍या मिलेगा ? मन-ही-मसन ऐसा सोचकर, उसने मधाई को 
रोका और कहा : "अजी क्यों विदेशी संन्‍्यासी को व्यर्थ ही मार रहे हो ? इसके 
पास तो कानी.कौड़ी भी नहीं है। ऐसी हालत में बल का अपव्यय करने से क्या लाभ ? 
पे मधाई को जगाई ने थाम लिया और दोनों की बाता-बाती गरुथ्थम-गुथ्थी 
में वदल गई । उसी घड़ी, वहाँ अकस्मात्‌ गौरांग प्रमु उपस्थित हो गये । 
नित्यानन्द के आहत सिर से रक्त की धारा अमीतक बही जा रही है । 
यह दृश्य देखकर गौरांग महाप्रभमु भी अपना रोष रोक नहीं सके। उन्होंने हुंकार 
के साथ कहा : “नित्यानन्द का खून जिनके हाथों बहा है, उन पाखंडियों को 
इसकी सजा दिये बिना मैं नहीं रह सकता ।” 
नित्यानन्द तो घबरा गये । प्रभु की करुणा-लीला को वे सब लोगों के 
सामने प्रकटित करना अवश्य चाहते हैं, किन्तु प्रभू का वहाँ अकस्मात्‌ उपस्थित 
हो जाना, उन्हें मौंचक कर रहा है। यह दूसरी बात है कि इस पूरी दुघंटना के 
पीछे उनकी योजना इतनी ही थी कि उन दोनों पापयुकत दुष्टों का, प्रमु की कृपा 
से उद्धार हो जाय । 
प्रम॒ के सम्मुख उपस्थित होकर उन्होंने गुहार की : “प्रभु ! आप शान्त हो 
जायें। ये दोनों बड़ पापी हैं । इन्हें आपका कोप नहीं, आपकी कृपा की आवश्य- 
कृता हैं । इनका उद्धार आप नहीं करेंगे, तो कौन करेगा ? साथ-ही-साथ यह 
बात भी तो है कि ये निरे डकत नहीं, अन्यथा इनके हाथों मैं बहुत पहले ही 
मारा गया होता । जगाई भी तो मधश्चाई का माई ही है मगर उसी जगाई ने तो 


३६ ] [ श्रीकृष्ण चेतन्यदेव 
मेरी रक्षा की है। उसने मधघाई को रोका नहीं होता, तो मेरी प्राण-रक्षा नहीं 
हो पाती । मेरा सिर फूट गया या थोड़ा रक्त बह गया, इसका मुझे कोई कष्ट 
नहीं है । मैं इनकी ओर से भीख मांगता हूँ कि आप इनका उद्धार करें।” 


नित्यानन्द के वाक्य सुनते ही गौरॉग महाप्रमु करुणाद्र हो उठ | सच ही 
तो ! उनके प्राणाधिक मक्त की रक्षा तो जगाई ने ही की है और मघाई उसी 
का भाई है। ऐसी स्थिति में उन्हें परम उपकारी वांधव नहीं तो और क्‍या माना 
जाय ? प्रभु की अँखों से आँसू बहने लगे। वे वोले : “या जगाई | तुमने 
नित्यानन्द की प्राण-रक्षा की है। इसलिए तुमसे बढ़कर मेरा अपना कौन होगा ? 
मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हु कि करुणामय भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम पर कृपा करें 
और तुम्हें उनकी प्रेम-भक्ति का लाभ मिले ।” 

यह कहकर गौरांग महाप्रमु ने दोनों बाह फैलाकर जगाई को अपने गाढ़ 
आलिगन में ले लिया । 


गौरांग महाप्रभु के दर्शन और स्पर्श में कौन-सी अलौकिक शक्ति है यह 


कोई नहीं जानता । प्रेमालिगन पाकर जगाई मूच्छित हो गया और प्रभु के चरणों 
के पास पृथ्वी पर लुठित हो गया। 


दस्युकर्मा जगाई के इस सौभाग्य को देखकर भक्तों के आनन्द की सीमा 


न रही । गोरांग महाप्रभु का जय-जयकार वे करने लगे और नाम-कीर्तन के 
मधुर कोलाहल से सारा अंचल आप्यायित हो उठा । 


किन्तु निष्करुण मधाई का क्‍या हुआ ? उसके मन-प्राण भी हठात चंचल 
हो उठे । कैसे अद्भुत पुरुष हैं ये निमाई पंडित ! ऐसे महापुरुष का दर्शन सच- 
मुच दुलंभ है। उसकी आँखों से भी अश्रु-धारा बहने लगी । उसने अनुभव 
किया कि श्री कृष्ण का नाम, सचमुच, अत्यन्त मधुर है। उस नाम से प्रेम की 
मधु-वृष्टि हो रही है और वह उसमें आप्राण भींगता चला जा रहा है। उसने 
प्रभु की ओर कातर दृष्टि से देखा । दस्यु-बुद्धि, हुठात, प्रेम-बोध में परिवत्तित 
हो गई । उसने उस अवधूत की ओर भी पश्चात्ताप के साथ देखा, जिनके सिर 
पर उसने, थोड़ी ही देर पहले, फ््रतापुवंक प्रहार किया था। वसे सांघातिक 
प्रहार को भी झेलकर, नित्यानन्द यदि मुस्कुराते खड़े हैं, तो यह असाधारण 
बात अवश्य है। क्या ये कृष्ण-नाम का कीर्त्तन करनेवाले लोग मनुष्य नहीं; स्वगं 
से उतरे देव-गण हैं? यह प्रश्न उसके मन-प्राणों को बार-बार कुरेदने लगा । 

मधाई का पाषाणमय हुदय विगलित होता जा रहा है। उसकी शभ्रँखों के 
भँसू उसके विशाल कठोर वक्षस्थल को भिंगोते चले जा रहे हैं। वह वार-वार 
कातर स्वर में प्राथंना करता हुआ प्रभु के चरणों पर गिर पड़ा। गौरांग 


भारत के महान साधक ] [ ४० 


महाप्रभु ने उसके समस्त अपराधों को उसी समय क्षमा कर दिया ओर उसे 
उठाकर छाती से लगा लिया । 
जगाई और मधाई-दोनों माइयों को ढाढ़स दते हुए प्रभु ने कहा: 
८“झैया ! तुम दोनों अपने पाप की गठरी मेरे सिर पर डाल दो ओऔर निर्मय 
होकर श्रीकृष्ण के नाम का कीर्त्तन करते रहो । तुम दोनों को प्रभु की कृपा 
प्राप्त होगी । तुम्हारे अभीष्ट पूरे होंगे । 
प्रमु की क॒पा के प्रसाद से पापपरायण दुव त्त जगाई और मधाई उसी 
क्षण परम भागवत्‌ पुरुष के रूप में परिवर्तित हो उठे । दुराचार से अजित घन- 
जन को तिलांजलि देकर कन्याधारी अकिचन वेष्णव-मक्त बन जाने में उन्होंने 
विलंब नहीं किया । अब वे जप, ध्यान और वैष्णव-सेवा को अपने संपूर्ण जीवन 
का ब्रत बना चुके हैं। उनके इस रूपान्तर को देखकर नवद्वीप की जनता चकित 
ओर मुर्ध है । 
अब प्रतिदिन गंगा के तट पर एक प्राणस्पर्शी दृश्य उपस्थित हो जाया 
करता है | गंगा-स्नान के लिए जो कोई भी वहाँ जाता है उसके चरणों पर 
जगोई बौर मधाई लोटने लगते हैं। प्रणाम करने के बाद प्रत्येक गंगा-स्नायी 
व्यक्ति से वे प्राथंना करते हैं : “जाने या अनजाने हम दोनों से यदि आपके प्रति 
कभी कोई अपराध हुआ है, तो कपाकर हम दोनों को अब आप क्षमा कर दें ।” 
मधाई ने कुदाल लेकर स्वयं गंगा के तट पर एक घाट का निर्माण कर 
दिया था। वह घाट, अब तक “मधाई का घाट! के नाम से प्रध्तिद्ध है । 
जगाई और मधाई के इस अद्भुत परिवत्तन का प्रभाव, पुरे नवद्वीप पर 
पड़ा । गौरांग के द्वारा नव-प्रवत्तित प्रेमामक्ति-धमं, धीरे-धीरे अबल हो उठा । 
नाम-कीर्त्तन का मधुर कोलाहल अब इस अंचल की हर गली में सुनाई पड़ती 
है । मृदंग, करताल, मंजीर की आवाज और भक्तों के सम्मिलित कंठ-स्वर की 
मनोमुग्धकारी पुकार हर नुक्कड़ पर, हर ओर से, आती रहती है--'हरे कृष्ण, 
हरे कृष्ण, कष्ण कृष्ण हरे हरे !! 


उस समय नवद्वीप का शासन काजी वारबाख के हाथ में था। हिंदू-धर्म 
पर उसे बहुत अधिक आपत्ति न थी, किन्तु वैष्णव भक्तों के द्वारा किये जानैवाले 
उस अहनिश कोलाहल को वह पसन्द नहीं करता था, जिसे काफिर लोग "कीत्तंन' 
के नाम से पुकारते थ ! जब बहुत सारे वेष्णव भक्त कीर्तन के नाम पर एकत्र 
होकर नाम-गान करते-करते, आवेश में आकर नाघने लग जाते, तो गगन-वेधी 


४१ ] [ श्रीकृष्ण चेतन्यदेव 
जयकार का नाद होना भी अनिवायय हो जाता। यह हरकत और भी आपत्ति- 
जनक थी | पराजित जाति के मुख से विजय-घोष होना, निश्चय ही परले सिरे 
की गुस्ताखी है। काजी साहब के इस मनोभाव को ताड़कर उसके कमंचारियों 
ने वेष्णव भक्तों को सताने का सुराग पा लिया । एक दिन राज-चरों का सशस्त्र-दल 
कीर्त्तन-गोप्ठियों को दूं ढ़-दू ढ़ कर भंग करने आ पहुचा | उनके मृदंग, करताल, 
मंजीर आदि वाद्य छीनकर नष्ट कर दिये गये और साथ-साथ यह फरमान भी 
जारी कर दिया गया कि कीर्तन या नाम-गान के लिए एक स्थान पर अनेक 
व्यक्तियों का एकत्र होना और मिलकर शोर-गुल मचाना कानून की निगाह में 
अपराध माना जायगा । 

इस फरमान से वष्णव भक्तों में हड़कंप मचना अस्वाभाविक न था । बहुतेरे 
भक्त भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधर्मी शासक के देश में रहकर 
केवल प्राण पर ही संकट नहीं है, घन, मान और धर्म पर भी हर घड़ी खतरा 
उपस्थित हो रहा है। उनमें से कुछ ने महाप्रभु गौरांग के पास जाकर फरियाद 
की -- 'प्रमो, काजी के कमंचारीगण पुरे शहर में दिन-रात चक्‍कर लगाते फिर 
रहे हैं और मगवन्नाम की गान मण्डलियों को भंग कर दिया करते हैं। कृपया 
यह बतायें कि ऐसी स्थिति में हमलोग क्‍या करें। अब नवद्वीप में रहकर समवेत 
भाव से उच्च स्वर में नाम-गान करना तो संरूव नहीं रहा । उसे काजी के 
कमंचारियों ने कानूनन अपराध ठहरा दिया है। हमलोगों को क्‍या नवद्वीप छोड़ 
कर कहीं अन्यत्र जाना पड़ेगा ?” 

भक्तों की इस बेवशी ने महाप्रम के रोषानल को उद्दीप्त कर दिया । 
उन्होंने नित्यानन्द को बुलाकर कहा--“श्रीपाद, तुम आज ही सवंत्ष यह संकल्प 
प्रचारित करवा दो कि नवद्वीप के प्रधान राज-मार्ग पर आज सघध्या समय नगर- 
कोर्त्तन होगा । हरि-नाम के कीर्तन में कौन विषध्न उपस्थित करता है, उसे आज 
जरा में अपनी भाँखों से स्वयं ही देख लेता हूँ ।” 


महाप्रभु के इस वचन ने भक्तों में उत्साह की लहर उठा दी | उनके आदेश 

के सामने काजी की हुकूमत की विसात ही क्या है ? ऐसा सोचकर नवद्वीप के 
वेषणव भक्त नगर-कीर्तन के आयोजन में निर्मभय होकर व्यस्त हो गये । 

सहस्न-सहस्न नर-नारियों का हृदय उमंग से भर उठा। हरि-नाम के 

स्मरण के अपने जन्म-सिद्ध अधिकार की रक्षा के निर्भित्त वे प्रत्येक संकट का 

मुकाबला बरने के लिए जी-जान से आ जुटे हैं। महाप्रभु के वचन के प्रभाव 


ओर नित्यानन्द की संगठन-क्षमता ने असंभव को संभव कर दिया। शाम होने 
६/१० 


भारत के महान साधक ] [| ४२ 
से पहले ही नवद्वीप का प्रधान राज-पथ भक्तों की निरस्त वाहिनी की अपार 


भीड़ से मर उठा'। 
कौन रोक सकेगा भक्तों को भगवज्नाम का स्मरण ओऔर गान करने से ? 


इस मीड़ में क्‍या केवल महाप्रमु के अनुयायीगण हैं ? नहीं, इस जन-समुद्र में 
नवद्वीप के आवाल वृद्ध-वनिता समग्र निवासीगण आ मिले हैं। नवद्वीप के प्रत्येक 
घर से आये लोगों की यह भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है। द॑वीशक्ति के 
चमत्कार के विना राजाज्ञा का ऐसा सावंजनिक उल्लंघन क्‍या संभव था ? 
ढोल, करताल, झाँझ, मृदंग, मंजीर और शंख हाथ में लेकर, चारो तरफ 
से लो 5 की भीड़ उमड़ी आ रही है, श्रीवास के आँगन की ओर | जिनके हाथ 
में कोई वाद्य नहीं है, उनके हाथ में मी या तो आरती-दीप हैं अथवा जलती हुई 
मशाल । अगुरु, चंदन और पुष्पमाल्य की सुगन्धि से सारा वातावरण सुरभित 
हो उठा है। 
नवद्वीय की नारियों ने अपने घर-द्धार को आज बड़े उत्साह से सेवा रा-सजाया है । 
एक भी द्वार ऐसा नहीं, जिस पर दीप-दीप्त आम्रपललवों से आच्छादित मंगल- 
कलश स्थापित न हों । प्रत्येक आंगन में कदली-स्तंम गड़ हैं भौर चूर्णाद्धित 
अल्पना की चित्रकारी फैली है। जो नव-वधू घर से बाहर नहीं निकलतीं, वे भी 
वार-वार शंख वजाकर, अपने अन्तःपुर से ही, इस महान्‌ उत्सव में योगदान 
कर रही हैं । 
हुकूमत की खुली हुक्म-उदूली तो हो रही है, मगर अपराधियों के मन में 
नतो द्वष, रोष या तर्रारी की ऊष्मा ह और न ही उनके हाथों में अस्त्न-शस्त्र 
हैं। उत्साह और उद्दीपन के इस पवित्र महासमारोह तथा इस सवं-प्लावी उमंग 
के उत्स-केंद्र में भगवर भक्ति के अतिरिक्त और कुछ मी नहीं हूँ । हाँ, महाप्रभ्‌ 
गौरांग-सुन्दर की मुवन-मोहन माधुयं-मूत्ति के अमोघ आकर्षण के अमाव में ऐसा 
अपूर्व भनुत्तर समारोह संभव न था, यह तो स्पष्ट ही है । 
राजद्रोह का ऐसा मोहक, अहिसक और मधुर समारोह द्वापर में श्रीकृष्ण 
ने और कलि-काल में श्रीकृष्ण चेतन्‍्य नें--महाप्रमु गौरांग नं-किस प्रकार 
आयोजित किया था, यह कोन बता सकता है ? कया विद्रोह की वही प्रेममयी 
मधुर पद्धति कालान्तर में महात्मा गाँधी की सविनय अवज्ञा की प्रेरणा बनी ? 
ऐसे प्रश्नों पर यहाँ विचार करना प्रासंगिक नहीं होगा । यहाँ इतना ही कहा 
जा सकता है कि उस समारोह के द्वारा महाप्रम्‌ ने राज शक्ति के ऊपर लोक- 
धक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए मगवद्‌ मक्ति के संबल और भगवत्कपा के 
भाश्रय की जिस कश्षमोघता को प्रमाणित कर दिखाया था, ब्रह्मषि विनोबा के 


डरे [ श्री कृष्ण चेतन्यदेव 
द्वारा घोषित अवतार-युग की आगमनी से उसका गहरा संबंध क्वश्य है। 
मक्त कवि वन्दावन दास की अमोघ लेखनी ने उस अमोघ समारोह का 

वर्ण न बड़े अनूठे ढंग से किया है। उस समारोह के केंद्र में उन्होंने महाप्रभु को 
उसी तरह अधिष्ठित कर दिया है, जिस तरह वन्दावन के रासोत्सव के केंन्द्र में 
व्यास देव ने श्रीकृष्ण को अधिष्ठित कर दिखाया था : 

“ज्योतिमंय. कनक-विग्रह वेद-सार । 

चंदने भूषित येन चन्द्रर आकार।॥ 

चाँचर बिकुर शोभे मालतीर माला। 


मघुर-मघुर हासे जिनि सवंकला ॥ 
ललाटे चंदन शोभे फाग-विन्दु सने। 


बाहु तूलि 'हरि हरि, बोले श्रीवदने ॥ 

आजानु-लम्बित माला सर्-अंगे दोले। 

सव॑ अंग तिति पद्मनयनेर जले ॥ 

दुइई महाभूज येन कनकेर स्तंभ । 

पुलकेर शोभा येन कनक-कदमब ।। 

स्रग अधर अति सुन्दर दशन। 

श्रुतिमूल शोमा करे प्रमंगे पतन ॥ 

गजेन्द्र जिनिया स्कंघ, हृदय सुपीन। 

तेहि शोभे शुक्ल यज्ञ-सूत्र अति क्षीण ॥” 
अर्थात्‌ चेतन्य महाप्रमु का कनक-गौर शरीर चारों वेदों का सार बन बैठा 
है । ज॑से श्रीखण्ड चन्दन से चंद्रमा की आकृति गढ़ी गई हो, वैसी ही उज्ज्वल 
ओर स्निग्ध छटा है, उनकी चंदन-लिप्त अंग-कान्ति की । उनके काले घुघराले 
बालों में मालती-पुष्पों की माला गुथी हुई है। सोलहों कला से पूर्ण चन्द्रमा 
उनकी मुसकान में रसा-वसा है । उनके ललाट में कु'कुम-मिश्चरित चंदन अंकित 
है और दोनों हाथ उठाये वे 'हरि-हरि' पुकार रहे हैं। उनके गले की पुष्प-माला 
घुटनों तक लटक आई है। उनके अंग-प्रत्यंग प्रमोल्लास की उमंग से काँप रहे 
हैं और आँखों से बहनेवाली अविरल प्रेमाश्रु धारा से वे पोर-पोर भींग रहे हैं। 
महाप्रमु की विशाल बाँहे कदली-स्तंम की तरह चिकने, सुडौल ओर पुष्ट हैं और 
कदम्ब-पुष्प के केशर-तन्तु की तरह उनका शरीर रोमांचित हो रहा है। जंसे 
सुन्दर उनके लाल-लाल होठ हैं, उतने ही खूबसूरत हैं उनके उजले, चमकोले 
महीन दाँत । उनकी भवे कानों तक फैली हैं । सुडौल कन्धों की हाथी-जेसी मस्त 
मांसलता ओर वक्ष की सृपुष्ट चौड़ाई को रेखांकित करनेवाला डजला यज्ञोपवीत 


भारत के महान साधक ] [ ४४ 
उन्होंने धारण कर रखा है । आज के इस महा-समारोह के अधिष्ठाता हैं हमारे 
ऐसे ही मुवन-मोहन पुरुषोत्तम--गौरांग-सुन्दर श्रीकृष्ण चेतन्य महाप्रमु ! 

ऐसे सर्वाज्भ-स न्दर, सुकुमार तरुण ने उस दिन, उस समारोह को आयो- 
जित कर, एक न॒शंस राज-सत्ता को चुनौती दी थी, इसका अहसास किसी को 
नहीं है । पर तथ्य तो यही है कि प्रेम धर्म के प्रवत्तेक ने राजोन्माद की दुष्टता 
के विरुद्ध उस दिन एक अभिनव, सौम्य अभियान का आरंभ किया था। 
बादशाह के प्रतिनिधि काजी के खिलाफ एक अहिसक समर का आरंभ वे करने 
जा रहे थे । पर वह संघप॑ उनके प्रेम का ही तकाजा था और प्रेम से ही 
ओतप्रोत था । 

निदान महा प्रभु की वह प्रेममयी अहिसन समर-लीला शुरू हुई | नाम-गान 
के तुमुल-नाद से आकाश को कंपित करनेवाली उस भीड़ के आगे-आगे वे प्रधान 
राजपथ पर चल पड़े । कीत्तंन-कारियों की उस भीड़ की अलग-अलग अनेक टोलियों 
का नेतृत्व कर रहे हैं, महाप्रभ के ही पाषंद-गण । अरद्व त, नित्यानन्द, श्रीवास 
प्रभति उन टोलियों के आगे-आगे नाचते-गाते, साथ-साथ, चल रहे हैं । 

मुख्य राजपथ पर आ जाने के बाद महाप्रभु को चांरो भोर से घेर कर, 
उन टोलियों ने अपने बीच में कर लिया। एक अद्भूत दिव्य उन्माद की 
उज्ज्वल दीप्ति से उतका अंग-प्रत्यंग कौंध रहा है । 

कोर्त्तन-का री प्रेमोन्मत्त जनता की विशाल भीड़ पूरे नवद्वीप को नाम-गान 


के रस से आप्लावित करती, काजी के महल के सामने आकर खड़ी हो गई । 
भीड़ का ओर-छोर दिखाई नहीं देता | नवद्वीप ही क्‍यों, पूरे भारत में इसके 


पहले, कभी इतनी बड़ी भीड़ इक्ट्टी नहीं हुई थी, जिसमें एक क्षेत्र विशेष की 
पुरी आवादी ने, निरस्त्र और अनुशासित रहकर, रांजादेश का खुला उल्लंघन 
क्रने के बाद, अपने अपराध का दण्ड पाने की खातिर, प्रसन्नता और उत्साह के 
साथ, दण्ड-नायक के पास स्वयं उपस्थित होने का साहस दिखाया हो। इस 
अकल्पनीय जन-समुद्र को देखकर काजी भयभीत हो गया । वह अन्त: पुर में जा छिपा। 
महाप्रम ने युक्ति-पृवंक काजी की तलाश की और उसके सामने स्वयं 
उपस्थित हुए। उन्हें देखते ही काजी मावाभिभूत हो गया। वसी देव-दुर्ल भ 
कान्ति, वैसा विश्वमोहन नागर-वेश, प्रेम की दीप्ति से ओत-प्रोत बवेसी आयत 
आँखें, उम्चने जीवन में पहली वार देखी थी । भय, विस्मय और आकर्षण के 
आवेग से उम्तका चित्त थ(यर काँपने लगा क्या यह घरती का कोई मामूली 
आदमी नहीं, जन्नत से उतरा हुआ कोई खुदाई फरिश्ता है ? क्या इसके खिलाफ 
जंग करना नादानी नहीं है ? ऐसे ही प्रश्न उसके मन में रह-रहु कर उठते रहे। 


४५] | श्री कृष्ण चंतन्यदेव 
उसे भौंचक देखकर महाप्रमु ने शान्त मधुर स्वर में उलाहना दिया-- 
“मैं आपके घर पर आया और आप घर के भीतर छिप रहे । ऐसा शिप्टाचार 
किसी नवद्वीप-वासी को क्या शोमा दे सकता है ? मुझे आप अपना मुखड़ा नहीं 
दिखाना चाहते । ऐसा क्‍यों ?क्या मैं इतना गर हो गया हु आपकी निगाह में ?? 

प्रमु के वचन में अमृत की मधुर स्वादुता है। उस कर्णामृत का पान करते 
ही काजी निहाल हो गया । उसके अन्तर का पाषाण पिघलकर बहने लग गया। 

काजी ने भराये स्वर में कहा--“आप तो रुष्ट हो गये हैं मुझसे । तभी 
तो इतनी विपुल भीड़ के साथ मेरे पास आने की जरूरत हुई । मैं डर कर अगर 
छिप नहीं जाता तो दूसरा चारा था ही कौन-सा ? जब पता चला कि आपका 
रोष शान्‍्त हो गया, तव मुझे हिम्मत हुई कि आपके सामने हो जाऊ। फिर 
आपको यह भी तो मालूम नहीं कि आप मेरे अपने परिजन हैं । तुम्हारे मातामह 
नीलाम्बर चत्रवर्त्ती गाँव के रिश्ते से मेरे चाचा होते थे । उस नाते से तुम मेरे 
भानजे हुए । भानजे के क्रोध को मामा न सहे, तो और कौन सहेगा । इसलिए 
तुम्हारा मान रखना मेरा फजं ही है। अब तो जो होना था हो चुका। आगे 
क्या होना चाहिए, सो मुझे साफ-साफ बता ही दो ।” 

महाप्रभु के ववन को अद्मृत महिमा 
विधर्मी कार" को जपना मामा बना लिया । 


मामा से मानजे की माँग वहुत बड़ी नहीं थी। महाश्रम ने भिक्षा की 
माँग करते हुए कहा---'“मामा अपने भानजे को कृपा करके एक छोटा-सा दान 
अब दे ही डालें । ऐसा शासनादेश प्रचारित करा दें कि नवद्वीप की सीमा के 
मीतर कीत्तन को बंद कराने का अपराध कभी कोई नहीं करे ।” 

काजी ने मंत्रमुग्ध की माँति सजल स्वर में आइवासन दिया--मैं कसम 
खाकर कहता हूँ कि मेरे खानदान में पैदा होनेवाला कोई भी आदमी तुम्हारे 
कीत्तन में कमी वाधा नहीं देगा ।' 

चारों ओर जय-जय कार की गगनवेधी पुकार गजने लगी। काजी को 


अटूट प्रेम के पाश में सदा के लिए आबद्ध कर, महाप्रम्‌ अपने अनुयायियों और 
पाष॑दों की भीड़ के साथ, निवास-स्थान पर लौट आये । 


है । दो-चार शब्द कहकर ही उन्होंने 


मुसलगानी हुकमत के द्वारा हिंदुओं को धर्माचरण की दी गई उस खुली 
छट ने महाप्रभ को कैवल नवद्वीप में ही नहीं, पुरे गौड़ देश में विख्यात कर 
दिया। पूरे उत्तर मारत में उनके म वन-मोहन व्यक्तित्व की चमत्कार-कथाय 
इसके बाद से, अनुश्नतियों के रूप में फैलने लगीं । 


प्रेम के ठाकुर गौरांग महाप्रम्‌ के अद्मत सम्मोहन की कहानियाँ 


भारत के महान साधक ] [ ४६ 
अनगिनत हैं। उनकी दृष्टि जिस पर पड़ी, उसीका काया कल्प हो गया । 
उनके स्पशं में लौह को कंचन में परिवरत्तित कर देने की क्षमता थी । उनके 
संपर्क में जो कोई भी आया, उसका समर्पण अन्ततः: पूर्ण होकर ही रहा और 
मानव-जीवन की दिव्य साथंकताओं ने उसे देखते-देखते ही निहाल कर दिया । 
महाप्रभ के एक समवर्ती पद्यकार वासुदेव ने उनकी अलौकिक लीला के 
अपने साक्षात्‌ अमनुमव की बात बताते हुए लिखा है-- 
“एमन परसमनि, कि दिबो तुलना 
परसमनिर ग्रुगे, जगतेर जीवगण 
नाचिया गाइया हलो सोना !” 
अर्थात्‌ गौरांग महाप्रभु एक अद्भुत स्परशं-मणि हैं। उनकी तुलना किसी 
ओर से नहीं की जा सकती । यह एकमात्र उन्हीं के स्पर्श का चमत्कार हैँ कि 
साधारण जीव गण का मन्मय अस्तित्व नृत्य-गीत की सहज साधना के प्रवाह में 
बहकर ही, स्वणंमय दिव्यता अजित कर लेता है। मिट्टी को सोना बना देनेवाले 
इस पारस मणि की तुलना मला कौन कर सकता है ? 


अन्यान्य दिनों की तरह, उस रोज भी, श्रीवास के अगबासे में नाम-कीर्त्तन 
का समारोह चल रहा था। महाप्रभ॒ महाभाव में निमग्न ये । दोनों हाथों को 
एक विशेष मुद्रा में ऊपर उठाकर, उनका नाच उठना उपस्थित भक्त-मंडली को 
विभोर कर रहा था। श्रीवास का एक शिश्ु-पुत्र कुछ दिनों से भयंकर बीमारी 
में पड़ा था। अकस्मात्‌ अन्तःपुर में ऋन्दन-ध्वनि सुनकर श्रीवास द्र,त गति से 
भीतर की ओर चले गये । वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि कुछ ही देर पहले शिशु 
ने देह-त्याग कर दिया है। इसे विस्मयकर ही माना जायगा कि पुत्र-शोक की 
वेदना ने महाव॑ष्णव श्रीवास को तनिक भी अधीर नहीं होने दिया । वे इसी 
उधेर बुन में लगे रह गये कि शिशु की मृत्यु के कारण महाप्रभू को किसी प्रकार 
की असुविधा का सामना न करना पड़ जाए। 
घर को स्त्रियों को रोने से रोककर उन्होंने दृढ स्वर में कहा : “देखो जो, 
महाप्रभ के कंठ से भगन्नाम का गान सुनते-सुनते हमारे पुत्र ने देह-त्याग बिया 
है । इससे बढ़कर उसका भाग्य और कया होगा ? वह तो ऊध्वें-लोक को चला 
गया । मगर तुमलोग यदि रोना-धोना करती रहोगी तो महाप्रमु के कीर्त्तनानंद 
में वाधा पड़ेगी और मुझे इस पाप का प्रायश्चित्त गंगा में डूबकर आत्महत्या के 
द्वारा करना पड़ेगा । इसलिए अभी तो सब चुप हो जाओ | रोना जडुरी ही हो 


४७ ] [ श्री कृष्ण चंतन्यदेव 
तो बाद में जितना जी चाहे, रो लेना ।” 

कीर्त्तन-मंडली के किसी सदस्य को अन्त:पुर के इस संवाद का पता न चला। 
श्रीवास अन्त:पुर से वापस होकर अगबासे में पुन: आ गये और महाप्रभु के कीर्त्तन 
में पृवंबत्‌ योगदान करने लगे । किन्तु थोड़ी ही देर बाद महाप्रभु का भावावेश 
टूट गया । भक्‍तों को ओर उन्होंने सावधान दृष्टि से देखा और पूछा : “आज 
मेरा मन इस तरह, रह-रहकर, उचट क्‍यों रहा है ? कीर्त्तन के आनन्द में मेरा 
मन आज रम नहीं पाता । इस रस-भमंग का कारण क्या है ? निश्चय ही श्रीवास 
के घर में कोई भ्रमंगल घटित हुआ है । तुमलोग ब्लकर मुझे वह रहस्य बता दो।” 

थोड़ी देर के बाद महाप्रम्‌ ने स्वयं कहा : “अजी, पंडित के घर में तो 
सब-के-सब पुत्र-शोक से विद्धल हो रहे हैं। केवल मेरे कीर्त्तनानन्द में बाधा न 
पड़ने पावे, ऐसा सोचकर यह दुःसंवाद श्रीवास ने तुमलोगों से छिपा रखा है।” 
यह कहते-कहते महाश्रमु की दोनों आँखों से झर-झर अश्रु-पात होने लगा । रोते 
रोते उन्होंने कहा : हे कृष्ण, हे परम कृपालु श्री कृष्ण ! तुमने श्रीवास जैसा 
दुलंम आत्मजन मुझे प्रदान कर दिया है। मेरे लिए यह सब-कुछ कर सकता है । 
मुझे लगता है, इसे छोड़कर मैं अब कुछ मी नहीं कर पाऊंगा ।” 


इसके बाद महाप्रभु दौड़कर मृत शिशु के निकट जा पहुंचे । मृत-शिक्षु के 
पास बंठी श्रीवास को पत्नी मालिनी देवी और अन्तःपुर की अन्य महिलाए', 
शोक-विह्लल होकर चुपचाप आँसू बहा रही थी, किस्तु श्रीवास के वारण के 
कारण खुलकर रोना भी, उनके लिए असंभव हो गया था। क्ृपामय प्रभु का 
अन्तर गलने लगा | इस दृश्य को सहन करना उनके लिए कठिन हो गया । 


अन्त:पुर की छोकात्त॑ नारियों को सानन्‍्त्वना देने के निभित्त तत्क्षण एक अलौकिक 
घटना, सवकी आँखों के सामने घटित हुई । 


मृत देह की ओर लक्ष्य करके महाप्रभ बोले : “क्यों जी, तुम देख नहीं 
रहे हो ? तुम्हारे शोक में माता, पिता और आत्मीय जन किस प्रकार शोक-विह्नल 
हो रहे हैं? एक बार इन लोगों को इतना तो बता दो कि तुम इन लोगों को 
छोड़कर क्‍यों चले गये और कहाँ चले गये ही?” 

उपस्थित लोगों ने आश्चयंपुवंक देखा कि मृत-शिशु का शरीर छानें: शनः 
सप्राण होता जा रहा है | शिशु ने आँखें खोली और सिर घ॒ुमाकर चारों तरफ 
देखा, फिर बोला : “प्रभ ! जितने दिनों तक मुझे यहाँ रहना था, मैं इस देह 
मं रह चुका। श्रीवास पंडित के पुत्र के रूप में जो मोग मोगने थे, उन्हें मैंने 
पूरा कर लिया है। यहाँ का प्रारब्ध भोग पूरा कर नयी जगह जाने के लिए 
मुझे विदा होना ही पड़ेगा । मेरा किसी से कोई नाता या सरोकार तो नहीं है । 


भारत के मद्दान साधक ] | ४८ 


तुम्हारे और तुम्हारे पाषंदों के चरणों में मैं अपना अंतिम प्रणाम निवेदित करता 
हूँ और तुमलोगों से विदा मांगता हू ।'” े 
इतना कह कर शिशु का निष्प्राण शरीर पुनः मुत्यु-शय्या पर निष्चेष्ट हो 
गया । प्राण का कोई चिह्न अब उस शरीर में विद्यमान न था। 
जीवन और मृत्यु के वीच कोई अन्तराल या पार्थक्य नहीं हैँ, इस रहस्य 
को विज्ञापित करने के लिए ही महाप्रभ ने यह अलौकिक लीला दिखलायी थी। 


बा 


इस घटना के वाद श्रीवास के अन्तः:पुर के नर-तारियों का शोकोच्छवास 
बहुत-कुछ प्रशमित हो गया । 
पंडित श्रीवास को और उनकी पत्नी मालिनी देवी को ढाढस देते हुए 
महाप्रभू ने कहा : “ईश्वर के विधान के अनुसार तुम्हारा एक पुत्र आज चला 
गया । कितु आज से तुम्हें दो नये पुत्र मिले--मैं और नित्यानन्द । अब तुमलोग 
शोक-संताप भूल जाओ; कम-से-कम भूल जाने की चेष्टा करो ।” 
इतना कहकर भक्त-जनों के साथ, महाप्रमु ने स्वयं खड़े होकर मृत-शिषु 
का ससस्‍कार संपन्न कराया । 
गया-धाम से लोटने के बाद, लगमग एक वर्ष का समय व्यतीत हो गया 
है । इस अल्प अवधि में ही गौरांग महाप्रम ने नाम-गान के प्र म-धर्म के सहारे 
नवद्वीप को भारत के वष्णवों की केन्द्रीय भूमि के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया 
है। उनके मुवन-मोहन व्यक्तित्व के प्रभाव और प्रतिपत्ति का इसमें ययथेष्ट 
पोगदान अवश्य है । आज यदि नवद्वीप के घर-घर में नाम-कीत्तंत की ऑनन्द- 
धवनि सुनाई पड़ रही है, तो इसका सारा श्रेय एकमात्र महाप्रम के व्यक्तित्व के 
सम्मोहन को है| लेकिन कया, केवल श्रीवास के अग॒वासे में चलनेवाली यह 
अंतरंग लीला ही उस महत्काय॑ को पुरा कर सकेगी, जिसके लिए कि महाप्रभु 
ने देह-धारण किया है ? मगवन्नाम का प्रेम-रस केवल नवद्वीप को भिगोता रहे, 
इससे विश्व के समस्त मुमुक्षु भक्तों को संतोष न होगा और प्र म-धन-प्र भू, को 
मी इसमें पक्षपात की गंध दिखाई देगी । प्रम-धर्म के सावंदेशिक उद्यापन के 
लिए अब यह आवश्यक हो गया है कि महाप्रभ, नवद्वीप से प्रस्थान करें । 
महाप्रभ, की अंतरात्मा में आह्वान की ध्वनि सुनाई पड़ चुकी है। विश्व 
की मानव जाति के कल्याण के निमित्त उन्हें प्रेम-भक्ति के प्रवाह को, अपेक्षाकृत 
बुहत्तर क्षेत्र में प्रवाहित करना पड़ेगा ।वे मनुष्य मात्र के दुःख, विरह और 
आत्ति को अपने हृदय में खींच लेंगे। वे पूरे विधव को अपने प्रेम का आह्वान 
सुतायेंगे। किन्तु यह तो तभी होगा जब घर का मोह और नवद्वीप का मोह 
छोड़कर वे पूरी धरती को अपनी आवास-भूमि प्रमाणित करने के निमित्त 
बोहर निकल पड़े । 


४६ ] [ श्री कृष्ण चैतन्यदेव 


इससे भी बड़ी बात यह है कि गौरांग महाप्रम्‌ संसारी गृहस्थ के बाने में 
हैं । माता की स्नेहमयी ममता, किशोरी भार्या का प्राण-विह्ललकारी प्रेम और 
भक्त शिष्यों की शरणागति का दायित्व, उन्हें, चारों ओर से रह-रहकर, घेर 
रहा है । इस बंधन को तोड़े विना जगत के शेष लोगों को उनका उन्मत्त प्रेम कैसे 
प्राप्त हो सकेगा ? वे सम्बन्धों के द्वारा रचित संसार को विना छोड़े सब के 
अपने कसे हो पायेंगे ? कुछ ऐसा ही सोच-विचार कर महाप्रभ_ ने निश्चय 
किया कि अब वे जीघ्र ही संन्‍्यास-आमभश्रम में प्रवेश करेंगे। कटिहार के संन्‍्यासी 
केशव मारती को वे संन्‍्यास-आश्रम के दीक्षा-गुरु के रूप में वरण करेंगे--ऐसा 
निश्चय भी उन्होंने उसी क्षण कर लिया । 

दूसरे ही दिन उन्होंने अपने संकल्प की बात नित्यानन्द को तथा कुछ 
अन्य सहचरों को बता दी । माता शच्ी देवी को भी उन्होंने अपना संकल्प उसी 
दिन निवेदित कर दिया | इस निदारुण संवाद ने परिजनों और भक्त-जनों को 
व्याकुल कर दिया । उन्हें जान पड़ा कि उनके माथे पर आकाश ने पहाड़ 
गिरा दिया है । । 

अनुनय, ऋन्दन और अश्र-जल--किसी में भी इतनी सामथ्यं नहीं कि 
वह गोौरांग महाप्रभ्‌ को उनके संकल्प से डिगा दे । कुसुम-से कोमल शरीर में 
वच्न-जेसा दृढ़ चित्ता उन्हें सांतारिक सम्बन्धों के प्रति निरपेक्ष कठोरता के 
धरातल पर टिकाये रहा | इस समय प्रेम की कोमलता ने वच्च्-जंसी कठोरता 
का परिचय देना ही ठान लिया है। 

माघ महीने का शुक्ल-पक्ष था चुका है। एक गंभीर निशीथ के नीरस 
क्षण में किसी को बिना कुछ बताये गौर सु दर ने सदा के लिए अपने पैतृक गृह 
का त्याग कर दिया । सुबह होते ही पुरे नवद्वीप में उनके निदारुण गृह-त्याग 
की क्षथा फल गई। मिश्रपल्लों में वृद्धा विधवा जननी शची देवी का करुण विलाप 
और तरुणी पत्नी विष्ण॒प्रिया की हृदयवेघी सिसकी के दृश्य देखनेंवाले भक्त- 
जनों का ऋन्‍्दन-स्वर व्याप्त हो गया । कटिहार की राह पकड़ कर प्रभ नवद्वीप 
से अन्तर्धान द्वो गये । 

केशव भारती की कुटी में महाप्रभु के पहुंचने कुछ ही बाद नित्यानन्द, 
गदाधर, मुकुद प्रमति पाषंद भी आ पहुँचे । 

महाप्रभ के काले घुघराले बाल मुड़वा दिये गये । इसके बाद केशव 
मारती ने उन्हें संन्यास की दीक्षा दी | तरुण संन्यासी का नया नामकरण हुआ- 
श्रीकृष्ण चेतन्य । उस समय महाप्रभ की उम्र मात्र चौबीस वर्षों की थी । 

संन्यास की दीक्षा लेने के बाद महाप्रभ ने कटिहार का भी त्याग कर 


७ । १० 


गारत के महान साधक ] |. १० 


दिया । अब उन्हें नवद्वीप लौटना नहीं है । वहाँ से वे सीधे नीलाचल की ओर 
द्रतपद से चल पड़े । नील माघव का वंशी-स्वर आज उनक अन्तर क अतःउुर 
से पुकार रहा है। विरहिणी राधा की माँति पागल होकर वे माधव की खोज 
में नीलाचल की ओर दोड़े जा रहे हैं । 

नवद्वीप के श्रीवास का अगबासा अब उन्हें वापस नहीं खींच सकता । इस 
वार दारुब्रह्म जगन्नाथ का महाधाम उन्हें अपन लीला-मंच पर पुकार रहा है । 
आत्म-प्रकाश का परमलग्न निकट आ गया है । अब भला देर कंसी ? 

मार्ग में लगभग दस दिनों तक प्रभु शान्तिपुर के अद्व त आचाय॑ के घर में 
अवस्थान करते रहे । यह समाचार पाते ही वहाँ उनकी जन्मदातृ माता और 
भक्‍तों की भीड़ उपस्थित हो गई । नृत्य-कीर्त्तन का महोत्सव-पर्व॑ फिर चल 
पड़ा । पर शीघ्र ही उत्सव की समाप्ति हुई और महाप्रभु ने स्नेहमयी जननी 
और भक्‍तों से विदा मांगी । उत्कल का क्षेत्र अभी दूर था। प्रम्‌ द्वत पद से 
उसी ओर चल पड़े । 

मभाव-विह्वल अवस्था के कारण उन्हें देश और काल की दूरी का एहसास 
ही नहीं होता । साथ-साथ चल रहे हैं -- नित्यानन्द प्रभूृति चार भक्तगण । नील- 
माधव प्रभू के दशन कब होंगे, इसी प्रतीक्षा की वेकली उन्हें विश्राम नही 
करने देती । 


लम्बी दूरी तय करने के बाद महाप्रमु॒ पुरी-धाम के निकट जा पहुंचे हैं । 
दूर से ही जगन्नाथ देव मंदिर का उच्च शिखर भाग उन्हें दिखाई पड़ा । यह 
देखते ही वे उन्मत्त की भाँति मंदिर को दिशा में दौड़ पड़ । उनके साथ-साथ 
दौड़ने की हिम्मत भला किसमें होती ? निदान संगी-साथी बहुत पीछे छूट गये । 

जगन्नाथ देव के मंदिर में प्रवेश करते ही महाप्रभु श्री कृष्ण चेतन्‍्य महाभाव 
में निमग्न हो गये । उनके ध्यान के इष्ट देवता जगन्नाथदेव की दारु-मृत्ति उनके 
सामने खड़ी है। उन्हें साफ दिखायी पड़ा कि दास्मय प्रतीक मृत्ति निरी मूर्ति 
नहीं है, वह तो गोलोक पति मदन मोहन के चिन्मय परम रसोज्ज्वल रूप का 
ज्योतिमंय अधिष्ठान है। निखिल लोक-लोकान्तर की समस्त मघुरता और सुन्द- 
रता को एकत्र करके उस विग्रह का निर्माण किया गया है ! 

अरूप ने यहाँ अपने को रूपायित किया है। सब्चिदानन्द ने विग्रह का रूप 
धारण कर लिया है। परम प्रमु का चिर प्रकाश यहाँ चिर-विहार में निमग्न 
है। इस दुलभ दिव्य दर्शन को पाकर कोई किस प्रकार अपने को स्थिर 
रख पायेगा ? 


प्रेमोन्‍्मत्त महाप्रभु के घन-धन हुकारसे पुरी का वह प्राचीन मंदिर 


५१ ] श्रीं कृष्ण चैतन्यदव 
रन 


प्रकम्पित हो उठा। थौड़ी ही देर वोद--अद्टाप्रेम, का-->वीह्यजान जाता रहा । 
अकस्नात्‌ दोनों बाँह फलाकर जगन्नाथदेव के दारु-विग्रह को उन्होंने अपने वक्ष- 
स्थल में चिपका लेता चाहां । 

मंदिर के पंडों और प्रहरियों के वीच शोर मच गया । कंसा दुस्साहसी है 
यह तरुण संन्‍्यासी ? पुरुषोत्तम के महाविग्रह को यह अपने स्पश से कलुषित 
करना चाहता है। महाप्रभ, के प्रयास में बाधा देने के लिए वे सभी एक साथ 
इकट्ठ हुए । वाधा पाकर प्रम्‌ संज्ञाशुन्य हो गये और पृथ्वी पर गिर पड़े । उन्हें 
मूच्छितावस्था में घेर कर मंदिर के सेवक गण उत्तेजित स्वर में उस दिन देर 
तक कोलाहल और गजंन करते रहे । 

उसी समय राजपंडित वासुदेव सावंभौम श्री जगन्नाथ देव के विग्रह को 
प्रणाम करने आ पहुचे थे । तरुण संन्यासी के प्रति पंडों, पुजारियों, प्रहरियों का 
निष्ठुर व्यवहार देखकर उन्हें कष्ट पहुचा | वे उनकी भीड़ चीर कर पूजा-पीठ 
को ओर अग्रसर हुए। 

उस समय सावंभौष की पुरी में अदभ त ख्याति थी। उत्कल राज प्रताप 
रुद्र ने उन्हें यत्नपुवंक नवद्वीप से मंगवाकर पुरी में बसा दिया था। राजा उन्हें 
अपने गुरु की तरह आदर करता था। समग्र भारतवर्ष के नैय्यायिकों और 
वेदान्तियों के समाज में सावंभौम को शीष॑स्थ और अग्रगण्य माना जाता था। 
उनके पास दिग्दिगन्त से छात्रों, आचार्यों और दंडी संनन्‍्यासियों की टोलियाँ 
शास्त्र-अध्ययन के निमित्त निरन्तर आती रहती थीं। उत्कल-क्षेत्र में धर्म- 
संवंधी कोई विवाद होता तो उसका समाधान वासुदेव सावे मौम के विना संभव 
नहीं हो पाता । उत्मल के धमंज्ञ पंडित गण सावंभौम के प्रत्येक वाक्य को परम 
प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लिया करते थे। राजा और प्रजा--दोनों के ही 
ही वीच उनकी असीम प्रतिष्ठा थी । 

वासुदेव साव॑भौम को सामने आते देख कर पंडे, पुजारी ओर प्रहरी संत्॒स्त 
हो उठे | सावंभौम की दृष्टि विग्रह के सामने भू-लुठित तरुण संन्यासी के 
निष्चेष्ट शरीर पर पड़ी । दारुण दृश्य देखकर वे चौंक उठे । ऐसी भुवन-मोहन 
मूत्ति इकके पहले उन्होंने कभी भौर कहीं नहीं देखी थी । उससे भी बड़ी 
बात थी तरुण संन्‍्यासी की वह प्रेम-विह्नलता, जिसने उसे मुच्छित कर रखा था। 

पंडित महाशय का मन पिघलने लगा। उन्होंने तुरत वाहकों को बुलाया 
और उनकी सहायता से मूच्छित तरुण-संन्यासी को उठाकर अपने निवास-स्थान 
पर हे गये । थोड़ी ही देर बाद चैतन्यदेव के भक्त पार्षद-गण उनकी खोज करते- 
करते पहले मंदिर में आये और वहाँ से वासुदेव स्ावंभीम के निवास-स्थान प5 


भारत के महान साध्रक | [ ५२ 


जा पहुँचे । सावंभौम पंडित को उनलोगों से यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि 
संन्‍्यासी श्रीकृष्ण चैतन्य नवद्वीप के निवासी हैं। प्रम-मक्ति के आवेश में सदा 
विह्नल रहने वाले श्रीकृष्ण चैतन्य की चर्चा वे पहले भी सुन चुके थे। उन्होंने 
यह भी लक्ष्य किया कि तरुण संन्‍यासी मक्‍त के भक्‍त संगीगण उन्हें परमेश्वर 
की ही भांति मक्ति-श्रद्धा करते हैं और उन्हें अपना आराध्य मानते हैं। तरुण 
संन्‍्यासी के प्रतिभा दीप्त आनन, अपूु् प्रेमावेश और प्रचंड वराग्य को देखकर 
सावंभौम महाशय उनकी ओर बहुत आक्ृष्ट हुए । 
जब श्रीकृष्ण चैत्तन्य का वाह्म-ज्ञान लौटा तो पंडित वासुदेव सावंभौम ने 
उन्हें बड़े स्नेह के साथ कहा : “देखो मैया ! बहुतेरे दंडी संन्यासी पेरे पास भद्वौ त 
वेदान्त का अध्ययन करने आते रहते हैं। सच्ची बात तो यही हँ कि कोई प्रकृत 
संन्यासी ही वेदान्त तत्त्व को आयत्त कर सकता है। यह तो तुम स्वयं भी जानते 
ही होगे । इसलिए आज से तुम मेरे पास बैठे-बंठे वेद-वेदान्त की व्याख्या सुना 
करना। क्‍यों, ठीक कह रहा हू ना ? तुम खुद देख लेना तत्त्व-श्रवण से तुम्हारा 
उपकार ही होगा ।” 
श्री चेतन्‍्य ने विनयपृ्वंक कहा : “भाचायंवर ! आप पंडितों के शिरोमणि 
महान्ञानी हैं। आपके सामने तो मैं निरा बालक है । कृपया वही कर दें जिससे 
मेरा कल्याण हो । आपके हाथों मैंने यहाँ आकर अपने को सौंप दिया । मेरे 
कल्याण के निम्ित्त आप जैसा उचित समझें, कृपया वैसा ही करें ।” 
श्री चंतन्य का वेदान्त-पाठ नये सिरे से फिर शुरू हुआ है। वासुदेव साव॑ं- 
भौम रोन नाना दुरूह तत्त्वों की व्याख्या करते जा रहे हैं और वे उनके पास 
बे5-बठ बड़े मनोयोग से उन व्यास्याओं को सुनते जा रहे हैं। इस तरह एक 
सप्ताह से भधिक समय व्यतीत हो गया, कितु श्री चंतन्‍्य के मुख से एक शब्द 
भी न निकला । जाजतक उन्होंने कोई भी प्रश्न न किया। वे केवल सुनते जा 
रहे हैं। वासुदैव पंडित के मन में स्वमावतः संदेह हुआ कि तरुण संन्यासी 
संमबतः वेदान्त-तत्त्व से पुणंत: अनभिज्ञ व्यक्ति है, इसलिए उनके द्वारा की गई 
गंमीर व्याख्या उसके पल्‍्ले नहीं पड़ रही है। 
एक दिन सार्वभौम महाशय ने पूछ ही दिया--“अजी, रोज-रोज मैं [इतनी 
देर तक जटिश्न शास्त्र की व्याख्या किये जा रहा हूँ, कितु तुम्हारे मुख से उस 
प्रसंग में कभी एक ज़ब्र भी न निकला। मेरी व्याख्या तुम्हारी समक्ष में आ 
जाती हू ना ? यदि ठीक से नहीं समझञ्न पा रहे हो, तो सांफ-साफ बता दो ।” 
श्री कृष्ण चैतन्य ने विनयपूर्वंक निवेदन किया--“आचाय॑ महाशय, आपने 
तो भारंभ में ही बता दिया था कि अद्वत-तत्त्व का श्रद्धापृवंक श्रवण करना 


भरे ] [ श्रीकृष्ण चंतन्यदेव 


संन्‍्यासी का कर्त्तव्य है, इसलिए आप जो कुछ कहते जा रहे हैं, उसे सुतना अपना 
परम कर्त्तव्य मानकर मैं शिरोधायं॑ करता जा रहा है, लेकिन यह भी ठीक 


है कि आपका प्रकृत वक्तव्य कया है, क्लाप मुझे क्‍या बताना चाहते हैं, यह अब 
तक मेरी समझ भें नहीं आया ।' 


सावंभौम महाशय नितान्‍्त रूष्ट होकर बोले ---“थबात क्‍या है ? यदि तुम 
नहीं समझ सके, तब तुम्हें यधासमय प्रइन पुछकर मेरे तात्पयं को ठीक-ठीक समझ 
लेना चाहिए था। ऐसा न करके तुम चुपचाप सुनते च गये और समझने 
की कोशिश न की, यह तो अच्छा न हुआ। ऐसा करके तुमने अन्याय 
ही किया हैँ ।” 

चेतन्य महाप्रभ ने सहज भाव से धीर स्वर में कहा--“आचाय महाशय, 
सच पुछा जाए तो शास्त्र के मूल सूत्र में तो कहीं कोई कठिनाई थी ही नहीं । 
मूल सूत्र को तो सहज रूप से में समझ जाता हूँ, उप्तमें कहीं कोई कठिनाई नहीं 
होती, कितु मायावादोी शंकराचायं का अनुसरण करते हुए आप णव भाष्य करने 
लगते हैं, तो पुरी बात ही उलट जाती हैं । उस समय जान पड़ता हूँ कि सूत्र- 
कार के तात्पय को छोड़कर आप काल्पनिक व्याख्या में तल्लीन होते जा रहे हैं । 
भगवान्‌ व्यास का सूत्र तो अति सरल ओऔर सुस्पष्ट हैँ। उन सूत्रों को कल्पना 
के द्वारा आच्छादित करके अपने निजी मंतव्ब को व्याख्या के रूप में उनसे 
संलग्न कर देना कल्नात्मक व्यापार अवश्य ही है। फिर उञ्च श्रवण करना, 
संन्यासी होने के नाते मेरा कर्त्तव्य भी तो है, जंग्राकि शोपने बताया था ।” 

चेतन्य महाप्रमु के वाक्‍्यों को सुनने के साथ ही सावंभोम महाशय के तन- 
मन में जाग लग गईं। वे तिलमिला उठे। मन-ही-मन सोचा, फंसा दुस्साहसी 
है यह युबक संन्‍्यासी ! क्‍या इसे पता नहीं है कि मैं, वासुदेव सावभौम, भारत- 
प्रसिद्ध महापंडित के रूप में प्रतिष्ठित व्यक्ति है ! फिर उसे ये हिम्मत क्‍यों हुई 
कि मेरी व्याख्या को कल्पित एवं अयेहीन तथा अनथंकारी बताकर मुझे अपमा- 
नित करना चाहे ! इतना ही नहीं, यह तो शंकराचाये के भाष्य को भी काट्प- 


निक मानता है और उस दिग्विजयी आचाय॑ के मंतव्यों को चुटकी बजाकर उड़ा 
देता चाहता हूं ! 


अंतर में चलनेवाली आवेग की भाँधी की उत्तेजना का संवरण करके 
सावंभौम महाशय मे इतना ही कहा--“यदि शंकराचाय का मंतव्य ओर मेरी 
व्याख्या व्यासदेव के सूत्रों से अलग-थलग जान पड़ती हैँ तो तुम अपनी बात 


ही मुझे समझा दो । जरा मैं सुत लू कि भगवान्‌ व्यास के स्पष्ट सूत्रों के कौन- 
से स्पष्ट अर्थ तुमने निर्धारित कर दिये हैं !”' 


भारत के महान साधक ] [ ५४ 
महाप्रमु चंतन्‍य ने सावभौम महाशय के कथन के समाप्त होते ही अपना 
गुरु-गंभीर मापण शुरू कर दिया। मुहतं-भर के भीतर उनके अंतर में सुप्त 
पांडित्य का प्रचंड तेज जग पड़ा । अपूर्व व्याख्या और विश्लेशण देते हुए उन्होंने 
वेदांत-प्रृत्न की व्याख्या प्रेम-धमं की प्रधानता को निरूपित करनेवाली पद्धति के 
साथ उपस्थापित कर दी । उनका तत्त्व-निरूपण था--भगवान्‌ हैं सब्चिदानंद के 
परम विग्रह, उनके प्रति प्रेम ही इस जीवन का परम पुरुषार्थ है ! 
अलौकिक प्रतिभा के तेज से चेतन्य महाप्रमु का मुखमंडल प्रदीष्त था । 
उनके मुख से निकले शब्द चंतन्य से ओत-प्रोत थे । उनके व्यक्तित्व की तरह, 
उनको कथन-पंगी में भी अद्मृत मोहकता है। द॑वी शक्ति से संपछ्ठ ऐसे महान 
पंडित का सामना सावंमौम महाशय ने जीवन में पहले कभी किया नहीं था । भक्ति, 
शक्ति और ज्ञान की एकत्र क्षमता चौबीस वर्ष के तरुण संन्‍्यासी में ओत-प्रोत 
देखकर वे विस्मय-विमृढ़ हो गये । उन्हें कुछ कहते बन नहीं रहा है । 
महापंडित वासुदेव सावेधौम के पास बचाव का कोई साधन रह नहीं गया 
है। न्याय और वेदांत में उनकी प्रतिमा भारत-विख्यात थी । देश के पंडित- 
समाज ने उन्हें भग्रगण्य मान लिया है, कितु इस युवा संन्‍्यासी ने तो उन्हें तिनके 
की तरह तोड़-मरोड़ कर तुच्छ बना दिया । 
भय, विश्मय और श्रद्धा से सावंभीम महाशय महाप्रभु श्री कृष्ण चंतन्य 
की ओर निर्निमेष दृष्टि से देख रहे हैं भौर सोच रहे हैं--मनुष्य के वेश में यह 
वस्तुतः मनुष्य ही है या कोई परम देवता ? पांडित्य के सारे अहंकार ओर 
आत्म-प्रचार को प्रेमाभक्ति के प्रतिपादक तरुण संन्यासी ने जैसे ध्वस्त कर दिया 
हैं । वेद-शास्त्र में बेजोड़ पंडित को वेद-वेदांत के एक अनभिज्ञ युवक ने इस तरह 
प्रतिहत कर दिया कि सावंभौम महाशय का पांडित्य अवश शिशु की भाँति 
भौंचक हो रहा है। उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य के मुख से वेदान्त-सूत्र की जो 
नयी व्याख्या सुनी है, वह सवंथ। नूतन ही नहीं, सर्वाधिक मधुर और सर्वोत्तम 
व्याख्या भी हूं | 
वेदांत-सूत्र की प्रेम-परक व्याख्या का प्रवचन तरुण संन्‍्यासी ने समाप्त किया । 
उन्होंने भाव-गद्गद्‌ कंठ से कहा-- ''आचाये महाशय, मानव-जीवन का परग- 
साध्य है--मगवद्भक्ति। इसीलिए महान्‌ आत्मज्ञानी और सवंथा मुक्त महा- 
मुनिगण भी मक्ति के लिए ही लालायित रहते आये हैं । श्रीमद्मागवत ने इरी 
मंतव्य को घोषित करते हुए कहा है - 
आत्मारामहच मुनयो निग्रेन्था5प्युरुक्रमे । 
कुव॑त्यहैतुकीं भक्तिमिह्ाद्भुत ग्ुणोहरिः ।। 


५५ ] [ श्रीकृष्ण चेतन्यदेव 
अब पंडित महाशय ने सविनय कहा--'यतिवर, यह इलोक सचमुच 
अद्भुत है। इसका वास्तविक तात्पयं आपके मुख से सुन, इसकी आकांक्षा मेरे 
अंतर में प्रबल हो उठी है । कृपा करके मुझे इसका निहित तात्पयं समझा दें ।” 

सावंमौम महाशय का पांडित्याभिमान खंडित अवश्य हुआ है, किप्ततु अभी 
उसकी जड़ उखड़ी नहीं है, इसलिए उनके निवेदन में नम्नरता के साथ-साथ शंका 
का भी व्यंग्या्थ विद्यमान था । इस रहस्य को ताड़ने में महाप्रभु चंतनन्‍्य को 
कठिनाई नहीं हुई । उन्होंने भी बड़ी चतुरता के साथ कहा--“बात तो बड़ी 
अच्छी है, किन्तु स्थिति स्पष्ट ही है । आप उम्र में भी मुझ से बड़े हैं, शानवद्ध 
भी हैं और वेदान्त के आचाय॑ भी हैं, इसलिए उचित तो यही होगा कि इस 
एलोक का जो तात्पय आपको अभिष्रेत है, पहले वह मुझे बता दें, उसके बाद उस 
प्रसंग में मैं अपना मंतव्य भी निवेदित कर दूंगा ।”' 

वासुदेव सावभौम इस कथन को सुनकर घबरा उठ । उन्होंने मन-ही-मन 
पोचा कि पांडित्य के बल से, इस इलोक के वे अनेक अय॑ सुना सकते हैं । यह भी 
संभव्र है कि ऐसा करके वे अपने सम्मान की रक्षा करने में सफल हो जाये, ऐसा 
सोचकर उन्होंने भाषा, भाव और तत्त्व-दृष्टि के सहारे उक्त इलोक की कई 


व्याख्याएं गढ़ कर सना दीं । उन्होंने सोचा कि इस इलोक की कोई नयी व्याख्या, 
संभवत:, अब हो भी नहीं सकती । 


लेकिन इसके बाद एक नयी विपत्ति आ गई । महाप्रभु चेतन्य ने उनको 
आशा-लता पर अपने सहास्य वाक्य से तुषारापात करते हुए कहा--“आचायय॑ 
महाशय, यदि मत-मतांतर की सूची ही प्रस्तुत करनी हो तो इस श्लोक के और 
भी अनेक अथ संभव हैं। कृपा करके उनपर की विचार कर ही लिया जाय ।” 

चेतन्य महाप्रभु की अभिनव व्याख्यावली शुरू हुईैं। एक-एक कर श्लोक 
के अनेक नये अथ्थ अविरल धारा प्रवाह के क्रम में, महाप्रभु ने प्रस्तुत कर दिये। 
पंडित वासुदेव सावंभौम उन्हें सुन-सन कर विस्मित होते रहे और सोचते रहे- 
इस तरुण संन्‍्यासी की प्रतिभा मानव-सामथ्य की परिधि में समानेवाली वस्तु 
नहीं । निश्चय ही यह कोई दंवी-शक्तिति-संपन्न महापुरुष हैं । 

सावंधौम महाशय ने पांडित्य-लीला का प्रदर्शन करने के क्रम में उपयु क्त 
इलोक के सोलह अथं संभव कर दिखाये थे। महाप्रभु चैतन्य ने वात-की- 
बात सें और नये अद्वारह्‌ अर्थों की संभावनाएँ बतायीं। इसका अर्थ वह नहीं 
कि अन्य नयी व्याख्याओं की संभावना को वे निरस्त करता चौहते ये । 
साव॑भौम भरट्टाचायं की विद्या का दप इतने ही से ध्वस्त हो गया। हैः की 
उनके पांडित्य-गर्व की दीपशिया को प्रज्वलित रखनेवाली वर्तिका को वें सहला - 


भारत के महान साधंक ] [ ५६ 
सहलाकर सुखा रहे थे । अब फूक मारकर उसे बुझा देना ही महाप्रभु को उचित 
जान पड़ा । उन्होंने वसा ही कर दिखाया । 
वासुदेव सवंभौम के पांडित्याशिमान की आग ठंढी हो गई । उनकी आँखों 
से प्र माभक्ति की अविरल अश्रु-धारा प्रवाहित हो चली | हृदय के स्वष्छ दपंण 
में सामने बैठे तरुण संन्धाप्ती का दिव्य रूप उन्हें दिखायी देने लगा । उन्हें स्पष्ट 
हो गया कि ईश्वरीय भाक्ति, ईश्वरीय ज्ञान मौर ईश्वरीय शक्ति की एकत्र 
प्रतिमृत्ति ही उस तरुण संन्‍्यासी के रूप में धरती पर उपस्थित हुई है । 
घड़ी-भर में कया हो गया, यह कहना कठिन है। सहसा महापंडित 
वासूदेव सावशीम तरुण संन्‍्यासी श्रीकृष्ण चेतन्य के चरणों में लोटने लगे तथा 
श्रद्धा और प्रेम के आवंग में मुच्छित हो पड़े । यह था उत्तर भारत के पूर्वांचल के 
पंडित पंचानन का एक तरुण संनन्‍्यासी के प्रति पुणं आत्मसमपंण । महापंडित ने 
श्री चंतन्य महाप्रभु को अपने जीवन-मरण के प्रभु के रूप में स्वीकृत कर लिया। 
उस दिन श्रीकृष्ण चैतन्य ने वासुदेव सावंभौम को किस प्रकार आत्मसात 
कर लिया, इसका रहस्य, उस समय, किसी को ज्ञात न था । बाद में पता चला 
कि उक्त व्यापार के पीछे केवल भक्त और भंगवान्‌ की अहेतुकी लीला न थी, 
कृपा का प्रकाश-संपात भी उसे कहना यथेष्ट न होगा, क्योंकि उस लीला और 
करुणा के पीछे कोई और भी अधिक महत्तर तात्पयं था। शक्तिधर सावंभीम 
के आत्म-समपंण के उपरान्त चंतन्य महाप्रभ ने नीलाचल क्षेत्र में एक नयी 
लीला का आरंश कर दिया। केवल उत्कल के राज-परिवार में क्षयवा विद्वन्मंडली 
में ही नहीं, सारे भारत में वासुदेव सावंभौम के उस शास्त्राथं की कथा वर्षो 
तक आललोड़ित होती रही । उसी क्रम में श्री चेतन्‍्य का नाम भी पूरे भारतवषं 
में विद्यात हो गया । प्रेमाभक्ति के भागी रथ के रूप में भारतवर्ष के पंडितों 
और भाकतों का समाज उन्हें जानने-समझने लगा। 
उत्कल के नीलाचल क्षेत्र में चेतन्य महाप्रभु लगभग दो महीनों से निवास 
कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि कुछ दिनोाँ के लिए पुरी को 
छोड़कर दक्षिण भारत के मुख्य तीर्थों की यात्रा भी पुरी कर ही ली जाए। 
उनके निश्चय को जब सावंभौम महाशय ने सुना तो वे बोले--“प्रभु, 
आप दक्षिण देश का तीय॑यात्रा के क्रम में भ्रमण करना चाहते हैं तो देर मत 
करें। वहाँ रामानंद राय नामक एक महापुरुष इन दिनों निवास कर रहे हैं। 
उनसे मिल लेना आपके लिए जरुरी है। वे उत्कल-राज के प्रतिनिधि के रूप में 
विद्यानगर में रहकर शासन-कार्य संभाल रहे हैं। उन्हें भूृद्र और विषयी, संसारी 
मानकर अनखाना उचित न होगा | वे प्रेमाभक्ति के साधन-पथ के अधिकारी 


५७ ] [ श्रीकृष्ण च॑तन्यदेव 


पुरुष हैं। ऐसे रसज्ञ भाक्त धरती पर इने-गिने ही होंगे, जो रामानन्द राय का 
मुकाबला कर सकें । पहले कई वार उन्हें “वैष्णव” कहकर मैं चिढ़ा चुका हू 
यह आपको ही क॒पा का परिणाम है कि उस भक्‍षत के रहस्य को समझने को बुद्धि 
मुझ्षमें शर्त: शरनेः उत्पन्न हो रही है । ह 
महाप्रम्‌ चैतन्य ने वासुदेव सावंमौम के कथन को ध्यान पूर्वक सुना और 

यात्रा के पथ पर उनके साथ परिब्राजकों का एक दल दक्षिण भारत की ओर 
चल पड़ा । यात्रा-पथ पर अ ग्रसर होनेवाले वैष्णवों की इस टोली में कृष्ण नाम 
के माधुयं-रस का समुद्र रह-रहकर उमड़ता रहता है। भक्ति, प्रेम और शरणा- 
गति के भाव से दिन-रात विभोर रहते हैं महाप्रभ, श्रीकृष्ण चेतन्य । सहचरों 
के स्वर में स्वर मिलाकर, दिन-रात इस मंत्र का वे गान करते रहते हैं-- 

“राम राघव राम राघव राम राष्व रक्षमाम्‌ 

कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहिमाम्‌ 


नाम-गान, प्रेमावेश और नृत्य-कीर्त्तन के रस में मार्ग के प्रत्येक ग्राम, 
नगर को निमर्न करना महाप्र म्‌ की इस यात्रा का देनन्दिन कायं-क्रम बनता जा 
रहा है । किसी की आँखों को महाप्रभ_ के दिव्य रूप ने मोह लिया है तो किसी 
के कर्ण-कुहर महाप्रभ्‌ के कण्ठ-स्वर के माघुये से ओत-प्रोत होकर आपा खो 
चुके हैं | महाप्रभू ने अपनी दोनों वाहें फेलाकर राह चलते-चलते जिस बड़भागी 
को अपने आलिगन में एक क्षण के लिए बाँध लिया, उसके सौभाग्य का तो 
कहना ही क्या ? प्रत्येक गाँव, प्रत्येक नगर, प्रत्येक गली में परमेश्वर की दिव्य 
शक्ति का कृपा-संचार उस यात्रा-मंडली के रूप में दिन-रात अपने को प्रकट 
करता जा रहा है । 


समय थोड़ा है और दक्षिण भारत की तीर्थ॑यात्रा की राह है बहुत अधिक 
लंबी । इसी बीच भगवान्‌ के पुण्यमय कल्याणकारी नाम का पूरे देश में बीज- 
वपन करना महाप्रभु के लिए आवश्यक है। वैसा करके वे प्रेम-धर्म के रस- 
स्रोत से शारतव्ष को सदा के लिए सींच जाना चाहते हैं। महाप्रभु को जो 
करना है, वह सब-कुछ परमेइ्वर के द्वारा पू्व-निर्धारित है। अल्प अवधि में 
उस महत्‌ कार्य को पुरा कर लेने के लिए महाप्रभु तत्पर हैं। उनके यात्रा-पथ 
में विश्वाम को बहुत थोड़ा समय मिल पाता है। वे इतनी तीब्र गति से यात्रा 
पथ पर अग्रसर हो रहे हैं कि उनके साथ चलनेवाले तीर्थयात्रियों को निरंतर 
दौड़-दौड़कर चलना पड़ता है। जिस तरह नदियाँ समुद्र की ओर बड़े वेग से 
दौड़ती रहती हैं, उसी तरह तीर्थयात्रियों की यह मंडली दक्षिण भारत की 
। १७ 


ह [ ५८ 
झारत कैमहान साधक ॥ 
« पर. बेतहाशा बढ़ी जा रही है । 
तीथंयाल का आरत में दिन-प्रतिदिन किसी-त-किसी तीथे की परिक्रमा. में लगे 
हैं चैतन्य महाप्रमु । उनके प्रेममय विश्वमोहन व्यक्तित्व का. प्रभाव कोने-कोने 
को अभिभूत कर रहा है। उस प्रभाव से अभिभूत हुए विना रह पाना .किसी के 
लिए संभव नहीं हो पा रहा है । तर्क-वेत्ता, शास्त्र और पंडित हों किवा 
विषयासक्त सेठ और सामंतों का धनी-वर्ग अथवा पाखंडियों, दस्युओं . बौर 
पतितों की टोलियाँ--प्रभु की मोहिनी शक्ति का उल्लंघन करना किसी के वश 
की बात नहीं है। जिसने एक बार गोरांग महाप्रभ को देख लिया है, वह उनके 
पीछे चलने को स्वतः विवश हो जाता है। यह बात केवल वेष्णवों के प्रसंग में 
ही नहीं है, शैव, शाक्‍्त, बौद्ध, जन और मायावादी संप्रदायों के तीथ्थयात्रियों, 
परिक्राजकों और संनन्‍्यासियों को मी इस तथ्य का अपवाद नहीं माना जा सकाता 
यात्रा-क्रम में एक दिन महाप्रभु विद्यानगर के पूर्व श्रृत क्षेत्र में अपने 
सहचरों के साथ आ पहुँचे हैं । गोदावरी के तट पर बसे विद्यानगर में विश्वाम 
करने का निहच्रय कर लिया गया है, पड़ाव डाला जा चुका है। ऐसे ही समय 
में रामानन्द राय की पालकी नदी-तट पर आकर रुकी । साथ में अनुचरों भौर 
दास-दासियों की भीड़ है। राय महाशय नदी में स्नान करने. के. लिए. -ही. इतने 
बड़े समारोह के साथ उपस्थित हुए हैं। 
स्नान, तपंण कर लेने के पश्चात्‌ रामानन्द राय की दृष्टि उस वक्ष-के नीचे 
जाकर ठहर गई, जहाँ महांप्रभ चैतन्य कीर्त्तन-मंडली के बीच-विश्वाम «की मुद्रा 
में बंठे थे । रामानन्द राय ने देखा कि दिव्यकान्तिवाले तरुण संन्यासी का 
व्यक्तित्व वस्तुत: अद्भूत है। उस कोम ल-मधुर कांति को जिन आँखों . ने एक 
बार देख लिया, वे सदा के लिए वहीं ठहर जायेंगे । रामानन्द राय अपने को 
रोक नहीं सके | वे उस भू वन-मोहन रूपवाछे तरुण संन्‍्यासी के - सामने जाकर 
साष्टांग इंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए उपस्थित हुए । 
यद्यपि अगणित नौकर-चाकरों की मौड़ में श्री रामानन्द राय खो गये थे, 
तथापि उन्हें पहचानने में महाप्रभु को कोई कठिनाई. नहीं हुई । वे . मुस्कुराते 
हुए बोले--“क्या उत्कल-राज कै प्रतिनिधि रामानन्द राय आप ही हैं?” 
“जी, इसी शुद्र को लोग रामानन्द राय कहते हैं ।” 
“'वासुदेव सावंगौम ने मुझे वार-वार कहा था कि दक्षिण भारत. आने 
पर आपसे जरूर मिल लू' | सच पृषछ्िये तो आपसे ही मिलने के लिए मुझे. इस 
नगर में आना पड़ा है | आप तो परमभागवत हैं ही, आपको देखने से ही लगता 
है कि श्रीकृष्ण के प्रेम भें आप आपादमस्तक निम्न हैं।” 


१६ | [ भीकृष्ण चैतन्यदेक 


इतना कहने के बाद चैतन्य महाप्र भु उठकर खड़े हुए और रामानन्द राय 
को उन्होंने अपने आलिगन-पाश में कसकर बाँध लिया । रामानन्द राय का संपूर्ण 
शरीर रोमांचित हो उठा और उनकी दोनों आँखों से अविरल अश्र-धारा बहने 
लगी |” रामानन्द राय इस क्षेत्र के शासन-कर्त्ता हैं। उनके धैयं, जिद और 
दुर्दान्‍्तिता की कथा पुरे क्षेत्र में प्रंचलित है, किन्तु महाप्रमू का आलिंगन-स्पशे 
पाकर राजपुरुष ने सुध-बुध खो दी है। उनके शरीर का एक-एक कण रोमांच, 
अश्र्‌ और कंप से भींगं उठा है। 

थोड़ी देर के बाद रामानन्द राय जब प्रकृतिस्थ हुए तो उन्होंने महाप्रभु 
चतन्य से वारम्वार कृपा की प्रार्थना की । कातर स्वर में उन्होंने निवेदन किया- 
“प्रभु, आप इस अधमभ का उद्धार फरने के लिए ही इस नगर में पघारे हैं। 
कृपांकर कुछ दिनों तक अपनी चरण-धूलि से इस नगर को पविन्न होने दें। 
आप को यह कृपा मेरे जैसे अनेक अधम व्यक्तियों के उद्धार का फारण बनेगी ।” 


महाप्रम, चंतन्य सवज्ञ हैं। उन्हें पता चल गया है कि राय रामानन्द 
द्वापर की ब्रज-भूमि के एक प्रसिद्ध लीला-सहचर हैं। श्रीकृष्ण के उस लीला- 
सहचर को चंतन्य महाप्रम के लीला-सहचर के रूप में भी, शीघ्र ही आत्म- 
प्रकाश करना होगा । महाप्रम यह भी जान गये हैं कि खान-पान और वेश-भूषा 
में रामानन्द राय राजसी ठाठ-बाट वाले रईस हैं। राजनीति और कूटनीति 
उनके दैनन्दिन कृत्यों का अछृत क्षेत्र है, किन्तु सांसारिक आवरण के बीच में 
उनका जो मूल वंष्णव-रूप छिपा हुआ है, उसे महाप्रभ की शक्रांखों ने पहचान 
लिया है । महाप्रभ जान गये हैं कि रामानन्द राय प्रम-भक्ति पथ के 
असाधारण साधक हैं । 

प्रमु ने निश्वय कर लिया है कि वे विद्यानगर में कुछ दिनों के लिए 
अवश्य ठहरेंगे यह तभी संभव होगा जब कि रामानन्द राय के साथ श्रोकृष्ण 
के प्रेम-रस का उपभोग किया जा सके | इसी कारण वे रामानन्द राय 
का आप्रह सुनकर विद्यानगर में कुछ दिनों तक ठहरने की खातिर राजी हो गये । 
नगर के एक भक्‍त ब्राह्मण के घर में महाप्रमु को ठहरानेकी व्यवस्था की गई। 

विद्यानगर में महाप्रभ्‌ पुरे दस दिनों तक निवास करते रहे। प्रत्येक दिन 
सायंकाल के परचात्‌ राय रामानन्द महाप्रभु के सामने उपस्थित हो जाया 
करते । दोनों के बीच की आपसी बातचीत गंभीर प्रेम के आवेग से उफनती 
रहतो ।'वेष्णवों के मजन, साधन और साध्य के निग॒ढ़ तत्त्वों पर भी उसी क्रम 
में प्रकाश पड़ जाता था । 

उस दिन रामानंद राय कांफी देर तक प्रभु के सामने बठे रहे । आधी से 


भारत है महान साधक |] [ ६० 
अधिक रात वीत चकी थी । भगवान्‌ श्री कृष्ण के कथा-रस से दोनों का चित्त 
भींग रहा था । प्र्म की इच्छा थी कि रामानंद रोय के जीवन के अंतराल में - . 
झजन के मधुर रस का जो निगूढ़ स्रोत प्रवहमान है, उसे अशेष जीव-जन्तुओं के 
कल्याण के निमित्त प्रकट और प्रचारित कर दिया जाए। इसी उद्व श्य से वे 
रह-रहकर रामानंद राय को एक-के-बाद एक प्रदन पूछते जा रहे हैं । संलाप के 
इसी क्रम में साध्य-साधन के निगृढ़ तत्त्व भी स्पष्ट होते जा रहे हैं । गौड़ीय 
वैष्णव धर्म के जिस अमृत का उद्गम चंतन्य महाप्रमु के माध्यम से होने वाला 
था, उसके अक्षय उत्स पर प्रकाश डालने के लिए ही महाप्रभु ने आज के संलाप 
को देर तक जारी रखा है। द 
प्रमु ने कहा---“राम राय, मुझे आज यह साफ-साफ बता दो कि वंष्णव- 
जीवन की परम-प्राध्ति के निमित्त तुम साधन-भाजन के किस माध्यम को सर्वा- 
धिक उपादेय और अमोघ मानते हो ।” 
हमारे रामानंद राय क्ृष्ण-प्रेम के परम भागवत रहस्य-वेत्ता सांधक हैं । 
प्रभु की इच्छा हे कि वे अपने द्वारा प्रचारित तत्त्व को श्री रामानंद राय के मुख 
से उद्घाटित करा लें। इसीलिए अपने प्रश्न के उत्तर में रामानंद के किसी बहाने 
को उन्होंने विष्तन बनने नहीं दिया । राय रामानंद की नम्नजता, दीनता, आपत्ति 
और विनय की प्रत्येक कला को व्यर्थ करते हुए उन्होंने उनसे आग्रह किया कि 
वे हृत्गत निगढ़ तत्त्त को लोक-कल्याण के निमित्त, साफ-साफ निवेदित कर दें । 
अन्ततः रामानंद राय को विवश होकर पूरी बात बता देनी पड़ी | स्वधम के 
आचरण में श्री कृष्ण के प्रति कर्मों का अपंण, ज्ञान-मिश्रा भक्ति के द्वारा स्वरूप 
में अवस्थान आदि अनेक तथ्यों का वे उल्लेख कर चूके हैं, किन्तु महाप्रभु चेतन्य 
उनके कथन से संतुष्ट नहीं होते । वे कहते हैं--““राय, ये इधर-उधर की बातें 
क्यों कर रहे हो ? मुझे फुसलाने की कोशिश मत करो | जिस तत्त्व को छिपाकर 
तुमने रखा है, वह मुझे साफ-साफ बतला दो ।” 
रामानंद राय और भी अनेक बातें बता रहे हैं। उन्होंने दास्य, सख्य, 
वात्सल्य प्रभूति अनेक भावों की उपासना के साधन-मार्ग की सविस्तार व्याख्या 
कर दी हे, पर प्रमु उससे मी संतुष्ट नहीं हुए । वे शावाविष्ट होकर कह रहे हैं-- 
“देखो राम राय, वहानेवाजी से काम नहीं चलेगा। रुको मत। असल मुकाम 
पर आ जाओ | जिस बात को छिपाना चाहते हो, उसे ही- तो. मैं तुमसे खल- 
वाना चाहता हैं :” ु 
रामानंद राय ने कहा--प्र मु, इन भावों के परे तो एक ही भाव बच 


रहता है-कान्‍्ता-भाव का प्रेम और वष्णव-धर्म में उसे ही परम इृष्ट 
माना जाता हैं ।” 


६१ ] [ श्री कृष्ण चैतन्यदेव 
मागवत में वर्णित प्रेम-मक्ति-साधना की एक सीमा से दूसरी सीमा तक 
रामानन्द राय का घित्त परम तत्त्व की खोज में आलोड़ित हो रहा है। उन्होंने 
समझ लिया कि अंब महाप्रभ उन्हें छुटकारा दे देंगे । 

किन्तु रामानन्द राय का ऐसा सोचना भी अन्तत: विफल हो गया । महा- 
प्रभु ने उन्हें बीच में ही रोक कर कहा-- “देखो रौय महाशय, फान्ता-भाव 
साधना की सीमा-रेखा है, पराका८्ठा है, यह बात तुमने ठीक ही बताई, किन्तु 
इतना ही कह कर संतोष कर लेना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा । इसके बाद 
की भी कुछ बात बता ही दो ।” 


रामानन्द राय चौंक पड़े । उन्होंने सोचा इससे आगे का निगृढ़ तत्त्व तो 

कहने-सुनने की वात ही नहीं है। उस रहस्य को जानने की बात किसी जिज्ञासु 
के मन में शायद ही कभी उठी हो । प्रकाइ्य रूप से उन्होंने प्रभु को उत्तर दिया- 
“प्रभू, जो बात पराकाष्ठा. की है, उसके आगे की बात तो कहने-सुनने की है ही 
नहीं । उसका यदि कोई नाम संभव है, तो 'राधघा-प्रेम' ही । प्रेम के इस परम 
सार को--साध्य-शिरोमणि को 'राधा-प्रेम' ही कहा जा सकता है। रास- 
विहारी ब्रज-वल्लभ भगवान्‌ श्रीकृष्ण का स्वरूप ही है सच्चिदानन्दमय । उस 
सब्चिदानन्दमय स्वरूप के ही आनंद-अंश की हलादिनी शक्ति-रूषा हैं श्रीराधा। 
उस राधा-प्रेम के महामाव के ही सहारे प्रेम-साधना के शिखर पर आरोहण 
संभव होता है।”' 

कृष्ण-रस के परम रसिक, महासाधक श्री रामानन्द राय के मुख से प्रेम- 
रस का पान करने बेठे हैं स्वयं चैतन्य महाप्रमू। भगवान्‌ के माघुयं की रस- 
चवंणा की अब कोई सीमा नहीं रही । लुब्ध नेत्रों से महाप्रभु ने कहा-““राम- 
राय, इसके बाद यदि कुछ भौर बचा है तो वह भी बतला दो। मेरे प्राणों की 
प्यास आज मिटा ही दो ।” 

सब-कुछ तो हो गयां; अब और बाकी वया रहा, जो छुरू करूँ ?-- 
रामानन्द राय सोच रहे हैं। लगता है, आज वे इस बातचीत का मंत नहीं व.र 
पायेंगे । सहसा उनके कंठ से एक स्वरचित गीत प्रकट हुआ। उस गीत में 
राधा-कृष्ण के उस तन्मयकारी प्रेम का वर्णन हुआ था, जिसके आवेग में राधा 
कुष्ण बन जाती हैं और कृष्ण राधा बन जाते हैं। चरम मिलन का परम विरह 
के रूप में यह एकीभूत रूपान्तर उस गीत में बड़े कौशल के साथ उदाहत 
किया गया है। परम प्रेम की एक ऐसी अवस्था भी होती है, जिसमें स्वरूप और 
शक्ति अलग-अलग नहीं रह जाती, दोनों के बीच का अंतर मिट जाता है । राधा और 
कृष्ण को युगल सत्ता वहाँ पहुचकर एक ही हो जाती है। रामानन्द राय के 


[ ६२ 
भारत के महान साधक ] 


उस गीत की पहली पंक्ति थी--“ ना से रमण, ना हम रमणि” लग ु 
जब महाभाव के रूप में आस्वाद्य होता है ता श्रीकृष्ण और राधा 
हूप कायम नहीं रह पाते, दोनों मिलकर एकरूप हो जाते हैं। । 
ऐसी अवस्था में लीला करा आनन्द भी ठहर नहीं पाता। विषय ओर 
आश्रय-- आश्रय और आलंबवन--रासेश्वर कृष्ण और रासेइवरी राधा--वहाँ- 
मिलकर एफीशभूत हैं । अद्व त की यह रस-सत्ता बिलास की भूमि से ऊपर की 
वस्तु है । सहसा महाप्रम्‌ अत्यंत व्यग्र हो उठे । चंपक-गौर-करतल बढ़ाकर 
उन्होंने रामानन्द राय के होठ ढाँक दिये, बोले--“बस रहने दो। यह रहस्य 
नितान्त निगृढ़ है, एकाकार करने वाली साधना है यह। इसकी चर्चा कभी होठ 
पर नहीं आनी चाहिए । 
कृष्ण-रस की विश्व-प्लावनकारिणी भक्ति-धारा उसी दिन पहले-पहल 
उन्मुक्त हुई। रामानन्द राय और चैतन्य महाप्रभू उस रात बड़ी देर तक सुध- 
बुध खोये बठ रहे । 
विद्यानगर में रहते-रहते चैतन्य महाप्रभु ने दस दिन व्यतीत कर दिये 
रामानन्द के जीवन में इसी बीच अद्भुत परिवर्तन का आविर्माव हो गया । अब 
शज-काज में उनका मन नहीं लगता । राज-काज के सारे व्यवसाय उन्होंने 
कमंचारियों के कंधे पर छोड़ दिये हैं। अब दिन-रात वे प्रभु के पास ही बंठ रहते हैं। 
एक दिन प्रभ्‌ ने रामानन्द राय को अपने पास बुलाकर एकान्त में कहा-- 
“देखो राम राय, अघीर मत होना । उकताने से काम नहीं चलेगा । दक्षिण देश 
के तीर्थों की परिक्रमा करके मुझे लौट आने दो । फिर नीलाचल क्षेत्र के पुरी- 
मंदिर में हम-दोनों अवश्य मिल लेगे। हम-दोनों अंतरंग-लीला रस का आस्वा- 
दन उस परमक्षण के आये विना कैसे कर सकेंगे ?” 
इतना कहने के बाद महाप्रभु ने रामानन्द राय को अपने आलिगन-पाश 


से मुक्त कर दिया और सहचरों की टोली के साथ दक्षिण मारत के शेष. तीथों 
की यात्रा के निमित्त द्रत गति से चल पडे । 


चंतन्य महाप्रम की इस यात्रा का उद्दंश्य केवल दीथ॑-दर्शन नथा। 
उसका उससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण उहँ श्य--मगवदभकतों के प्रति भगवत्‌-कपाः 
का उदार वितरण । चेतन्य महाप्रमु के भक्तों ने ठोक ही कहा है कि भारत के 


प्रसिद्ध तीर्थों में स्थापित देव-विग्रहों के दर्शन के बहाने उस तीथ-यात्रा में 
महा प्रभ ने अनगिनत वेष्णव-भक्तों को अपना दर्शन देकर कतार कर 


देना पहले 


६३ ] [ धीकष्ण चैतन्यदेव 


'ही मन में ठान लिया था । दक्षिण भारत में वेष्णव भक्तों के जहाँ कहीं आवास- 
स्थान अथवा संघ-क्षेत्र थे, महाप्रभु उन सभी स्थानों में कमी-त-कमी अवश्य जा 
पहु चे । और महाप्रभ जहाँ पहुंचे वहाँ मगवान्‌ के ऐश्वयं और माधुय का 
निस्तल श्रपार महासमुद्र उमड़ने लगा और भक्ति के अमृत स्रोत के अभिसार-पथ 
एकत्न हो गये । 

उस दिन महाप्रभ श्रीरंग-क्षेत्र में भ्वस्थित हुए थे । पुण्य-सलिला कावेरी 
नदी में स्नान-तपंण करने के पश्चात्‌ उन्होंने क्री रंगनाथ जी के दर्शन कर लिये 
थे। इसके बाद आरंभ हुआ था नृत्य और कीत्तंन का वह उत्सव, जो महाप्रम्‌ 
के प्रेमावेग को अलौकिक श्षानन्द के रस-शिखर पर उत्तोलित कर दिया करता था। 

मंदिर के एक कोने में एक सौम्य दशंन ब्राह्मण भगवद्गीता का पाठ कर 
: रहे हैं। आपका नाम है-युधिष्ठिर । इन्हें इस क्षेत्र में पहुचे हुए भक्त के रूप 
- में लोग जानते-मानते हैं । 

ब्राह्मण देवता प्रतिदिन भक्तिपुवंक एकाग्रचित्त से गीता के #द्ठदारहवें 
अध्याय का यहीं पारायण कर जाया करते हैं। गीता के अट्टारहवें अध्याय का 
'पारायण करते समय उनकी दोनों आँखों से अविरल अश्र-धारा बहती रहती 
है । लोग यह भी जानते हैं कि पंडितजी संस्कृत भाषा का शुद्ध और स्पष्ट 
उच्चारण तो सहज स्वाभाविक ढंग से कर लेते हैं, पर संस्कृत भाषा का ज्ञान 
'उन्होंने कभी पाठशाला या विद्यालय में अजित नहीं किया । सच तो यह है कि 
संस्कृत माषा वे नहीं जानते । ऐसी स्थिति में स्पष्ट ही गीता के इलोकों का 
ठीक-ठीक अं समझ पाना उनके वश की बात नहीं है, यह भी स्पष्ट ही है। 
फिर क्‍या कारण है कि गीता के इलोकों को पढ़ते समय वे भारंभ से अंत तक माव- 
विद्दल होकर लगातार श्रश्रु-वर्षण करते रहते हैं। उनकी इस अबूझ हरकत को 
कुछ लोग नाटक या ढोंग मानकर उनका उपहास करें, यह भी सर्वेथा संभव है। 


श्रीरंगनाथ जी को नमस्कार निवेदित करने के बाद चंतन्य महाप्रभु मंदिर 
से बाहर निकलने लगे। अकस्मात्‌ उनकी दृष्टि ग्रीता-पारायण-रत युधिष्ठिर 
महाशय की श्श्रु-वृष्टि पर पड़ी । गीता-पाठ का काम लगभग समाप्त हो चुका 
था। अश्रु-धारा के जल से दोनों कपोल अबतक भींगे थे। प्रेमावेश से विक्लल 
भ्ाह्मण देवता का सर्वांग शरीर रोमांच और कंप से स्पन्दित था और कऋरन्‍्दन का 
आवेग रह-रहकर सशब्द हो उठता था। ब्राह्मण युधिष्ठिर के निकट जाकर 
महाप्रभ ने स्वेहपूवंक जिज्ञासा की--'(विप्रवर, गीता-पाठ करके इस तरह प्रेम- 
विद्चल हो जाना किसी और के लिए यदि कभी संभव भी हुआ हो तो मैं उसे 
नहीं जानता। आप कृपया मुझे बतलायें कि गीता के किस इलोक ने आपको 


मारत के महान साधक ] [ ६४ 
अपने अपाथिव आनन्द के आवेग से अधीर करके इस तरह रुला दिया है ? क्‍या 


यह बताने की कृपा आप मुझपर करेंगे ? 
ब्राह्मण देवता ने उत्तर दिया--“प्रभू, इस ग्रंथ में एक भी इलोक ऐसा 
नहीं है, जिसका शब्दाथं मैं जान-समझ सकू । किसी इलोक का अथे समझना 
भेरे वश की बात नहीं है। मैं तो निरा मूर्ख व्यक्ति हें । यह भी नहीं जानता 
कि शुद्ध पढ़ रहा हू या अशुद्ध पढ़ रहा हूं, लेकिन जब यहाँमगवदह॒शन के 
निर्ित्त आता हूँ तो उच्च कंठ से इस पूरे अध्याय को पढ़े विना मैं रह नहीं 
पाता और जब पढ़ता हूँ तो रो उठना भी स्वतः स्वाभाविक हो जाता है। मैं 
न पढ़ने का रहस्य जानता हूँ और न रोने का। गुरु ने जो भाज्ञा दे रखी है, 
उसी का पालन करने के लिए इस मंदिर में नित्य आ जाया करता है । श्लोक 
का अथ लगाऊँ, यह सामथ्य॑ मुझमें नहीं है। श्लोक का अर्थ जान लेना आवश्यक 
है, ऐसा विचार भी कमी मन में नहीं उठा । सच तो यह है कि में ज्यों ही इस 
अद्भृत ग्रंथ को खोलकर पारायण करना आरंम करता हूँ मेरी आँखों के सामने 
महाभारत युद्ध का आरंभिक दृश्य उपस्थित हो जाता है । गुरु की हूपा से मुझे 
ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे परम प्रियतम श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण रथ के भागे बेठे 
अर्जुन को परमतत्त्व का उपदेश दे रहे हैं। उस उज्ज्वल दिव्य युगलमूति को 
देखते-देखते ही मैं प्रेम से आविष्ट होकर सुध-बुध खो देता हूँ । मेरे अन्तर में 
रुलाई का प्रचंड वेग उठता है, जिसे किसी भी यत्न से रोकना-टोकना संमव नहीं 
रह जाता । जब तक गीता-पा5 करता रहता हूँ, तबतक अपने परमाराध्य का 
विश्वमोहन-रूप भी दिखायी पड़ता रहता है। ऐसी स्थिति में किसी इलोक को 
जानना-पहचानना और उसका अर्थ लगाना भला कैसे संभव हो सकता है ?” 
युधिष्ठिर ब्राह्मण का उपयुक्त कथन सुनकर चेतन्य महाप्रभु प्रेम से विभोर 
हो उठे । उन्होंने दोनों बाहें फंलाकर उस ब्राह्मण को गाढ़ आलिगन में बाँध 
लिया; फिर प्रेमाश्रुपुरित दृष्टि से उसे देखते हुए कहा--“भेया, तुम्हें भला मूर्ख 
कौन कहेगा ? तुम्हारा अंतर भगवत्कृपा से स्वयं ही ज्योतिमंय हो उठा है । 
गीता का वास्तविक अर्थ तो तुम ही समझते हो । तुम्हारा ही गीता-पारायण 
हर तरह से साथंक है। जो गीता-पाठ परमप्रमु का साक्षात्‌ दर्शन करा दे, उसे: 
साथंक तो मानना ही पड़ेगा ।* 
श्रीरंगक्षेत्र के बाद महाप्रभु॒चेतन्यदेव सेतुबंध रामेश्वर, तिरुवांकुर, 
पंढरपुर प्रभूति अनेक तीर्थों में अपने सहचरों के प्ताथ पर्यटन करते रहे । इस 
प्रकार, दक्षिण मारत की तीर्थ-यात्रा के मार्ग में पुरे दो वषे व्यतीत हो गये । दो 
वर्षों के पश्चात्‌ अपने सहचरों के साथ महा्रभु पुनः पुरी के जगन्नाथ-मंदिर मै-- 


९्श ] [ श्रीकृष्ण चतन्यदेव 
नीलाचल क्षेत्र में वापप आ पहुँचे । उनके आगमन से संपर्ण नीलाचल क्षेत्र 
उत्साह, उमंग और आनंद के समुद्र में ऊम-चुम होने लगा। 

महाप्रभु चेतन्य के भक्तों, सहचरों और पाषंदों के दल रह-रहकर गौड़ 
देश से नीलाचल क्षेत्र में आते-जाते रहते थे। रथ-यात्रा के उत्सव के अवसर 
पर वेष्णव भक्तों के नृत्य-कीर्त्तन से पुरी-धाम आाप्लावित हो उठता था। रथ 
के आगे-आगे कीर्त्तन करने वाले भक्तों के प्रेमावेश को देखकर लाखों भक्तों 
ओर दर्शनाथियों के हृदय में दिव्य आनन्द की लहर उठने लगती थी। 

उत्कल-नरेश प्रतापरुद्र ने एक ऐसे द्वी अवसर पर चंतन्य महाप्रभ के 
चरणों में अपने को समर्पित कर दिया। प्रम की प्रेम-मक्ति-परक उपासना के 


अन्यतम प्रचारक और धारक के रूप में उत्कल-नरेश को अंचल की जनता, 
उसी दिन से जानने-पहचानने लग गई । 


उस बार प्रभ्‌ के गौड़ीय वेष्णव-भक्तों का समय बड़े ही आनंद से व्यतीत 
हो रहा था। नवद्वीप के आस-पास से वैष्णव यात्रियों की टोलियाँ वारम्वार 
आ रही थीं | कितु पुरी से वापस लौटने की बात सुनते ही उनके प्राण विकल हो 


जाते थे। प्रभु के सान्निध्य का सुख छोड़कर घर वापस लौटना, किसी को भी 
पसंद न था। 


इसी बीच महा प्रभु ने एक दिन श्रोपाद नित्यानन्द को अपने निकट बुला 
लिया और एकान्‍्त में उन्हें ले जाकर कहा--“श्रीपाद, मैं तो घर-संसार सदा 
के लिए छोड़कर ही आया हूं, लेकिन यदि तुम भी अवधूत-व॒क्ति का अवलंबन 
कर इसी तरह जहाँ-तहाँ विचरण करते रहोगे, तो संसारी जीवों का उद्धार 
कोन करेगा ? मेरी बात पर जरा ध्यान दो । तुम गौड़ देश लोट जाओ ओर 
वहीं रहकर भगवान्‌ का कायें यथाविधि करते रहो । हर वर्ष एक वार अपने 
मित्रों के साथ नीलाचल आ जाया करना ताकि वर्ष में एक वार मैं भी तुमसे 
मिल लिया करूँ । एक और रहस्य की बात है। वह भी सुन ही लो। मेरी 
इच्छा है कि तुम विवाह करो और संसार में रहकर विवाहित जीवन के साथ 
भगवदुभक्ति का संबंध स्थापित कर दिखाओ । देश के अगणित गुहस्थगण तुम्हें 
देखकर गाहंस्थ्य धर्मं की महिमा को समझ्ेंगे और प्रकृत वंष्णव के रूप में देश 
के सद्गृहस्थों को अपनी मर्यादा का परिचय मिलेगा । मैं चाहता हूँ कि घर- 
घर में आदर्श वेष्णव-गृहस्थ की सृष्टि हो । गौड़ देश के सामाजिक जीवन के 
प्रत्येक स्तर में नाम-कीतंन का प्रेम-रस ओत-प्रोत करने के लिए तुम्हें मेरा प्रति- 
निधि बनकर इस अनुष्ठान को पूरा करना होगा ।”' 
8६(१० 


मारत के महान साधक ] | 


प्रभ को नीलाचल में छोड़कर नवद्वीप अकेले वापस लोटने की बात 
नित्यानंद को विकल करने लगी। उन्हें ऐसा लगा कि उनके सिर पर अनश्र 
वच्आा घात हो रहा है। वे आजीवन ब्रह्मचारी अवधूत रहे। अब तारुण्यकाल के 
अंतिम भाग में वे विवाह करें और घर बसावें, यह सलाह भी उनकी 
समझ में नहीं समा रही है। वे मन-ही-मन सोचने लगे कि बसे-बसाये 
घर को छोड़कर संन्यास की दीक्षा लेनेवाले महाप्रभु कहीं उनके साथ परिहास 
तो नहीं कर रहे हैं ? क्या नित्यानंद अवधूत को सद्गृहस्थ की भूमिका में सच- 
मुच उतरना पड़ेगा ? महाप्रभु की बात क्‍या अटपटी नहीं है ?” 

अन्ततः नित्यानंद ने कातर स्वर में निवेदन किया--" प्रभु, मेरे प्रति ऐसी 
निठ्राई क्‍या आपको शोभा देगी ? यह कठोर दंड आप मुझे क्‍यों देना चाहते 
हैं? विपरीत पथ पर मुझे ढकेलने के पीछे आपका अभीष्ट क्‍या है ? यह जरा 
मैं मी तो जान लू !” 

“श्रोपाद, यह्‌ वात सभी जानते हैं कि हम जोर तुम देह से भिन्न होकर 
मी प्राण से अभिन्न हैं। इसलिए यदि तुम गाहेस्थ्य धर्म का ग्रहण करके समाज 
में सदगहस्थ की मर्यादा को उदाहुत नहीं करोगे, तो सामाजिक जीवन से मेरा 

जीवित संपर्क संभव नहीं हो पायेगा । ऐसी स्थिति में प्रेम-घमं का प्रचार 
असंभव हो जायगा । तुम्हारे लिए गृहस्थ-जीवन में वापस लौटना कठिन अवश्य 
होगा। इसमें तुम्हारे वर्तमान ब्रत को व्याघात भी पहुँच सकता है । कितु 
असख्य जीवों के कल्याण के निमित्त इतना-सा त्याग करने के लिए तुम्हें निरंतर 
प्रस्तुत रहना चाहिए। यदि संत्तारी जीवों पर तुम कपा न करोगे तो उन्हें 
परमवस्तु की प्राप्ति कैसे होगी ?” 

नित्यानंद समझ कर हैं कि यह महाप्रभु का अनुरोध नहीं, अप रिहाय॑ 
आदेश है । अन्तत: उन विवश होकर नवद्वीप लौटना ही पड़ा। प्रभ की आज्ञा 

के अनुसार उन्हें गाहंस्थ्य-धर्म को भी स्वीकार कर लेना पड़ा | इसके बाद संपूर्ण 
बंगाल में उनके कीर्त्तन, नृत्य ओर नाम-प्रचार की धूम छा गई । जन-साधारण 
उन्हें प्रेमी-मक्त--'दयाल निताई' के नाम से पुकारने लगा। 

कुछ दिनों के बाद महाप्रम्‌ ने वन्दावन और मथ्रा की यात्रा करती 

चाही । वार-वार विध्न उपस्थित हो जाने के कारण ब्रजभूमि की यात्रा में तीन 
वार बाधा पड़ी । इस वार महाप्रभु ने अकेले ही यात्रा करने का निइचय किया । 


विना किसी को बताये अपने साथ केवल एक सेवक को लेकर वे ब्रज-भूमि की 
यात्रा पर चुपके से निकल पड़े । 


वृन्दावन पहु चने के साथ ही महाप्रभु के नृत्य और कीर्त्तन का प्रेमावेश 
अपने अद्भुत और उत्ताल रूप में प्रकट होने लगा। श्रीकृष्ण की लीला-भूमि के 


६७ ] [ श्रीकृष्ण चैतन्यदैउ 


चौरासी कोस ब्रज-मंडल के एक-एक पुण्य स्थान को महाप्रभ देखते-पहचानते 
और पूव॑-परिचय की स्मृति के उन्माद-रस में आत्म-विस्मृत हो रहते । कभी 
उन्हें धेनु-मंडली की पुकार स्तंभित कर देती, तो कभी मयूर-मयूरी के नृत्य 
देखकर वे भाव-विद्धल हो जाते। द्वापर की श्रीकृष्ण-लीला महाप्र भु को कलि- 
काल में रह-रहकर याद आती और उनका वाह्यनज्ञान लुप्त हो जाता। 

इसी समय दिव्य भावावेश में आविष्ट होकर वे ब्रज-मंडल के बहुतेरे लुप्त 
प्राचीन तीथ॑-स्थलों का पुनरुद्धार करते रहे । इस जन्मान्तरीण अनुसंधान का 
उत्तर भारत के वैष्णव तीथ॑ं-यात्रियों के लिए जो अप्रतिम महत्त्व है, उसे कौन 
कह सकता है ! ब्रज-मंडल के एक प्राचीन विस्मृत पथ पर घूमते-घमते, एकदिन 
महा प्रभु ने अत्यंत कातर अवस्था में आस-पास के लोगों से वार-वार पूछा : 
“राघा कुण्ड कहाँ है ?” बहुत दिनों से किसी ने राधा-कुण्ड का नाम ही नहीं 
सुना था। उस नाम का कोई स्थान ब्रज-भूमि में कमी था भी या नहीं, यह 
कोई नहीं जानता । ऐसी स्थिति में महाप्रभु को राधा-कुण्ड का पता कैसे चले ? 
राधा-कुण्ड के अनुसंधान की वह कातर उनन्‍्माद-दशा महाप्रभ पर कई सप्ताह 
तक दिन-रात हावी रही । उसी अवधि में एक दिन उन्होंने राधा-कुण्ड को खोज 
निकाला। राधारानी उनके अन्तस्तल में स्वयं प्रकट होकर, उस पवित्र स्थान 
को बताने आयी थीं, ऐसा मानने वाले वैष्णवों की आज भी कमी नहीं है । 

राह चलते-चलते महाप्र मु एक नयी जगह पर पहुचकर, अकर्मात्‌ रुक 
गये | चारों ओर धान के खेत हैं और बीच में है--एक छोटी-सी तलैया। 
आवेशग्रस्त अवस्था में उन्होंने घोषणा क” डाली--“यही तो है अपनी राधा- 
रानी की याद को जुगाये रखने वाली स्मृति-भूमि--राधा-कुण्ड !” 

उक्त घोषणा के साथ ही महाप्रभु उस तल॑या में कद पड़े और वेष्णव- 
भक्तों का विशाल अनुयायी-दल उस कुण्ड को चारो ओर से घेरकर कई दिनों 


तक नृत्य और कीर्तन करता रहा । 

महाप्रभु कै द्वारा आविष्कत इस राधा-कुण्ड को भारतवषे के वेष्णव- 
तीर्थ-यात्रियों ने एकमत से अपनी स्वीकृति दें-दी है। व॒न्दावन और मथुरा के 
बीच राधा-कुण्ड के सटे पास ही अब क॒ष्ण-कुण्ड को भी खोज लिया गया है। 

महा प्रभु श्रीकृष्ण चेतन्य जिन दिनों ब्रज-भुमि में श्रीकृष्ण के लीला-स्थानों 
का अनुसंधान करते फिर रहे थे, उस समय मथरा, गोकुल और वृन्दावन को 
अवस्था बड़ी ही दयनीय थी। अनेक शताब्दियों के मुस्लिम शासन ने मारत के 
जिन तीथं-स्थानों की यात्रा पर रोक लगा रखी थी, उनमें से ही एक था-- 
वन्दावन भी । वहाँ गाँव-घर नाम मात्र को ही थे। इक्के-दुक्के घरों के चारों 


भारत के महान साधक ] [६८५ 
ओर अरण्य-ही-अरण्य फैला था । मथुरा और वृन्दावन के प्राचीन नगर को 
विधर्मी आक्रमणकारियों द्वारा अनेक वार लूटा, जलाया और उजाड़ा जा चुका 
था । द्वापर के ऐश्वयं और माघधुयें की वह भारत-प्रसिद्ध नगरी अपने खंडहरों के 
बीच सदियों पहले सो चुकी थी और उसकी कब्र पर विस्तृत अरण्य फेल गया था । 
किन्तु महाप्रभु च॑तन्य के ब्रज-भूमि में आगमन के साथ ही जीवन की 
तयी हलचल ओर उत्साह-उमंग का नया प्रकाश वुन्दावन को अकस्मात्‌ घेरने 
लगा । उसके प्राचीन गौरव को महाप्रम ने भारतवर्ष की धर्मंप्राण जनता 
के हृदय में फिर से प्रतिष्ठित कर दिया। ब्रज-मंडल के लुप्त स्थानों का 
अनुसंधान--लोक-विस्मृत श्रीकृष्ण-लीला-भूमि के विशिष्ट स्थलों की पहचान 
में वे दिन-रात निमग्त रहने लगे । चैतन्य महा प्रम, की प्रेरणा से वृन्दावन में 
नवद्वीप के शक्तिघर गोस्वामियों की मीड़ लग गई और वृन्दावन में श्री राधा- 
कृष्ण की प्राचीन लीला-भूमियों को नये सिरे से प्रतिष्ठित किया जाने लगा । 
यह आइचये की बात है कि पिछली पाँच सदियों के भीतर यमुना नदी 
की प्राचीन धारा वन्दावन को छोड़कर कॉफी दूर हट गई है। किन्तु जिसे 
महाप्रभु ने 'केशीधाट' कै नाम से पहचाना था, वहाँ यमुना की धारा आज भी 
पृव॑वत्‌ विद्यमान है। कहते हैं कि यमुना की सर्वाधिक गंमीर धारा “केशी-घाट' 
में ही है। उसके पास ही है-- इमलीतला, जहाँ महा प्रभु से ब्रज-भूमि की यात्रा 
के प्रसंग में, निवास किया था। यह भी आश्चयें की ही बात है कि इमलीतला 
का वह प्राचीन इमली वृक्ष, अब तक, विद्यमान है, जिसके तले महाप्रभू यमुना- 
स्तान के बाद घध्यान-मग्न होकर बठ रहते थे । 
वन्दावन में भ्रमण और निवास करने के पश्चात्‌ महाप्रभु सीधे प्रयाग की 
ओर चल पड़े । उस समय उनके साथ में थे, बलदेव मभट्टाचायं नामक एक 
नवागत बंगाली भक्त और एक ब्रजवासी सज्जन | उनका घर ब्रज-भूमि के अंचल 
में ही था। नाम था--क्ृष्णदास । उनका धन्म राजपुत जाति के किसी संप्रान्त 
कुल में हुआ था । ब्रज-भरूमि से प्रयाग तक की यात्रा में कृष्णदास ने महाप्रभु की 
बड़ी सेबा की थी । हु 
एक दिन मार्ग में ही एक वृक्ष के तले महाप्रभु विश्राम कर रहे थे । पास 
के ही निकुज से चरकर एक गाय निकली । थोड़ी ही देर बाद जंगल से किसी 
चरवाहे की बाँसुरी सिसकने लगी। प्रयाग की राह में ब्रज-भूमि की यह छटा 
महाप्रभु को बेसुध करती रही । वे गोचारण और मुरली-लीला के कथा-प्रसंग को 
स्मरण कर उनन्‍्मत्त हो उठ । महाभाव की उद्दीपना ने उन्हें घंटों तक मूच्छित 
रखा । सांस गायत्र हो चुकी थी। मुख से रह-रहकर फंन निकल रहा था। 


६६ ] [ श्रीकृष्ण चैतन्यदेव 


शरीर से चेतना का चिह्न शने: शर्ने: लुप्त होता जा रहा था । 

कहते हैं कि उसी समय वादशाही पड़ाव का कोई श्रश्वारोही पाठान 
महाप्रभु के शरीर के पास आ पहुँचा । अपरिचित संन्यासी के मूच्छित शरीर 
को निज॑न स्थान में पड़ा देखकर उसका शंकित हो उठना स्वाभाविक ही था। 
उसे लगा कि संभवत: इसके साथियों ने इसे विष खिला दिया हो और इसकी 
सामग्री-गठरी लेकर चंपत होना चाहा हो; ऐसा ही सोच-विचार कर उसने 
घोड़े को रोका और महाप्रभ्‌ के मूच्छित शरीर को अगोर कर बंठे हुए दोनों 
मित्रों को बंदी बना लिया । 

कृष्णदास ने व्याकुल होकर अश्वारोही से फरियाद कौ--“हम दोनों 
संन्‍्यासी महाशय के मक्त और सेवक हैं । वटमारी, चोरी हमारा पेशा नहीं है । 
ये विष आदि के कारण बेहोश नहीं हुए हैं। मगवान्‌ के प्रति असीम भक्ति ने 
ही इन्हें मृच्छित कर दिया है। पहले भी अनेक वार ये इसी प्रकार मूच्छित हो 
जाया करते थे | हम दोनों मिलकर इनकी परिचर्या और देखभाल करते रहते 
हैं। इस समय मी वही कर रहे थे ।” 

कृष्णदास की ऐसी कातर कैफियत का भी, पाठान अश्वारोही पर, कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा । वह तो तय कर च्‌का है कि इन दोनों व्यक्तियों को जहर देने 
के अपराध में प्राण-दंड दिलाने की व्यवस्था की जाए। बलदेव भट्टाचायं कौर 
कृष्णदास प्राण-मय से थर-थर काँपने लगे | अनुनय-विनय और तके-वितक चलते 
रहे । इसी बीच महाप्रभु चंतन्य की मूर्च्छा टूटी । उन्होंने आँखें खोलीं, यह देख- 
कर पाठान अश्वारोही ने कहा--'साधु बाबा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है | तुम 


बच गये । ये दोनों ठण तो तुम्हें मारकर तुम्हारी गठरी ले भागने की पूरी 
योजना बना चुके थे ।” 


महाप्र मु अश्वारोही का कथन सुन मौंचक हो उठे । उन्होंने कहा-- 
“नहीं भइया, ऐसी बात नहीं है। ये दोनों रहजन या बटमार नहीं हैं। यह दोनों 
तो मेरे एकान्त सेवक और परिजन हैं। सच तो यह है कि इन्हीं दोनों की 
परिचर्या के कारण मैं वार-वार मूच्छित होने के वावजूद, अबतक, जीता- 
जागता बचा हुआ हू ।” 

साधु ने जब उन दोनों को निरपराध बताकर मामला साफ कर दिया 
तब पाठान अश्वारोही को मी उनपर संदेह न रहा । अन्ततः बलदेव भट्ट चाय॑ 
और कृष्णदास के हाथ-पाँव के वंधन खोल दिये गये और कमर ४ बाँधी गई 
रस्सी से भी उन्हें मुक्त कर दिया गया। 

बातों के सिलसिले में ही यह स्पष्ट हो गया कि अश्वारोही पाठान कापोे 


मारत के महान साधक ] [ ७० 
समझदार और पढ़ा-लिखा व्यक्ति है| उसे हिन्दू धरम के शाहत्रों और परम्पराओं 
से मी गहरा परिचय है । इतना ही नहीं, चंतन्य महाप्रभू के दिव्य कान्ति और 
अद्भत प्रेमावेश को देखकर वेष्णव मत के प्रति वह आढक्ृष्ट हों गया है। 
महाप्रभु के साथ उसने भ्राध्यात्मिक चर्चा शुरू कर दी | 
महाप्रमु की अमृत कथा का अद्भुत प्रमाव उस पाठान अश्वारोही पर भी 
प्रकट होता जा रहा है। महाप्रमु के व्यक्तित्व में, कंठ-स्वर में और प्रेम-दृष्टि 
में जो अपूर्व सम्मोहन है, उसने उस पाठान की मनोवृत्ति को अभिभूत कर 
जिया । मुक्ति की इच्छा से चतन्य महाप्रमभु के चरणों में आत्म-समपंण कर देने 
की बात उसके दिमाग में आई । वह महाप्रभु से दीक्षा प्राप्त करने के लिए 
मचलने लगा । पांठान अश्वारोही को महाप्रभु ने अपने चरणों में आश्रय देना 
स्वीकार कर लिया । गौड़ीय संप्रदाय में उस पाठान भक्‍त को रामदास के नाम 
से अब तक स्मरण किया जाता है । 
पाठान अश्वा रोही की फौजी ट्कड़ी में एक धमंप्राण तरुण और था। 
उसका नाम था--विजली खाँ । वह एक विशिष्ट और प्रतिष्ठित मुसलमान 
रईस का पुत्र था। इत्त बिजली खाँ ने मी विनयपूर्वक महाप्रभू से प्रेम-धर्मं की 
दीक्ष। प्राप्त की । अपने उत्तर जीवन में बिजली खाँ की प्रसिद्धि गौड़ीय संप्रदाय 
के श्रेष्ठ वेष्णव के रूप में हुई । 
मार्ग में प्र म-धम के प्रचार का महान्‌ काय॑ करते हुए महाप्रम्‌ प्रयाग पहुंच 
चुके हैं। उनके आने के समाचार ने तीथराज के आस-पास के क्षेत्रों में उत्साह 
को लहर पंदा कर दी है। महाप्रम के दर्शनाथियों की भीड़ बड़ी संख्या में 
दिन-रात एकत्र होती रहती है। इन्हीं दिनों श्रीरूप का महाप्रभ_ के निकट 
प्रयाग में आगमन हुआ । श्रीरूप गौड़ देश के बादशाह हुर्सेन शाह के सचिव रह 
चूके थे और अपनी प्रजा के बीच साक्र मल्लिक के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके 
ज्येष्ठ भाई का नाम था-सनातन | सनातन भी बादशाह के सचिव-मंडल के 
ही सदस्य थे | प्रव्रान सचिव होने के कारण उन्हें जनता “दबीर-खास” कहकर 
पुकारती थी | 
श्रीरूप की काव्य-ध्रितभा और सनातन का पांडित्य उन दिनों वंगाल के 


बुद्धिजीवी वर्ग के बीच चर्चा का विषय बन चुका था । इससे भी बड़ी बात यह 
थी कि राज-सेवी होने के बावजूद श्रीरूप और सनातन विषय-सुख के प्रति 


पृगंत: विरक्‍्त थे । वे इसी उहृश्य से प्रयाग चले आये थे कि महाप्रभु के चरणों 
में अपने पत्र जीवन के अजित सुख-वंभव और सम्मान को समर्पित कर महा प्रन 


की कृपा प्राप्त करें। बहुत दिनों से वे महाप्रभु को पत्र लिखकर अपने अभीष्ट 
की यूचना देते रहे थे । 


७१ ] [ श्रीकृष्ण चंतन्यदेव 


महाप्रमु अधिकांश पत्रों के उत्तर नहीं दे पाते । श्रीरूप के पत्रों के साथ 
भी यही बात हुई | किंतु अन्तत: श्रीरूप के लिए आत्म संवरण करना संभव 
नहीं हुआ । राज-सचिव की मर्यादा और वैभव-ऐश्वयं का गव॑ छोड़कर वे 
चतन्य महाप्रभु की खोज करते उस दिन प्रयाग आ पहुचे । 

श्रीरूप को महाप्रमु अपने चिह्नित पाषंद के रूप में, पन-ही-मन, जानते 
पहचामते थे । इसलिए उन्हें जब श्रीरूप के आगमन का समाचार दिया गया तो 
वे अत्यधिक प्रसन्न हुए और वारम्वार कहने लगे--“बहुत अच्छा हुआ। 
आखिर बहुत दिनों के बाद श्रीरूप पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को कृपा करनी ही 
पड़ी । इसे विषय-यंक से खींचकर भक्ति के शिखर पर प्रतिष्ठित करने का 
साहस, श्रीकृष्ण के गतिरिक्त और किसमें संभव होता ?” 

श्रीरूप को महाप्रम ने अपने पास प्रयाग में यथेष्ट समय तक रखकर ब्रज- 
रहस्य-तत्त्व का ज्ञान उन्हें प्रदान कर दिया । इसके बाद एक दिन श्रीरूप में 
शक्ति-संचारण के पश्चात्‌ उन्हें सीधे वृन्दावन चले जाने की आज्ञा महाप्रम ने 
दे-दी । उन्हें यह भी कहा गया कि महाप्रम॒ जब नीलाचल पहुँच जाय तो श्रीरूप 
को भी पुरी के मंदिर में जाकर महाप्रभु के दंनन्दिन उत्सव-समारोह में सम्मि- 
लित हो जाना चाहिए। यही श्रीरूप कालान्‍्तर में रूप गौस्वामी के नाम से 
प्रश्तिद्ध हुए । व॒ुन्दावन में इतके द्वारा स्थापित श्रीकृष्ण-मंदिर को वष्णव-भक्ता 
द्वारा बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखा गया है। 

श्रीरूप के वन्दावन-प्रस्यान करने के कुछ ही दिन बाद उनके माई सनातन 
भी महाप्रमु के चरणों में उपस्थित हुए। कालान्तर में सनातन को गौड़ीय 
संप्रदाय के आचार्यों में अन्यतम महत्त्व प्राप्त हुआ । 

यह पहले ही बताया जा चुका है कि सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी 
पूव॑जीवन में गौड़ देश के शासक हुसन शाह के कुशल और विश्वप्तनीय सचिव के 
पद पर काये कर चुके थे। रूप गोस्वामी के पद-त्याग के कारण हुसन शाह को 
शासन-कार्य में बड़ी कठिनाई होने लगी थी। कितु जब रूप गोस्वामी 
के ताथ-साथ सनातन गोस्त्रामी ने मी बादशाह की चाकरी से अपने को 
अलग कर लिया, तब तो हुसेन शाह की कठिनाई और अधिक बढ गई । 
उन्होंने निश्चय कर लिया कि किसी-न-किसी तरकीब से सनातन गोस्वामी को 
राजवथानी में ही रोक रखना चाहिए। इस निश्चय के बाद सनातन गोस्वामी 
को कड़े पहरे में बन्दी बनाकर रख दिया गया। 


सनातन ओर रूप के बीच खत-खितावत का सपक कायम था। सनातन 
को पता था कि श्रीरूप को चैतन्य महाप्रमु ने अपने चरणों में आश्रय दे दिया है । 


भारत कै मद्दान साधक ] [ ७२ 
यह समाचार जानने के बाद उनके प्राण महाप्रभु के दर्शनों के लिए रह-रहकर 
तड़पने लगे । मन-ही-मन यह भाव उन्हें उत्साहित करने लगा कि इस स्थिति 
से छूटकारा पाना ही होगा । तभी महाप्रभु के दर्शन की आशा रखी जा सकती 
है । एक दिन बंदी-गृह से बाहर निकल आने का सुयोग उन्हें स्वतः सुलम हो 
गया । उनकी ओर से किसी ने कंदखाने के प्रहरीगण को प्रचुर उत्कोच-राशि 
प्रदान कर दी। परिणामस्वरूप कारा-गृह का ही एक प्रहरी सनातन गोस्वामी 
को कारा-गृह से निकाल कर प्रयाग के माय में दुर तक पहुंचा आया । 
बंगाल और प्रयाग के बीच की दूरी काफी लम्बी है। हुसेन शाह के 
कारागार से निकल कर सनातन फकीर क॑ वेश में प्रयाग की ओर वेतहाशा 
दोड़े जा रहे हैं। ग्रीष्म-काल की लपलपाती धूप और पावस-काल की घनधोर 
वृष्टि को राह में ही झेलते उन्होंने चार महीने व्यतीत कर दिये। मार्ग में 
विश्राम करने की इच्छा उन्हें कहीं रोक नहीं पायी । वे उम्मीद कर रहे थे 
कि प्रभु से मिलन का अवसर उन्हें वाराणसी में प्राप्त हो जायगा । 
सनातन को पता था कि बादशाह के भेदिये उनका पीछा करना नहीं छोड़ेंगे । 
किसी- न-किसी प्रकार से उन्हें, वे, गौड़ देश लौटाकर ले आयेंगे । उनका यह 
मय निराधार न था। इसलिए उन्होंने जान-बूझ फर ऐसी राह चुनी, जो 
यात्रियों को प्रिय नहीं थी और जिसे दुर्गग भरण्य और पहाड़ियों ने जन- 
साधारण के लिए त्याज्य बना दिया था। उनके दोनों पाँव चलते-चलते लहू- 
लुहान हो चुक हैं। भूख-प्यास से वे अधमरे हो चुके हैं। राह की थकावट ने 
शरीर को विशीर्ण कर दिया है, पर वे दिन-रात चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। 
उस समय तक महाप्रम_ , सचमुच, प्रयाग को छोड़कर वाराणसी चले 
आये ये। सनातन उनके चरणों में आश्रय ढू ढ़ने वहीं जा पहुचे। एक-दूसरे 
को देखकर दोनों ही चकित और आंदोलित हो उठे । दोनों ही की आंखों से 
अश्रु-धारा बहने लगी। मक्त और भगवान्‌ के इस ममस्पर्शी मिलन का वर्णन 
चैतन्य-संप्रदाय के अनेक चरित्र-ग्र॒थों में हुआ है । 
महाप्रभू, ने सनातन से कहा---“आज का दिन मेरे लिए परम सौभाग्य 
का दिन है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मेरे निकट इस महावेरागी महापुरुष को ला 


दिया है। अब तुमलोग इस सनातन पंडित के बाल मुड़वा दो । मस्तक-मु डन 
के पश्चात गंगा-स्तान करा फर इसे संन्‍्यासी के अनुरूप एक लंगोटी दे-देने की 
व्यवस्था भी पहले ही कर लो ।” 

सनांवन के हृदय में ज॑सी तीब्र मुमुक्षा है, वसा ही उद्दाम वराग्य। वार- 


वार के अनुरोध के बावजूद वे कौपीन तथा झूल के हूप में नये वस्त्र 


७३ ] | श्रीकृष्ण चैतन्यदेव॑ 
को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं। उनके हठ को देखकर 
महाप्रम ने एक प्राचीन वस्त्र के ही दो टकड़ करवा दिये भौर लंगोटे की 
व्यवस्था हो गई । 

आहार-व्यवहार के प्रसंग में मी सनातन का ब्रत नितांत कठिन है । किसी 
दिन वे प्रभु के प्रसाद में से ही एकाध कौर पाकर तृप्त हो जाते हैं; किसी दिन 
उसकी अपेक्षा भी नहीं रखते और मधुकरी की यात्रा में पहले घर के द्वार पर 
जो कुछ मिल जाता है, उससे ही उदर-पूति की विधि पूरी कर लेते हैं। कभी- 
कभी कुछ नहीं मिलता, केवल फटकार और अपशब्द मिलते हैं। उस दिन 
सनातन उसे ही पर्याप्त मान लेते हैं। श्रीकृष्ण चैतन्य के भक्तों के समूह में 
सनातन के वेराग्य की चर्चा विस्मयपू्वक्र की जाती है। महाप्रभु उसे सुन- 
सुनकर पुलकाकुल हो उठते हैं । 

महा प्रभु मुख से तो कुछ नहीं बोलते, कितु उनके मन में एक प्रइन रह- 
रहकर उठ रहा है। वे सनातन के कंधे पर रखे हुए तिव्बती कंबल की और 
जब कभी देखते हैं, तो उस प्रश्न का उठना आवश्यक हो उठता है । 

महाप्रभु के अभिप्राय को सनातन गोस्वामी ने ही एक दिन तांड़ लिया । 
मांग में उन्हें बादशाह के एक उच्च पदस्थ कमंचारी से भेंट हुई थी। वह सनातन 
गोस्वामी का नितान्त आत्मीयजन था। उसी ने जबदं॑स्ती यह ॒तिब्बती कंबल 
उनके कंधे पर रख दिया था। संन्यासी के शरीर पर कीमती कंबल का रहना 
अटपटा तो है ही, इसी लिए महाप्रभु फी दृष्टि, वार-वार, उसपर ठहर जाती 
है। सनातन ने मन-ही-मन सोचा, प्रभू की निगाह कदाचित्‌ कह रही है-- 
“सददंस्व त्याग की प्रतिज्ञा करके कीमती कंबल का यह बोझा कंधे पर क्‍यों ढो 
रहे हो ? कंगाल वैष्णव के कंधे पर कीमती कंबल को देखकर, यदि कोई चोरी 
का माल समझ ले, तो क्‍या अनुचित होगा? तुम्हारे कंधे पर तो फटी हुई 
कंथा चाहिए।” 

क्या प्रभु की दृष्टि ने सचमुच ही ऐसा कहा है ? 

सनातन गोस्वामी को अब रहा नहीं गया । वे तुरत ही दौड़कर गंगा के 
किनारे जा पहुँचे । चारों तरफ उन्होंने घ्‌ र-घूर कर देखा तो एक दरिद्र भिखारी 
उन्हें दिखाई पड़ा । वह अपनी फटी गदरी को धूप में सूखने के लिए फैला रहा 
था सनातन गोस्वामी ने गिड़गिड़ाते हुए निविदत किया--“'भैया, मुझपर एक 
कृपा करोगे ? मेरे पास जो यह तिब्बती कंबल है, कृपा करके तुम यह रख लो 
ओर बदले में तुम मुझे अपनी फटी गदड़ी दे-दो ।” 
गूदड़ी के मालिक ने लाख-लाख प्रयत्न के बावजूद सनातन गोस्वामी के 
१०/(१० 


भारत के महान साधक ] [ ७४ 
प्रस्ताव का ग्रहण नहीं किया । वह सोचने लगा-यह कसा पागल है ! कितु 
सनातन अपने हठ पर बड़े हुए हैं । किसी-त-किसी युक्ति से कंबल के बदले फटी 
गदड़ी उन्हें प्राप्त करनी ही होगी । वार-वार के अनुरोध के बाद जब उन्हें फटी 
गदडी मिल गई तो अपना वेशकीमती कंबल उस भिखारी को देकर वे महाप्रभु 


के निकट लौट आये । 

अब सचमुच वे मार-मुक्त हो गये हैं। उनके कंधे पर तिव्बत का बहुमूल्य 
कंबल नहीं, फटी हुई गदड़ी है । 

चैतन्य महाप्रमु ने सनातन गोस्वामी को इस नये वेश में देखा तो उनके 
भोठों पर प्रसन्नता की मधुर हंसी खिल आई। ब्रज-भूमि के भावी-संस्थापक, 
गौड़ीय वेष्णव-संप्रदाय के भावी आचायं सनातन गोस्वामी के लिए यही वेश 
उपयुक्त भी है। महाप्रभु के द्वारा चुने गये महापुरुष के विचार या व्यवहार में 
कोई त्रुटि रह जाय, यह उचित नहीं । सनातन को अपनी बूटियों का स्वयं 


परिहार करते देखकर महाप्रभु का प्रसन्न होना उचित ही था । 
सनातन गोस्वामी लगभग दो मास तक काशी में चंतन्य महाप्रभू के साथ 


ठहर गये । इसी अवधि में महाप्रम ने सनातन को ब्रज-लीला-माहात्म्य के 
नव-प्रवर्तित साधन-पथ का संबल प्रद।न किया । गौड़ीय वष्णव-मत के भावी 
दस्त्रकार को इप्त प्रकार भविष्यत्‌ के लिए तंयार कर दिया गया । 
साधक के रूप में सनातन गोस्वामी दंन्य और व॑राग्य की साक्षात॒ मूत्ति 
थे। गौड़ देश के बादशाह के प्रधान-सचिव राजकीय ऐश्वयँ को छोड़कर एक 
मुट्ठी अन्न के लिए नगर-निवासियों के घर के सामने घण्टों खड़े रहते हैं । कोई 
उनकी फटी गूदड़ी को सम्मान की दृष्टि से देखता है, तो कोई घणा की दृष्टि 
से । कोई सुलक्षणा वधू उनके भिक्षा-पात्र में एक मुह्दी अन्न डाल दंती है तो 
कोई ककंशा अपशब्दों की वृष्टि से तजित कर उन्हें खाली हाथ, दरवाजे पे 
वापस लौटा दंती है। इस दृश्य को देखकर जानकार लोगों का विस्मय-विमृढ़ 
हो जाना स्वामाविक ही है। 
प्रेम-मक्ति का जो मार्ग नवदद्वीप में प्रर्वत्तित हुआ था, इस वार वाराणसी 
में, उसका प्रचार शुरू हो चुका है। आरंम में वेदान्तियों, संन्‍्य/सियों और 
पंडितों ने चंतन्य महाप्रमु के अनुयायी आचार्यों को निरे भावुक व्यक्तियों के 
रूप में जान-पहचान कर मुक्त कर दिया। वे उनके पंथ को शञास्त्र-समथित 
गंभीर साधन-पथ के रूप में स्वस्ति देने को प्रस्तुत न थ, किन्तु जब शनेः शने: 
महाप्रभ चैतन्य की महिमा से वे अगगत हुए, तो उन्होंने उनके भक्तों को भी 
आदर और प्रतिष्ठा के साथ स्वीकृत कर लिया। 


७५ ] [ श्रीकृष्ण चंतन्यदेव 


उन दिनों काशी में अद्व॑ तवादी संन्यासी प्रबोधानंद कौ बड़ी महिमा थी । 
उनके शिष्यों की मंडली में अनेक धनी-मानी पंडित और प्रतिष्ठित लोग सम्मि- 
लित हो गये थे । वेद-वेदांत के शिक्षा्थियों की भीड़ उन्हें दिन-रात घेरे रहती 
थी। चंतन्य महाप्रभ की चर्चा प्रवोधानंद जी ने भी सुनी थी, कितु उन्हें गंभीर 
भाव से स्वीकार करना उन्हें आवश्यक नहीं लगा । एक दिन आध्यात्मिक चर्चा- 
गोष्ठी में उन्होंने महाप्रभु चेतन्य देव के प्रति व्यंग-विनोद के कुछ हलके छींटे 
भी डाल दिये । 

महाप्रभु उस दिन बिन्दुमाधव का दर्शन करने के पश्चात्‌ एक महाराष्ट्र 
देशीय भक्त के घर में भिक्षा-ग्रहण के निमित्त क्लाये हुए हैं। प्रभु की प्रतिमा का 
दर्शन करने के पश्चात्‌ वे पुलक और कम्प का अनुभव करते हैं। उसी समय 
साथियों ने उत्साह-उमंग में आकर हरिनाम के कीर्त्तन की धरम मचा दी ओर 
प्रेम-मक्ति के समुद्र में गंगा-तट का वह गृह आप्लावित हो उठा है। लोगों की 
भीड़ मी लगातार बढ़ती ही जा रही है। प्रवोधानन्द जी भी अपने कुछ शिष्य 
के साथ उसी राह से जा रहे थे | कीर्त्तन की मीठी आवाज उन्हें भी खींचकर 
अन्ततः वह्दी ले गई । 

उस समय कीर्तन और नृत्य करते-करते महाप्रभ प्रेमाविष्ट होकर धरती 
पर लोट रहे थे | उनके अंग-अंग में सात्त्कि प्रेम के रोमांच, कंप प्रकट हो रहे 
थे और दोनों आँखों से आँसू बहे जा रहे थे । शने: शने: यही प्रेमावेश गंभीर 
मूर्छछा के रूप में महाप्रमु को वेसुध कर दिया। शरीर में जीवन का कोई चिह् 
मानो रहा ही नहीं । प्रबोधानंद ने जब इस दृश्य को देखा, तो वे चकित हो उठे । 

मायावादी आचायं प्रवोधानन्दजी शास्त्र के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो चुके थे । 
कितु अद्व त-बोघ का यह रस कमी उनके अनुमव का विषय नहीं बन सका था । 
तरुण संनन्‍्यासी के मुवन-मोहन रूप और प्रेमावेश को देखकर वे विह्नल भौर 
मावाभिभूत हो उठे। विद्या, प्रतिभा और आत्म-विश्वास में आंचाये प्रबोधानंद 
असाधारण थे कितु चतन्य महाप्रभु के इस सम्मोहनकारी व्यक्तित्व के समक्ष 
उनकी विद्धत्ता उन्हें उनका बचाव नहीं कर पा रही है। 


धीरे-धीरे महाप्रमु की चेतना लौट आई। श्रब कृष्ण-विरह में विलाप 
और क्रन्दन का नया अध्याय चल पड़ा। उनके रुदन के संक्रामक प्रभाव से 
कोइ बच नहीं सकता । उन्हें रोते देखकर सब रो पड़ते हैं। ज्ञानमार्गी संन्यासी 
प्रबोधानंद के शुष्क हृदय को भी महाप्रभु के स्निग्ध माँसुओं ने तर कर दिया । 
उनकी दोनों आँखों से भी श्रांस बह चले | अजाने ही वे चैतन्य महाप्रमु के 
अलोकिक प्रेम-पाष्ठ में आबद्ध हो गये। 


भारत के महान साधक ] [ ७६ 


योड़ी ही देर बाद महाप्रभ्‌ ने संज्ञा-लाभ कर इधर-उधर नजर दौड़ायी । 
उनकी नजर जब आचघाय॑ं प्रवोधानंद पर पड़ी तो वे किंचित्‌ चकित और लज्जित 
हुए और उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम निवेदित किया । े 
अब प्रवोधानंद से रहा नहीं गया । उन्हें लगा कि इतने बड़े महापुरुष के 
प्रणाम को स्वीकार करना मगवान्‌ के प्रति अपराध होगा । उन्होंने महाप्रभु को 
चरण-धलि अपने सिर में लगा ली और साष्टांग प्रणिपात किया। 
महाप्रभ चैतन्य ने दोनों हाथ जोड़कर कहा--“यतिवर, यह आपने क्‍या 
किया ? आपकी प्रतिष्ठा जगदुगरुरु के आसन के ही अनुरूप है। में तो आपके 
शिष्य का शिष्प होने योग्य भी नहीं हें । आप मुझे प्रणाम करें, तो क्‍या मुझे 
अपराध नहीं लगेगा ? 
प्रवोधानंद ने कातर स्वर में रोते-रोते कहा--“अपराध तो मुझसे हुआ 
कि मैं अब तक आपको पहचान नहीं पाया और विना जाने-वूझे ही आपके प्रति 
निंदा और उपहास के वचन कह दिये । चरण-घूलि लेकर मैं अपने उन्हीं अप- 
राधों का माज॑न करना चाहता हूँ । 
अव दोनों महापुरुषों के बीच गंभीर धर्मालाप का क्रम शुरू हुआ। प्रबो- 
धानंद तो महाप्रभ के प्रेम से पहले ही अभिभूत हो च॒के थे। उनके व्यक्तित्व के 
रस-स्परशं ने उन्हें भौर भी सम्मोहित कर दिया । प्रभु के मुख से उन्होंने जब 
व्यास-सूत्र की अभिनव व्याख्या सुनी तो वे प्रेम-विहल हो उठ। उसी दिन 
महाप्रभु के चरणों में उन्होंने अपने को शिष्य के रूप में अपित कर दिया। 
प्रभु की कृपा से प्रबोधानन्द महाराज प्रेमामक्ति के श्रेष्ठ संन्यासी आचाये 
के रूप में शीघ्र ही प्रसिद्ध हो उठे । काशी में उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के कारण 
महा प्रभु श्रीकृष्ण चेतन्य के भक्ति-मार्ग का प्रचार द्रतगति से झ्ारंभ हो गया। 


वाराणसी से कुछ ही समय बाद महाप्रभ श्रीकृष्ण चैतन्य लौटकर नीला- 
चल चले आये । इस समाचार ने उनके भक्तों, अनुरागियों को नयी उमंग से 
उत्साहित कर दिया । इसके पश्चात्‌ पूरे अट्टारह वर्षों तक महाप्रम पुरी के 
जगस्नाथ मंदिर में प्रतिदिन उपस्थित होते रहे और उस लंबी अवधि में पुरी में 
ही अपने मित्रों के साथ उनका निवास लगातार कायम रहा । 


उत्तर मारत ओर दक्षिण भारत की सांस्कृतिक संधि-भूमि है--पुरी । 
भारत का सर्वाधिक सुन्दर और निरापद समुद्र-तट इस नगर को अपनी गोद में 


मेमाले हुए है| श्री पुरुषोत्तम के दारु-ब्रह्म-विग्रह को इस नगरी ने जगन्नाथदेव 


७७ | [ श्रीकृष्ण चंतन्यदेव 


के नाम से सदियों से प्रतिष्ठित कर रखा है । कहते हैं कि श्रांशिक जल-प्रलय 
की घटना में ही मदुरा के क्ृष्ण-भक्तों द्वारा स्थापित प्राचीन मंदिर जिस वर्ष 
समुद्र के गरभे में डूब गया, उसी वर्ष पुरी के समुद्र-तट पर दारु-ब्रह्म की तीन 
काष्ठमू्तियाँ किसी वंष्णव-भक्त को प्राप्त हुई, जिन्हें ही जगन्नाथ देव के नाम से 
वत्तं मान पुरी मंदिर में प्रतिष्ठापित कर दिया गया। ऐतिहासिक महत्त्व के ऐसे 
पौराणिक महाधाम में महाप्रभु चैतन्य इतने लम्बे अर्से तक यदि निवास कर 
सके तो इसके पीछे भगवान्‌ की कोई दिव्य-योजना अवश्य थी । नीलाचल के 
पुरी-मंदिर अंचल को श्री क्षेत्र के नाम से उस समय भी पुकारा जाता था । 
महाप्रभु चेतन्य देव जब उसे लीला-भूमि बनाने के लिए वहाँ अवस्थित हुए, तो 
उनके द्वारा प्रवत्तित प्रेमधर्मं का रस-वर्षण अनिवाय॑ था । 

भारतवष के आध्यात्मिक साधकों की विस्मित दृष्टि महाप्रभु चेतन्य की 
उस प्रेस-साधना पर जिस समय पड़ी, उस समय उनके मन में शंका का भाव 
अवश्य था। नृत्य और कीत्तंन को भगवद्भक्ति के सांवंदेशिक उपाय के रूप में 
सबसे पहले कदाचित चैतन्य महाप्रभू ने ही स्वीकृति दी थी। महाराष्ट्र के 
वारकरी-पंथ वाले भी इस साधना को अंशतः: अपनी स्वीकृति दे चुके 
थे। पर उसका प्रचार-प्रसार सावंदेशिक स्तर पर उनके (वारकरियों) 
द्वारा संमव नहीं हुआ । यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि महाप्रम चतन्य के 
आविर्भाव से लगभग तीन सौ वर्ष पहले संत ज्ञानदेव और उनसे भी कुछ 
सदी पहले गीत गोविन्द” के रचयिता महाकवि जयदेव नाम-गान, लीला-गान 
और कीर्त्तन को भगवत्मक्ति की साधना के रूप में आम जनताके द्वारा 
सीमित रूप में स्वीकारणीय ठहरा चुके थे, कितु उसे आध्यात्मिक साधना 
के सावंदेशिक उपाय के रूप में महाप्रमु ने जो अखिल भारतीय प्रतिष्ठा दिलायी, 
वह उनके पुवंवर्तियों के लिए संभव नहीं हुआ था। 

मास के बाद मास और वर्ष के बाद वर्ष व्यतीत हो गये, भारतवर्ष के अगणित 

तीथंगामी वेष्णव यात्री जगन्नाथ-मंदिर के सिहद्वार में प्रवेश करते रहे । दूर- 
दूर के स्त्री-पुरुष जगन्नाथ-मंदिर में अचल दारु-मूर्तियों के दशन जिस गंमीर 
निष्ठा से करते वैसी ही गंभीर निष्ठा उनकी महाप्रभु की जंगम विश्व-मोहन 
मृत्ति में भी थी। एक प्रकार से चंतन्य महाप्रभ, उन अद्वारह वर्षों तक पुरी के 
जगन्नाथ देव के ही प्रकारान्तर बनकर, श्रद्धालु जनता द्वारा पुजित होते रहे । 

महाप्रम्‌ के नृत्य और कीर्त्तन को देखकर दशनाथियों की प्रसन्नता को सीमा 
नहीं रह जाती । कृष्णप्रेम क्षी आत्ति, प्रम्‌-मिलन की उत्कंठा का विप्रलंम रस 
और प्रभू जनित प्रेम के अष्टविध सात्त्विक भावों को चैतन्य महाप्रभु के रूप में 
मूर्त देखकर दर्शनाथियों की भीड़ जब तीथ॑यात्रा के पश्चात्‌ अपने-अपने घरों को 


भारत के महान साधक ] [ ७८ 
लौट जाती तो महाप्रम, की दिव्य-लीला की कहानियों का समग्र मारत में 
प्रचारित हो जाना स्वतः अनिवायं था। चैतन्य महाप्रभु के विश्वमोहन व्यक्तित्व 
और लीला-रस का अखिल भारतीय प्रचार वस्तुतः जगन्नाथपुरी के असंख्य 
तीथंयात्रियों के ही द्वारा संमव होता जा रहा था । 

कहते हैं कि चतन्य महाप्रभ के एक-एक परिकर का मगवत्प्रेम के साम्राज्य 
में पुव॑-निरदिष्ट दायित्व था। वे अपने-अपने क्षेत्र के दिकषाल की तरह थे । 
त्याग, वराग्य और भक्ति की अपरूप महिमा को महाप्रभ ने प्रेम के आलोक से 
रंजित कर अभिनव उज्ज्वलता प्रदान कर दी थी। इन वैष्णव-साधकों के 
वे राग्यपूर्ण आचरण और जीवन-साधना के प्रभाव चारों ओर से आनेवाली 
भारतीय जनता के माध्यम से पूरे देश में फैलते जा रहे थे । 
पुरी नगर के ही एक कोने में भक्त हरिदास निवास करते हैं। उनके 
जीवन का सर्वस्व ही है-- नाम-गान की महिमा का प्रचार। त्याग और देन्य 
की तो मानो वे मूत्त विग्रह ही हैं। महाप्रभु फे भक्तों के द्वारा वे महावेष्णव 
मान लिये गये हैं, कितु मंदिर के पंडे-पुजारियों के हठ पर इससे कोई आँच नहीं 
आती | वे जानते हैं कि हरिदास के नाम से प्रसिद्ध हो जाने के बावजद उस 
वष्णव-भक्त का जन्म मुसलमान-कुल में हीं हुआ था । ऐसी स्थिति में यह कैसे 
संभव हो सकता था कि उन्हें पुरी के जगन्नाथ-मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत 
दे-दी जाती ? हरिदास महाशय स्वयं भी चाहते थे कि गलती से भी जाने- 
अनजाने जगन्नाथ देव के मंदिर में उन्हें प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्‍योंकि वेसी 
स्थिति में उनके शरीर-स्पर्श से भक्तों की मंडली के सदस्य के अपवित्र हो जाने 
का खतरा पंदा हो जा सकता है। इस विचार के बावजूद भक्त हरिदास की 
दनंदिन उपासना में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के नाम 
का जप करने में और उनकी लीला का कीर्तन करने में ही उनका समय व्यतीत 
होता था। वे रोज एक लाख श्रीकृष्ण-नाम का जप करते । फिर दूर से ही 
जगनन्‍्नाथ-मंदिर के शिखर-भाग को भक्ति-विह्नल-दृष्टि से एकटक देखते रह जाते 
और घरती पर लेट-लेट कर मंदिर-शिखर को अपने विनीत प्रणिपात निवेदित 
करने लग जाते | महाप्रम नित्य ही जगननाथ-मंदिर के गर्भ-गह में उपस्थित 
होते और रास्ते में हरिदास से भी उनकी मेंट हो ही जाती। उन्हें हरिदःस 
के पूवं-जीवन की कथा तब तक बतांई नहीं गई थी । वे परम मक्ति-भाव के 
साथ भक्त हरिदास के सामने कीर्तत करते-करते प्रेमोन्‍्माद की आवेग-दशा में 
मृच्छित हो जाया करते थे। अक्सर चेंतन्य महाप्रभु के भक्त-जनों की इष्ट-गोष्ठी 
की कीर्त्तन भक्त हरिदास के सामने ही हुआ करती । 
इसी बीच एक दिन रूप गोस्वामी वन्दावन प्र लौटकर नीलाचल आ पहु चे 


७६ |] | श्रीकृष्ण चंतन्यदेव 
महाप्रम॒ के सात्रिषध्य में जीवन की उपलब्ध अवधि को व्यतीत कर लेने की इच्छा 
उनके हृदय को उत्मथित कर रही थी | पहले तो वे मुसलमान बादशाह के 
सचिव थे, इसलिए राज-दरवार में उपस्थित रहनेवाले मुस्लिम धर्म-साधकों की 
अंतरंगता भी उन्हें प्राप्त थी । आस-पास के बहुतेरे कट्टर हिन्दू मुस्लिम शासक 
संपक दूषित मानकर उन्हें मी मन-ही-मन अछूत समझ लेते थे, मले ही शिष्टाचार 
वश उस भाव को छिपाकर रखा जाता था। नीलाचल आने पर पूर्व अनुमव 
की उसी स्मृति से प्रेरित होकर रूप गोस्वामी ने भक्त हरिदास की कुटिया सें 
ही रहना अपने लिए निरापद मांता । 

रूप गोस्वामी की कवि-प्रतिमा अद्भूत थी। उन दिलों वे राधा-कृष्ण की 
युगल-लीला पर कोई दृश्य-काव्य रच रहे थे । उस रचना के प्रति महाप्रमु की 
भी गहरी रूचि थी । वे स्वरूप, रामानंद प्रभृति कुछ भकक्‍तों के साथ रूप 
गोस्वामी की उक्त रचना के अंश प्राय: नित्य ही सुन लिया करते। 
प्रेमानंद की उज्ज्वल भाव-दशा श्रोताओं को ग्रंथ-श्रवण के समय स्वभावत: 
अभिभूत कर लेती थी। महाप्रभु की प्रेरणा से और शरक्ति-संचारण 
से उपस्थित भक्‍तों को वह रचना उच्चतर अवस्था में प्राय: नित्य ही ले जाती । 
कितु कुछ मास के पश्चात ग्रंथ के समाप्त होने से पहले ही महाप्रभु ने रूप 
गोस्वामी को आज्ञा दी कि वे नीलाचल प्रवास को छोड़कर वुन्दावन चले जायें 
और शेष जीवन कृष्ण-भक्ति के प्रचार में, वहीं व्यतीत करें । 

रूप गोस्वामी के वृन्दावन चले जाने के कुछ ही बाद सनातन गोस्वामी 
महाप्रभु की सेवा में उपस्थित हुए । नीलाचल पहुँचने की राह उस समय बड़ी 
मयंकर थी । पथ को दुरगगंम बनाने वाले वृहत्‌ अरण्य का नाम था-झारखंड। 
अनेक मास तक क्षारखंड वनांचल का जल पीने के कारण सनातन गोस्वामी मार्गे 
में ही अस्वस्थ हो गये थे । जब वे नीलाचल पहुँचे, तो उनका संपूर्ण शरीर 
मयंकर चमंरोग से आक्रान्त हो चूका था। 

सनातन गोस्वामी ने भी अपना निवास-स्थान भक्त हरिदास की कुटिया में 
ही चुना। महाप्रभु जगन्ताथ-मंदिर से वापस लौटते समय प्रतिदिन हरिदास के 
कुटीर में एकवार अवश्य आ जाते। उसी क्रम में सनातन गोस्वामी को भी 
महा प्रमु से मिलने का सौभाग्य अनायास प्राप्त हो जाता। महांत्रभु सनातन 
गोस्वामी को देखने के बाद उनसे अलग नहीं रह पाते। वे उन्हें दोनों बाहों में भरकर 
जब तक बा से लगा नहीं लेते, तब तक उन्हें तृप्ति न होती । इस प्रेमालिगन 
के क्रम में ही चमंरोग से दूषित शरीर के क्लेद महाप्रमु के वस्त्र और शरीर में 
स्वभावत: लग जाते थे, किन्तु महाप्रभु का ध्यान इस छूत की ओर नहीं था । 

प्रमु को भक्त के छूतहे रोग के प्रति भले ही घिन न हो, मगर सतातन 


मारत के महान साधक ] [ ८५० 


गोस्वामी आलिंगन के प्रसंग से संकुचित और लज्जित हो उठते थे। महाप्रभु 
उनका ज्यों ही आलिगन करना चाहते, वे थोड़ा पीछे हटकर गुहराने लगते : 
धब्रभ्न मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ । ऊपया मुझे अपनी छाती से लगाकर आप इस 
छतहे रोग के स्पशं स्वीकार न करें। मुझे न छूयें । एक तो मुसलमानी दरवार 
में रहने के संपर्क-दोष से मैं यों ही अस्पृश्य हो गया हूं, दूसरे निरंतर रिसते 
रहनेवाले चमंरोग ने मेरे शरीर को घिनौना बना दिया है। आपके देव-दुलंभ 
पवित्र शरीर में खाज से बहनेवाले खून और पीव का दाग लग जाय--यह मुझे 
सहा नहीं जायगा । कृपया मुझे आलिगित कर आप संकट में मत पड़े ।” 


लेकिन इस प्रकार के अनुनय-विनय का महाप्रम॒ पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता । वे तो सनातन को बलपुवंक वबाँहों में मरकर अपनी ओर खींच लेते 
और देर तक छाती से चिपकाये रखते । फिर हंसते-हँसते कहते--''सनातन; 
तुम कोई साधारण पुरुष हो ? स्व॑स्वत्यागी वेष्णव हो तुम । तुम्हारे अंग का 
स्पेंश किसी को भी पवित्र कर दे सकता है। तुम्हें मपने हृदय से लगाकर मैं 
अपने को ही तो पवित्र करना चाहता हूँ | तुम पर कोई एहसान नहीं करता ।” 
सनातन बड़ी कठिनाई में पड़ जाते हैं। चंतन्य महाप्रभ॒ कह रहे हैं कि 
अभी सनातन गोस्वामी को नीलाचल से वापस जाने नहीं दूंगा। नीलाचल में 
रखकर उनका नित्य आलिगन करना प्रभु ने अपनी दिनचर्या का अंग बना 
लिया है। महाप्रमु के शरीर में सनातन गोस्वामी के चमंरोग क्लिन्न अवयवों 
से रिसने वाले क्लेद प्रचुर मात्रा में लग जाया करते हैं। सनातन मन-ही-मन 
लज्जित और आहत होते रहते हैं। ऐसी ही स्थिति में सनातन गोस्वामी को 
एक दिन ऐसा निश्चय भी करना पड़ा कि महाप्रमु के देव-दुलंभ भुवन-मोहन 
शरीर को छत से बचाये रखने का अब एक ही उपाय शेष है कि सनातन 
गोस्वामी अपने शरीर का ही त्याग कर दें। रथ-यात्रा का अवसर आ ही चला 
है। रथ.चक्र के नीचे अपने को डालकर बड़ी आसानी से सनातन गोस्वामी 
अपने रोग-कलुषित शरीर से अपना पिंड मी छूड़ः सकते हैं और महाप्रभ को 
भी उस शरीर की छूत से सदा के लिए बचा सकते हैं । 
समातन गोस्वामी ने अपने इस निश्चय को किसी के सामने प्रकट नहीं 
किया, कितु महाप्रभु उनके अभीष्ट से अपरिचित नहीं रहे । सनातन गोस्वामी 
के इस गोपन संकल्प का उन्हें, उठी समय, पता चल गया। रखन्यातरा की तिथि 
भा चली थी, तभी एक दिन महाप्रभु हरिदास की कुटी में भाकर सनातन 
गोस्वामी को पुकारने लगे--/सनातन, भ्रम-बुद्धि में पड़कर आत्म हत्या का पाप 
नहीं करना चाहिए। यह जान लो, देह को नष्ट कर देने से कृष्ण को पाना 


प्र] [ श्रीकृष्ण चेतन्यदेव 
सरल नहीं हो जाता, कठिन ही नहीं, असंभव होजाता है । कृष्ण तभौ मिलते 
हैं, जब भक्ति और प्रेम के साधन के रूप में शरीर का द्वत कायम रखा जा 
सके । एक भौर बात तुम भूल गये हो । यह देह तो तुम्हारी अपनी संपत्ति 
नहीं है। यह तो श्रीकृष्ण की दी हुई धरोहर है | जिस दिन तुमने अपने को मेरे 
प्रति सम पित कर दिया, उसी दिन से, तुम्हारी यह देह तुम्हारी अपनी चीज 
नहीं रही, मेरी संपत्ति बन गई | फिर यह भी जान लो कि आत्महत्या सबसे 
बड़ा पातक है। मन में उसका संकल्प करना भी किसी भगवदज्धक्‍त के लिए 
वांछनीय नहीं कहा जा सकता ।” 


सनातन गोस्वामी समझ गये कि उनकी हृद॒गत प्रतिज्ञा को महाप्रमु ने 
विना कहे, जान लिया है । उनसे छिपाकर किसी संकल्प को रखा नहीं जा सकता । 

इस घटना के कुछ ही दिन बाद, महाप्रभ की कृपा से सनातन गोस्वामी 
के शरीर को उस व्याधि ने सदा के लिए मुक्त कर दिया। चमंरोग के चकत्तों 
का कुछ ही दिनों में पूरा सफाया हो गया और सनातन गोस्वामी के शरीर में 
एक दिव्य कान्ति का आलोक स्वतः प्रकट हो उठा । 

प्राय: एक वर्ष तक महाप्रभु ने सनातन को अपने पाञ्त रखा ओर उन्हें 
प्रेम-साधना के नाना निगूढ़ उपदेश उन्होंने दिये । फिर एक दिन, उन्होंने, उन्हें, 
व॒न्दावन वापस लोट जाने की आज्ञा दे डाली। महाप्रभु ने कहा : “सनातन 
गोस्वामी और रूप गोस्वामी को श्रब ब्रज-मंडल में ही जीवनान्त-पयंन्त निवास 
करना चाहिए। श्रीकृष्ण की उस लीला-भूमि के जो तीथ्थ-स्थल काल-प्रवाह ने 
लुप्त कर दिये हैं, उन्हें तुम-दोनों ध्यान की योग-दृष्टि से खोजो ओर उनका 
पता श्रद्धालु वंष्णव-जनों को भी बतल्ला दो। व॒न्दावन-धाम का यह पुनरुद्धार 
श्री राधाकृष्ण के लीला-रस को भारत के जनचित्त में एक वार फिर से प्रति- 
ष्ठित कर देगा। तुम दोनों का यह भी काम है कि श्रीकृष्ण के भक्तों के वेष्णव- 
धर्म को प्रतिष्ठित करने वाले नये शास्त्रों की तुम रचना कर डालो, ताकि लुप्त 
प्राचीन भक्ति-शास्त्र के अभाव में भारत की धर्मंप्राण जनता पथश्रष्ट और 
उद्भ्रान्‍न्त न हो जाए।”? 


महाप्रभु की आज्ञा से रूप, सनातन और उनके अन्य समसामयिक आचार्यों 


ने महाप्रभू की इस आज्ञा का आजीवन पालन किया। कंथा-कौपीन धारी 
अकिचन वेष्णवों की उक्त भ्राचायं-मंडली ने, सचमुच, मारतीय धर्म-साधना की 
एक उज्ज्वलतम प्राचीन घारा को लुप्त होने से सदा के लिए बचा लिया भौर 


सहस्र-सहस्न॒ नर-नारियों को प्रेम!भत्ति वा नवीन पथ प्रदान करने में उन्होंने 
सफलता पाई । 
११/१० 


मारत के महांन साधक ] [5 


महाप्रभु चैतन्य द्वारा प्रवत्तित प्रेम-भक्ति-धरमं की पृष्ठभूमि में कोई 
सुवितित योजना थी, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। किंतु अत ही वह 
योजनाबद्ध आन्दोलन की ही माँति पूरे देश में फैल गया। सह सा 
तीलाचल में विराजमान थे । प्रेम-धर्मं के मूल उत्स के रूप मं उनकी अपनी ही 
मवन-मोहन व्यक्ति-सत्ता विद्यमान थी । उनके परमोज्ज्वल करुणा-घन दिव्य 
विग्रह से विच्छरित होनेवाली ज्योति-वुष्टि आस-पास की अन्य सत्ताओं को मी 
दिव्य शक्ति से ओत-प्रोत कर देती और इस प्रकार क्रमशः भारत के एक विशाल 
क्षेत्र में मक्ति और प्रेम की साधना का अपूर्व उज्ज्वल प्रकाश फल जाता । 
महाप्रमु की व्यक्ति-सत्ता को घेरकर जिन भक्तों ने लोकोत्तर महिमा प्राप्त 
की थी वे देश के अलग-अलग क्षेत्रों में निवास करते और अपने चारों तरफ 
प्रेम-मक्ति के ज्योति-वलय रचते जाते । रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी 
को इसी खूप में महाप्रभु के द्वारा वृन्दावन में रहकर धीकृष्ण-भक्ति के प्रचार 
की जिम्मेटारी दी गई थी | इससे मी पहले लोकनाथ और भूृगर्भ पंडित को 
महाप्रमु ने इसी उद्देश्य से ब्रज-मंडल में रख छोड़ा था। जब रूप गोस्वामी 
और सनातन गोस्वामी भी, उसी काम से, व॒न्दावन पहुचे, तो ब्रजमंडल के 
वैष्णवों में नये उत्साह की लहर फंलने लगी । कुछ वर्ष बाद महाप्रभु ने रघनाथ 
भट्ट और गोपाल भट्ट नामक अपने दो अन्य सहचरों को भी ब्रज-भूमि में रहकर 
ही धरमं-केन्द्र स्थापित करने की आज्ञा दी। ब्रजभूमि में चंतन्य महाप्रभु के द्वारा 
भेजे गये आचार्यों, मक्तों और संन्यासियों के इस दल ने उसे भारतवषं के वेष्णव- 
धमं के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण केन्द्र के रूप में किस प्रकार नयी प्रतिष्ठा दी, इस 
रहस्य पर, स्वतंत्र प्रसंग बनाकर, अलग से ही विचार किया जाना चाहिए। 
वुन्दावन और नीलाचल से वर्षों पूर्व महाप्रभु ने अपनी धमं-साधना के 
परमोज्ज्वल कमं-केन्द्र के रूप में गौड़ देश को महिमान्वित कर दिया था। उसी 
क्रम में अपने अभिन्न सहचर नित्यानंद अवधूत को गृहस्थ वनाकर उन्होंने नवद्वीप 
में ही निवास करने की आज्ञा दी थी । उनके साथ, नवद्वीप-केन्द्र में रहकर प्रेम- 
अक्ति का प्रसार करने वाले अन्य सहयोगीगण थे अद्व॑त आचाय॑, श्रीवास 
मुरारि, नरहरि, राधव पंडित, शिवानन्द सेन और अन्य कई भक्त । ' 
फिर भी महाप्रमू की लौकिक और अलौकिक लीलाओं का मुख्य केन्द्र 
पूरे अट्टा रह वर्षों तक, पुरी के जगन्नाथ-मंदिर को चारों ओर से घेर कर फैला 
हुआ नीलाचल क्षेत्र ही था। महाप्रभु के जीवन के उत्तर-कांल में नवद्वीप और 
वृन्दावन जाना उनके लिए संभव नहीं हुआ था, यह एक स्व-विदित तथ्य है। 
इूस के बावजूद, वे किवदन्तियाँ निरांधार नहीं हैं, जो बताती हैं कि उन लीला- 


८३ ] [ श्री कृष्ण चैतन्यदेव 


भूमियों में निवास करनेवाले अपने भक्तों को भी महाप्रभु के दर्शन समय-समय 
पर प्राप्त होते रहते थे । कभी पुत्र-वत्सला जननी शचीदेवी के पुजा-घर में 
और कभी नित्यानन्द के कीर्त्तन-समारोह में महाप्रभू की दिव्य मूत्ति को प्रकट 
होते और अन्‍्तर्धान होते जिन सम-सामयिक भक्तों ने देखा था, उनकी गणना 
उंगलियों पर नहीं की जा सकती थी | कुछ भक्तों को महाप्रभु के ऐसे अलौकिक 
दर्शन श्रीवास भक्त के आंगन में मी मिले थे और कुछ अन्य भक्तों को महाप्रभु 
का विश्न-मोहन रूप राघव पंडित के घाट पर भी दिखाई दे गया था । वृन्दावन 
में निवास करने वाले गोस्वामी भक्तों को महाप्रभु के ऐसे ही अलौकिक दर्शन, 
समय-समय पर, वन्दावन सें ही प्राप्त हो जाया करते थे । 


गोड़ीय वष्णव-भक्तों की भीड़, देश के विभिन्न क्षेत्रों से आकर, रथ-यात्रा 
के अवसर पर, नीलाचल में प्रति वर्ष एकत्र हो जाया करती। इस बहाने प्रम 
के निकट प्तान्तिष्य में कुछ दिनों तक निवास कर लेते का परम सौभाग्य प्राप्त 
कर लेता, प्रत्येक मक्त को इष्ट रहता था। महाप्रभु अपने भक्तों को इतने 
सहज और इतने निकट होकर अनुगृहीत कर देते थे कि कभी-कमी भक्तों का 
अनुराग ही महाप्रम॒ के प्रति दुस्सह अत्याचार बन जाया करता । 

गौड़ देश से पेंदल चलकर नीलाबल पहुंचनेवाले भक्तों में भगणित व्यक्ति 
ऐसे मी थे, जो अपने कंधों पर बहुँगी उठाकर भेंट की विविध सामग्री ढोकर ले 
आते और महाप्रमु के आवास-स्थान पर फलों, पकवान्नों और अन्य नंवेद्यों के 
ढेर लगा दिया क्षरते। 

महा प्र मु के पास भेजी जानेवाली नवेद्य-सामग्री में सर्वाधिक प्रसिद्ध थी 
“राघव-झाली” । राघव पंडित की धमं-पत्नी श्रीमती दमयन्ती देवी महाप्रभु की 
उपासना वात्सल्य-भाव से करती थीं। वे बड़े ही धैय्यं, परिश्रम और यत्न से 
महा प्रभु के तिमित्त सैंकड़ों तरह की खाद्य-सामग्री तैयार करतीं और उन्हें अनेक 
भारवाहकों की मदद से महाप्रमु के पास भिजवा दिया करतीं। उनके द्वारा 
भेजी गई सामग्री प्रकार और मात्रा में इतनी प्रचुर होती, कि महाप्रभु शोर 
उनके सादब्निध्य में निवास करनेवाले भक्तगण के लिए, वह महीनों तक पश्यप्ति 
बनी रहती। 

पुरी के जगन्ताथ-मंदिर के विशाल प्रांगण में प्रतिदिन उत्सव-समारोह की 
भीड़ लगी ही रहती है। दारु-बरह्म के सिहासन-पीठ को दैनंदिन महा-समारोह 
का केंद्र बनाकर भारत के प्रत्येक जनपद के तीय॑-यात्रीगण वहाँ सहस्लाब्दियों से 
एकत्र होते आये हैं। मंदिर के मुख्य गर्भ-गृह के दीप-स्तंभ पर हथेली टेककर, 
कृभी-कभी, महाप्रभु इस दैनंदित समारोह को दिन-रात, एकटक झड़, देखते दो 


५४ 
झारत के महान साधक ] [८ 


रह जाते । कहते हैं कि उस स्तंम पर महाप्रभु की उंगलियों के दबाव के दाग 
को, अब तक देखा और चीन्हा जा सकता है । 
जगन्नाथ देव की पूजा के पात्रों को घो-माजकर साफ कर देने का श्रम- 
साध्य और गुझुतर सेवाकार्य महाप्रभु अपने हाथों करना कमी नहों भूलते । यह 
सेव -कार्य उडोंते उत्लत-ररेश को विश्षेत्र आज्ञा प्राप्त कर, अपने लिए बड़े 
यत्न में उपाजित किया था। प्रत्येक रथ-यात्रा के अवसर पर वे हाथ में सम्मा- 
ज॑नी उठाये, रथ के आगे-आगे चलते। उसके पहले जगन्‍नाथ-देव के मंदिर के 
विज्ञाल प्रांगण के कोने-कोने को धोने-पखारने और पोंछने-वुहारने के काम में 
दिन-रात व्यस्त रहना महीनों तक उत्लसित रखता । जल के बड़े-बड़े मटके, 
सीढ़ी और झाड़ लिए, उन दिनों, उनके साथ सँकड़ों भक्तों की मण्डली दिन- 
रात लगी रहती । मगर उस व्यस्त समय वाले मौसम में मी महाप्रभु अपने नृत्य 
ओर कीर्तन के लिए अवसर ढ ढ़ ही लेते थे । 
रथ-यात्रा के दिन महाप्रमु चैतन्य का दिव्य भावावेश निरन्तर प्रवलतर 
होता चला जाता। लाख-लाख लोगों की भीड़, चारों ओर से उमड़ कर रथ 
के पीछे, यात्रा-पथ पर खड़ी हो जाती। जगरनाथ देव की पुष्प राशि-प्लावित 
रतन-सज्जित दारु-मूत्तियों को स्थापित कर निर्दिष्ट शुभ क्षण में जब रथ विदा 
होता तो उत्कल-नरेश प्रतापरुद्र देव हाथ में सम्माजंनी लेकर, रथ के आगे-आगे 
राजपथ को बुहारते चलते । राजकुल को दी जाने वाली वह प्रतिष्ठा, प्राचीन 
काल से चली आनेवाली परंपरा का पालन है, जो समुदाचार के रूप में, कुछ 
घड़ियों तक ही संभव है । उसके बाद उत्कल-नरेश के स्थान पर महाप्रभु चेतन्य 
- लिवा लाये जाते हैं और शेष समय को उत्सव, कीर्त्तन और नृत्य से अंकित 
करती हुई मकत-मण्डली उन्हें उस समारोह का मध्यमणि बनाये रथ की गति 
का अनुसरण करती रहती है । 
रथ-यात्रा की अवधि में महाप्रभु का कीत्तंनानंद, सहगामी भक्तों की 
टोलियों को निरन्तर उल्लसित और भांवोन्मत्त किये रखता है। जब महाप्रम॒ 
रथ के आगे-भागे नृत्य करते चल पढ़ते हैं, तो उनकी दिव्य अंग-कान्ति से 
विच्छरित होनेवाली प्राधुय्यं-तरंग, आस-पास की जन-मंडली को पूनो के समुद्र 
की तरह उत्ताल करती रहती है। महाप्रभ्‌ के दोनों हाथ, कंधों की चोड़ाई को 
कोहनी तक बढ़ाये, ऊपर को उठ जाते हैं और उनकी दोनों मभाँखों से बहती 
रहती हैं भविरल अश्रुधारा । इस अदभुत दृश्य को देखते हो वैष्णव भक्तों का 
भाव-समुद्र, मानो, अपने चाँद को छूने के लिए एकवारगी उमड़ पड़ता है। रथ 
पर आहूढ़ दारु-ब्रह्म की दारु-मृत्तियाँ मी ऐसे समय में महाप्रभु चैतन्य के साथ 
मिलकर एक हो जाना चाहती हैं। 


८] [ श्री कृष्ण चंतन्यदेव 


रथ-यात्रा का यही अवसर, प्रत्येक वर्ष में एकवार मिथिला, असम, उत्कल 
भोर बंगाल के वैष्णवों को महाप्रभु के सान्निध्य में एकत्र होने का सुयोग प्रदान 
करता है। भकतजनों के हृदयों के इस महासंगम का आनन्द वर्णनातीत है। ये 
भकतगण जब रथ-यात्रा समारोह की समाप्ति के पश्चात अपने घरों और गांवों 
में वापस लौटते, तो उनके अन्तर में दारु-ब्रह्द की छवि के साथ-साथ महू [प्रमु 


श्रीकृष्ण चेतन्य के मुवन-मोहन व्यक्तित्व का अनिवंचनीय माधुयं भी स्वभावतः 
ओतप्रोत रहा करता । 


भ्रीकृष्ण-कथा के रस ओऔर  प्रेमावेश में प्रतिक्षण निमग्न रहने के बावजूद 
महाग्रभु की देनंदिन कार्य-तालिका में कोई व्याघात या त्रुटि संभव नहीं हुई । 

सूर्योदय से घंटों पहले उठकर वे मजन-कीत्तंन करते हैं और तब जगन्नाथ 
देव के दर्शन करने मंदिर के भीतर पहुंचते हैं। वहाँ से लौटकर अपने प्रिय 
भकक्‍षत हरिदास की कुटिया में पहुंचना भी उनकी दिनचर्या का अंश है । महाप्रमु 
हरिदास की कुटिया में ब॑ंठकर घंटों चित्त-मंथन करते रहते । इसे ही नाम दे 
दिया गया है-इष्ट-गोष्ठी । यह इष्ट-गोष्ठी किसी दिन समुद्र में और किसी दिन 
इन्द्र मन सरोवर में नौका-विहारके क्रम में भी साँगोपांग संपन्न हो जाया करती है। 

पुरी नगर के ही एक प्रान्त में ढोटा गोपीनाथ के अन्यतम अंतरंग पाषेद 
गदाधर महाशय का भजन स्थान है। इस प्रेमी भक्त की श्रद्धा और निष्ठा के 
परिणामस्वरुप गोपीनाथ का विग्रह जाग्रत विग्नह के रुप में प्रसिद्ध हो उठा हैं । 
गदाधर बड़ ही मधुर स्वर में भागवत का पाठ अपने आराध्यदेव के सम्मुख 
साधन- पुजा के अन्त में किया करते हैं। गदाधर के मधुर- स्वर में भागवत 
पाठ का श्रवण करने, अपने भक्तों के साथ महाप्रभु वहाँ नित्य उपस्थित हो 
जाते हैं । इस प्रकार श्रीकृष्ण की लीलाओं के कथा- रस के आस्वाद का अवसर 
उन्हें नित्य प्राप्त हो जाता है । 

जगन्नाथ मंदिर से रात में जब महाप्रभु लौटते हैं, तो आरती-पूजा संपन्न 
हो चुकी रहती है । मार्ग में महा प्रभु की दोनों आँखों से आँसुओं की धारा बहता 
कभी नहीं थमती । उनके साथ-साथ आवास पर लौटते हैं श्री स्वरूप, दामोदर 
रामानन्द और अन्यान्य भक्तमण । आवास पर लौटते के पश्चात्‌ वेैत्तेन, इलोक 
पाठ और रस-तत्व का विवेचन चल पड़ता है। राधा-कृष्ण-लीला के केंधन, 
श्रवण और मनन का यह मधुर अंश महाप्रमु की दतंदित चर्या का अपरिहाय 
भंग बन बंठा हैं । 

महा प्रभु श्रीकृष्ण के मधुर मजनों का-रागानुगा-उपासना के साधन के रूप 
में समर्थन और प्रचार करते है। इस प्रचार का सबसे बड़ा माध्यम है-उनकी 


भारत के महान साधक ] [ ८६ 


अपनी जीवन-चर्या ही ; दो-चार फूटकर इलोकों को छोड़कर अपने आध्यात्मिक 
उपासना के दीघे काल में, उन्होंने किसी ग्रंथ की रचना नहीं की । भक्तों को 
उपदेश और दीक्षा देने में मी वे कभी उत्साहित नहीं हुए । इसके बावजूद लाखो 
मनुष्यों को एक अज्ञात आकर्षण के सहारे वे अपनी ओर निरंतर खींचते रहे हैं । 
इस आक्ंण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है वष्णव मक्‍तों और संतों के द्वारा 
रचित मजतों का महाप्रभ्‌ के द्वारा सस्वर गान | उनके सानब्निष्य का लाभ उठाकर 
और उनका स्परशं प्राप्तककर अगणित मानव प्राणियों ने नया जीवन प्राप्त कर 
लिया है। अन्ततः महाप्रमु के साथ साक्षात्कार की इच्छा से एकत्र होनेवाले 
लोगों की एक विराट भागवत-गोष्ठी आप ही बन गई । यह तो मानना ही होगा 
कि इस पूरे देश में महाप्रमु चंतन्य और उनके भक्तों का प्रभाव वेष्णव-घर्मं की 
स्थापना और प्रचार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रमाणित हुआ है । 
प्रमु के जीवन और वचन ने मगवद्‌ भक्ति का एक उज्जवल आदश 
स्थापित किया । देश के जन-जीवन के क्षेत्र में परम-प्रेम के जिस आनंद धन, 
रसधन स्वरूप को उन्होंने प्रतिष्ठापित किया, उसकी तुलना किसी अन्य धर्मं 
| तल के साथ नहीं की जा सकती । महाप्रम के लौकिक और अलौकिक जीवन 
में प्रेम के उस आनंदधन मधुर रूप का लोकाहलादकारी सर्वमोहनरूप निरंतर 
उद्भासित होता रहा, इसमें संदेह नहीं । 
महाप्रभु कहा करते थे--“भगवत्ता का सार-तत्व है-माघुयें । यद्यपि 
भगवान्‌ अनंत ऐश्वयं के अधिपति हैं, किन्तु उनके माधुयेँ की तुलना में उनके 
ऐश्वयं को अपदार्थ और तुच्छ ही मानना पड़ेगा । मगवान की महिमा है-उनके 
माधुयं पर ही आधारित । 


महाप्रमू की वाणी सांसारिक प्राणियों के लिए दिव्य आश्वासन की तरह 

है । वह वाणी आइवासन देती है कि भगवान भय के विषय नहीं हैं । वे परम 

शान्ति, परम समाधान और परम प्रेम के आधार हैं। उनसे डरने की 

आवश्यकता नहीं । वे करुणा-घन और प्रेम-समुद्र हैं। उनके नाम-स्मरण का 

तो कहना ही क्या, उनके नामामास में भी समस्त पापों-तापों को शांत कर देने 
की क्षमता है। मायाबद्ध जीवों को आवागमन के मोह-पाश से मुक्त करना 
भगवान की निजी जिम्मेदारी है। उस दायित्व की पूति के लिए वे स्वयं ही 
दिन-रात उत्कंठित रहा करते हैं, क्योंकि लोक के रूप में अपने को विस्तीणं 
करते रहना मगवान का ही स्वमाव है, लोक की अयनी चपलता नहीं--““लोक 
विस्तारिबो एइ ईइवर स्वमाव |” महाग्रभु अपने श्रद्धालु परिजनों को बताते 
रहते हैं-“जीव का मगवान से जो संबंध है, वह सनातन, स्थायी और नित्य है । 


८७ || [ श्री कृष्ण चेतन्यदेव 
उस संबंध का टूटना संभव और स्वामाविक नहीं ।जीव उनका नित्य दास है और 
भगवान जीवों के सनातन स्वामी--नित्य प्रभ हैं। जीव और भगवान के बीच 
जो नित्य संबंध है, उस संबंध के आश्रय से ही मगवान के स्वरूप और माधघुय॑ 
का आस्वादन संभव होता है । 
महाप्रभ्‌ ने जिस प्रेममक्ति संकलित वैष्णव-धर्म का प्रवत्तन किया है, 
उसके तीन मुख्य साधन हैं--(१) भगवान के पापापहारी पावनकारी मधुर नाम 
का निरंतर जप, श्रवण और कीत्तन; (३) मगवान के आराध्य विग्रह सेवा 
का स्वकीय दिनचर्य्या के रूप में, निरंतर अनुपालन, और (३ ) श्रीकृष्ण की 
ब्रजलीला का निरंतर स्मरण, मनन और अनुभावन ! 
प्रभु के प्रेम-मक्ति-संबलित वैष्णवधमं का द्वार सवको उदारता पूर्वक, 
प्रवेश करने की अनुमति देता है। स्त्री-पुरुष, ब्राह्मण-चाण्डाल, गृहस्थ-संन्यासी 
घनी-गरीब के मेद के कारण, उसमें प्रवेश करना किसी के लिए, किसी स्थिति 
में, वर्जित नहीं | चैतन्य चरितामृत के रचयिता ने इस संबंध में स्पष्ट घोषणा 
कर दी है : 
“त्तीच जाति नहे क्ृष्ण-मजने अयोग्य, 
सत्कुल-विप्र नहे भमजनेर योग्य, 
जेइ मजे सेइ बड़, हीनता न तार, 
श्रीकृष्ण-मजने नाहि कुलादि-विचार !' े 
अर्थात्‌ श्रीकृष्ण के भजन का अधिकार सब को है। इसमें जाति, वर्ण, 
आश्रम का विभेद बाधक नहीं होता | हीन जाति में जन्म लेकर भी श्रीकृष्ण का 
मजन किया जा सकता है| इसका यह अथे नहीं कि उच्चकुल में जन्म पा लेने 
मात्र से कोई विप्र श्रोकृषण को भजने का एकाधिकार अजित कर ले. के 
गौड़ीय मत की यही उद्दारता उसे प्रेम-धर्म के अन्यतम मार्ग के रूप में 
महनीय सिद्ध करती हुई यह घोषणा भी करती है कि-- 
“कि वा शूद्र, कि वा विप्र, संनन्‍्यासी वा नं 
जेइ कृष्ण-प्रेम-सिक्त, सेई गुरु हंयथ।. (लि, वर्ण 
शर्थात्‌ श्रीकृष्ण के मजन की दीक्षा देनेवाले गुरु के लिए भी जा 
या आश्रम की बाध्यता महत्त्वपूर्ण नहीं है। वह शुद्ग हो अथवा विश्र ही, हा 
हो अथवा संन्‍्यासी हो, इसका विचार नहीं किया जाता | 7 होनेवाड के स्य 
के लिए, इस मार्ग में, इतता ही आवश्यक है कि वह श्रीकृष्ण के प्रेम की हे 
जानता हो और उसके रस से ओतप्रोत हो । 


परम 
यह तो प्रसिद्ध ही है कि महाप्रभ की दैनंदित मागवत-गोष्ठी के 


मारत के महान साधक ] [ ८८ 
श्रद्धेय आचाय॑ के रूप में सम्मानित भक्त पुरुष श्रीनरहरि सरकार का जन्म 
ब्राह्मण-कुल में नहीं, वैद्यमुल में ही हुआ था। इसी तरह हरिदास का जन्म 
मुसलमान खानदान में हुआ था। इस तथ्य के बावजूद, वे दोनों गौड़ीय संप्रदाय 
के वैष्णवों में परम प्रणम्य, पूज्य और सम्माननीय माने जाते रहे और महा प्रभु 
के द्वारा प्रवत्तित प्र म-धर्ं के अग्रगण्य प्रवक्ता और निरूपणकार के रूप में 
उन्हें आचाये का आदरणीय आसन दिया जाता रहा । महाप्रभु के एक अन्य 
आदरणीय अन्तरंग पाषंद रामानन्द का जन्म भी शूद्र कुल में ही हुआ था। 
किन्तु, महाप्रभु स्वयं भी उनका सम्मान करते थे भौर उन्हें वही प्रतिष्ठा प्राप्त 
थी, जो ब्राह्मण-कुल में जन्मलेनेवाले आचार्यों को ही सुलभ हो सकती थी । 
महाप्रभु चंतन्य के प्रेम-धम की यह उदारता उत्तर भारत के बैष्णवों को परवर्ती 
शताब्दियों में मी निरन्तर प्रेरित करती रही । 
गौरांग महाप्रभु श्रीकृष्ण चेतन्य की मजन-पद्धति की कइ अन्य विशेषताओं 
को भी अभिनव मानना ही पड़गा। वे जितनी मधुर, आकषंक और लोक-मोहन 
थीं, उतनी ही सहज, सरल ओर सवं-सुलभ भी थीं। देश-काल-पात्र के भेदों से 
ऊपर उठाकर उन्हें महाप्रभमु ने सबं-जन-संवेद्य बना दिया था। विग्रह-अर्चा 
और उपासना-पद्धति के विविध उपायों का अवलंबन करने से श्रीकृष्ण के प्रति 
दिव्य प्रेम का उन्मेष मकक्‍त के हृदय में क्रश: किस. प्रकार संभव होता है, इसका 
सांगोपांग विवेचन, महाप्रम का आदेश पावर, अनेक आधचार्यों ने महाप्रभ के 
जीवन-काल में ही कर दिया था। उस विवेचन ने स्पष्ट कर दिया था कि 
भगवान्‌ के नाम के प्रति भक्त के हृदय में जब सहज रुचि जग पड़ती है 
और उसके जीवन में श्रीकृष्ण के दिव्य प्रेम का अवतरण होता है, तब उसके 
लिए सांसारिक विषय-वासनाओं का आकपंण स्वयं ही अपनी तुच्छता और 
असाथकता के कारण समाप्त हो जाता है । 


इस संबंध में चंतन्‍्य चरितामृत के रचयिता ने महाप्रभ के स्वकीय कथन 
को इन पंक्तियों में इस प्रकार घोषित कर दिया है: 
“जे रूपे करिले नाम प्रेम उपजाय, 
ताहार स्वरूप सुनो सांग रामराय। 
तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्ण ना, 
अमानिना मानदेन कीत्तंनीय: सदा हरि: । 


अर्थात्‌ हे रामराय, तुम भक्त के जीवन भौर स्वाभाव में प्रकट होनेवाले 
उस असीम प्रेम के स्वरूप और लक्षण को सांगोपांग जान लो, जो प्रभु के नाम 
के प्रति सहुज स्वाभाविक रुचि के उत्पन्न हो जाने के बाद, उसके परिणाम के 


"६ ] [ श्रीकृष्ण चैतन््यदेव 
रूप में स्वतः प्रकाशित हो उठता है। वह प्रेम जब अपनी असीमता के साथ 
प्र कट होता है तो असीम नम्नरता और असीम सहिष्णुता का वह माघुय्ये सहज 
हो जाता है, जो प्रभु की कीत्ति के अतिरिक्त और किसी विषय को भवत के 
लिए सार्थक नहीं रहने देता । सब के पाँवों के तले रौंदे जाने के बावजूद जंसे 
तृण कृपित न हीं होता, नही कृतघ्नता के कृत्यों से वृक्षों की सहिष्णुता विचलित 
होती है, उसी तरह सबका सम्मान करते हुए और सब की ओर से किये जाने- 
वाले अपमानों को चुपचाप वर्दाइत करते हुए, मगवान्‌ का भक्त केवल भगवान्‌ 
को कीत्ति का अनुक्षण स्मरण करता है; वह जगत्‌ से प्राप्त होनेवालिे मान-अप- 
मान की ओर ध्यान नहीं देता । 

महाप्रभू के प्रेम-धर्म के दैनंदिन अनुष्ठान की चर्चा “अष्टकालीन लीला- 
स्मरण” के रूप में गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों ने की है। उक्त लीला को 
ब्रजनन्दन श्रीकष्ण के रसमय विग्रह की लीला कहना उचित ही था। मगवान 
को लीला को विस्तीर्ण करके मानव-शरीर के माध्यम के सहारे पुनः श्रतिष्ठित 
करना चैतन्य महाप्रमु के जीवन का निगुढ़ उदंश्य था । उनकी व्यक्ति-सत्ता 
में जेसा मुवन-मोहन माधुयं था, वंसे ही उनके सवं-रंजन-कारी प्रेम में रस की 
अद्भुतता थी । वह रस जन-साधारण के चित्त को भी सहज ही भ्राकृष्ट कर 
लेती थी और पंडितों, विद्वानों और साधकों के भ्रहेंकार को विगलित कर देने 
की भी उसमें अपूर्व क्षमता थी। महाश्रभु का जीवन अपने आठों पहर को 
श्रीकृष्ण की लीला के स्मरण से ओत-प्रोत रखकर ही अग्रसर होता रहा । महा- 
प्रभु की व्यक्ति-सत्ता का जो कुछ उनके जागतिक व्यक्तित्व और सांसारिक 
आचार-व्यवहार से जुड़ा था, उसे महाप्र भु ने अपदार्थ बनाकर हवा दिया था। 
वे एक प्रकार से श्रीकृष्ण के जीवन में प्रविष्ट होकर ही जीते थे ! कृष्णप्रेम के 
रस में वे उसी प्रकार डूब गये थे, जैसे चासनी में डूब कर कोई मिठाई चासनी 
के स्वाद को आस्वाद्य बताने के क्रम में ही अपने प्रकृत स्वाद को साथ्थंक बनाती 
है। गौड़ीय संप्रदाय को आचार्यों ने इसीलिए कहा है कि भगवान्‌ के रस में 
भक्त उसी प्रकार डूब कर तन्‍्मय हो जाता है, जैसे चासनी में डूब कर छेने की 
जलेबियाँ अथवा रसगुल्ले । । 

महाप्रभु के भक्ति-मार्ग को एक दुष्ट से भजन और कीत्तंन का मार्ग 
कहना भी उचित ही होगा । भक्त और भगवान्‌ के पारस्परिक संपक का माध्यम 
मुख्यतः: मजन ही है । “मैं मगवान का हू '--ऐसा मानकर को मधुर भाव 
को उपासना संभव नहीं, जिसे महाप्रभु ने अपनी स्वस्ति दी थी । उस मधुर 
भावना को स्वीकार करनेवाला भक्त तो ऐसा मानता है कि “भगवान्‌ मेरे हैं, 
१२(६० 


मारत के महान साधक |] [ €० 
संमवतः:, मेरे ही हैं!” इसके बावजूद वह ईर्ष्या, असुया या मान के कारण भहं- 
कार को प्रश्नय नहीं देता । दैन्य और आति इस मधुर माव के अपरिहाय॑ पर्याय 
हैं। मकत ऐसा मानता है कि नव किशोर नटवर श्रीकृष्ण हमारे जीवन-सवेस्व 
हैं और आराध्य इष्ट के रूप में विग्रह बनकर संस्यापित हैं। उनके आनन्द की वृद्धि 
के लिए जीव अपने को पूर्णतः: अपित कर नवेद्य बन जाय और भगवान के लीला- 
सुख के उत्पादन का माध्यम वन जाना अपने जीवन की चरम साथंकता मान 
ले। प्रभु मेरे हैं“ यह भाव एक प्रकार की रसात्मक मदिरता है, जो भक्त या 
साधक को अपने प्रति उदासीन और निरपेक्ष बनाने में सहायक होती है। यह 
मदिरता ही मधुर माव की भित्ति के रूप में महाप्रभ के द्वारा प्रतिपादित 


की गई है। 


उस वार मक्‍तप्रवर श्री रघुनाथ दास प्रभु के चरणों में आश्रय प्राप्त करने 
नीलाचल आ पहुचे थे। उस समय बंगाल के शा।सक-सामंतों में अन्यतम महिमा 
थी--सप्तग्राम के राजकुल की । धनाढ्य और प्रतापी होने के कारण सप्तग्राम 
के जमींदार की संपूर्ण गौड़ देश में प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा थी । रघुनाथ दास 
इसी जमींदार वश के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। लेकिन यह भी सच है कि 
युवावस्था के प्रादुर्भाव के साथ ही रघुनाथ दास में प्रवल वैराग्य का आविर्भाव 
देखा गया । एक वार पहले भी उन्होंने प्रबल वराग्य की आवेगावस्था में महाप्रमु 
चैतन्य के चरणों में आश्रय लेना चाहा था। उस समय महाप्रभु ने कहा था-- 
“अमी तुम्हारा समय नहीं आया है। समय आने दो ।” कुछ दिनों के बाद 
रघुनाथ दास ने महाप्रभु के अन्यतम पापंद श्री नित्यानन्द से आश्रय की प्रार्थना 
की । नित्यानंद की करुणा रघूताथ दास को प्राप्त हुई। अतः महागप्रभू के 
सान्निष्य में नीलाचल तक पैदल चलकर पहु चना उसके लिए संभव हुआ। 
नीलाचल-यांत्रा के पहले ही अतुल ऐश्वयं और तरुणी भार्या का त्यागकर रघु- 
नाथ दास जी ने अपने तीब्र वैराग्य की प्रगाढहता जन-प्तमाज में प्राख्यापित 
कर दी थी | 
महाप्रभु श्रीकृष्ण चंतन्‍्य अपने भक्तों के साथ, उस दिन, दृष्ट गोष्ठी में 
मगन बेठ थे। नीलाचल में तीथंवास करनेवाले यात्रियों की टोलियाँ वगल की 
राह से गुजर रही थीं। तभी अकस्मात्‌ रघुनाथ दास महाप्रभ के सामने उप- 
स्थित हुए ओर धरती पर शिर टेक कर, महाप्रभ्‌ के प्रति उन्होंने साष्टांग 
प्रणाम निवेदित किया । अपने पृ्व-परिचित भकक्‍त को पहचानने में महाप्रमभ्‌ को 
कठिनाई नहीं हुई । उन्होंने उसी घड़ी स्वरूप दामोदर नामक एक अन्तरंग पाषेद 


६१ ] [ श्री कृष्ण चेतन्यदेव 
को बुलाया और कहा--“रघुनाथ बड़ी दूर से आये हैं, इसलिए स्वभावतः थके 
होंगे। इनकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम अभी से सेमाल लो ।” इसके वाद 
महाप्रम ने आश्रम के भृत्य गोविन्द को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि वह 
रघनाथ दास जी फो प्रतिदिन भगवान का प्रसादानन दे जाया करे। 

इसके वाद के कई दिन यों ही बीत गये । उन दिनों रघुनाथ दास के 
हृदय में वैराग्य की तीत्र ज्वाला दिन-रात धघकती रहती थी। अतः उन्होंने 
तय किया कि वैठे-बैठे प्रभु का प्रसादान्‍्त खाते रहना-भी तो आारामतलबी ही 
है। ऐसा कब तक चलेगा ? आज से जगन्नाथ देव के मंदिर के सिह द्वार पर 
खड़ा रह कर, दर्शनाथियों से भीख माँगना, आरंभ कर देना चाहिए। भअन्ततः 
वे अपने इसी निश्चय को पूरा करने में लग भी गये । 

महाप्रभू ने कई दिनों तक रघुनाथ दास को भोजन के समय अनुपस्थित 
पाकर गोविन्द से उस संबंध में पूछताछ की, तो स्थिति स्पष्ट कर दी गई । 
गोविन्द ने हाथ जोड़कर कहा--*प्रमो, मैं तो उन्हें ययासमय प्रसादान्न नित्य 
पहुँचा दिया करता था। पर उन्होंने स्वयं ही मुझे मना कर दिया है। उनका 
निश्चय है कि मंदिर के सिंह द्वार पर भिक्षा मागकर आहार-संग्रह करना ही 
उनके लिए अधिक उचित होगा । मैंने स्वयं जाकर उनकी खोज-खबर ली, तो 
पता चला कि आधी रात्त बीतने पर, जगन्नाथ देव की अर्चा-सेवा कर के जो 
गहस्थ भक्त घर जाने लगते हैं, उनके आगे भीख के लिए हाथ फलाकर रघुनाथ 
दास चुपचाप सिहद्वार की सीढ़ी पर खड़े हो जाते हैं। यदि कोई कुछ दे-देता 
है, तो उसी से वे क्षधा का निवारण कर लेते हैं। इन दिनों उनका काम इसी 
तरह चल जाया फरता है ॥”' 

महाप्रभ ने रघुनाथ दास के संबंध में जब यह व॒त्तान्त सुना, तो भीतर-ही- 
भीतर उन्हें प्रसन्नता ही हुई। उस जमाने में जिस जमींदार-परिवार को एक 
लाख रुपयों से अधिक की तहशील थी, वैसे परिवार के एक मात्र उत्तराधिकारी 
होकर भी यदि रघृनाथ दास को भीख के सहारे आंहार-संग्रह करने में संकोच 
नहीं हो रहा है, तो यह साधारण बात नहीं है। तीज वेराग्य का अभिमान- 
शून्य दीनता में ऐसा रूपान्तर मगवान्‌ की असीम कृपा के विना संभव नहीं । 

महाप्रभ वैराग्य की प्रशस्ति करते हुए उस समय जो वाक्य बोले, वे 
वाक्य केवल मारत के वेष्णव-मकतों के लिए ही नहीं, सभी देश-काल के सभी 
सच्चे साधकों के लिए स्मरणीय हैं। महाप्रभु के उन वाक्‍्यों को चैतन्य-चरिता- 
मृत के रचयिता ने इस प्रकार स्मरण किया है: 


“बेरागी करिबे सदा नाम-संकीत्तंत 
मॉगिया खाइया करे जीवन-रक्षण ॥ 


भारत के सहान साधक ] | $- 


वैरागी हदया ये वा करे परापेक्षा 
कार्य-सिद्धि नहे, कृष्ण करेन उपेक्षा ॥ 
वैरागी हइ॒या करे जिद्वार लालस 
प्रमार्थ जाय आर रसे हय वश ॥। 
वैरागीर क॒त्य सदा नाम-संकीत्तन 
शाक-पत्तन-फल-मूले. उदर मर ॥ 
जिह्वार लालसे येइ इति-उति चाय 
शिइनोदर-परायण कृष्ण नाहि पाय ॥ 


अर्थात्‌ जो सचमुच विरागी हैं, वे मगवान्‌ के नाम और यश का ही गान 
करते रहते हैं। क्षुधा-निवारण के निमित्त, भीख में जो कुछ नायास भ्राप्त हो 
जाय, उसे ही वे पर्य्याप्त मान लेते हैं। विरागी किसी से कोई अपेक्षा नहीं 
रखता । जो परापेक्षी है, उसे श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होती। वंसे ष्यक्ति 
को वैराग्य की सिद्धि भी नहीं मिलती । यह कंसे हो सकता है कि कोई वेराग्य 
की सिद्धि भी चाहे और जीम के इशारे पर स्वादु भोजन फी इच्छा से निरंतर 
ललचता भी रहे ? जो जिल्ला-रस-लोलुप है, उसके लिए परमा्थ नहों है । 
वेरागी का लक्षण चटोर पन नहीं । वह तो साग-पात, कंद-मूल, अन्न-फल, जो 
भी सहज प्राप्य हो, उससे ही आहार का काम चला लेता है क्षौर दिन-रात के 
चोवीसों घंटे भगवान के नाम के रस में डूबा रहता है। जो ऐसा नहीं करता, 
जिद्वा-रस-लोलुपता की दिशा भें इधर-उघर भटकता रहता है, उस शिश्नोदर- 
परायण को मगवान श्रीकृष्ण कभी प्राप्त नहीं होते । | 
मक्‍त रघनाथ दांस के वेराग्य गौर भिक्षा-वृत्ति के इष्छ-प्रत की कथा 
सप्तग्राम के निवासियों के बीच, अल्प समय में ही, जा पहुँची । पिता गोवधंन 
दास ने जब पुत्र का यह वृत्तान्त सुना, तो वे कटकर रह गये । उन्होंने मन-ही- 
मन सोचा--रघुनाथ की यह विचित्र करतूत पागलपन नहीं, तो और कया है ? 
क्या साधन-भजन करने के लिए भीख माँगना भी आवश्यक ही है ? ऐसा तो 
नहीं सुना गया । उन्होंने तत्शणण एक ब्राह्मण रसोइये को चार सौ रुपये नकद 
देकर, रभनाथ दास की खोज में रवाना कर दिया । [उस जमाने के चार सौ 
रुपये, आज के चालीस हजार रुपयों से अधिक ही हो जाते थे । ब्राह्मण देवता 


हा आदेश|था कि वे रघ्‌नाथ दास को नित्य क्पने हाथों रसोई पकाकर दिला 
दया करे । 


रधुनाथ दास को जब यह स्रमाचार ब्राह्मण रख्रोइये ने बताया, तो वे 
मौंचक रह गये । जिम घर को स॒दा के लिए छोड़कर वे नीलाचल चले बाये 
! ! | 


&३ ] [ श्री कृष्ण चंतन्यदेव 


वह घर अमी तक उनके पीछे पड़ा है। वे तो वेराग्य को पाथेय बनाकर, 
मगवत्प्रेम के पथ पर चल पड़े थे, मुक्ति की खोज में; पर उनके पिता ने अपने पुत्र 
की खोज अभी तक नहीं छोड़ी है । पिता के द्वारा भेजे गये रुपयों का अपने लिए 
उपयोग करना क्‍या अब उनके लिए संमक अथवा उचित होगा ? इस तरह की 
बात वे सोच रहे थे, तभी उन्हें एक उपाय सुझ गया । उन्हें स्मरण आया कि 
नीलाचल में ऐसे अनेक भक्त हैं, जो बीच-बीच में; अवसर पांकर, महाप्रभु को 
मोजन कराते और क्ृताथंता प्राप्त करते हैं। इन रुपयों का भी यदि वही 
उपयोग किया जाय, तो कितना अच्छा हो ! इस योजना पर विचार कर लेने 
के बाद उनका जी हल्का हो गया। 

रघुनाथ दास के मजन-कुटीर में भी अब समय-समय पर महाप्रमु के 
भोजन का भाद्धादकारक शक्षायोजन होने लगा है। मगर आज हठात्‌ रघुनाथ 
दास को इस बात से ही, मीतर-ही-भतर, आधात और ग्लानि का अनुभव हो 
रहा है। वे सोचने लगे--“छि: छि:, यह मैं क्या करने लग गया ! विषया- 
सकक्‍त पूव॑ पुरुषों के द्वारा अजित संपत्ति की अपवित्र आय के एक अंश से क्रय 
की गई सामग्री, महाप्रभ को नैवेद्य के रूप में अपित करके, मैं अपराध ही तो 
कर रहा हूँ । आत्मइलाघा की प्रच्छन्‍त आकांक्षा की यह पृत्ति, पाप ही तो है ! 
ना, अब यह आयोजन चल नहीं सकता ।” 

अब रघनाथ दास के भजन-कुटीर में महाप्रभु के भोजन का आयोजन नहीं 
होता । महाप्रमू इसका कारण नहीं जानते--ऐसा मानना कठिन है। मगर 
जानकर भी अनजानपन का अभिनय यदि महाप्रमु करना ही चाहें, तो उन्हें 
ऐसा करने से कौन रोक सकता है ? 

एक दिन महाप्रमु ने सचमुच ही अनजानपन का बहाना करते हुए स्वरूप 
से पुछा-- क्यों जी स्वरूप, बात क्‍या है जी ? अब रघुनाथ दास ने हमलोगों 
की तरफ से इस तरह मुह क्‍यों फेर लिया है? कितने दिन तो बीत गये, मगर 
अपने भजन-कुटीर में उसने भिक्षा-ग्रहण करने के लिए मुझे निमन्त्रित क्यों नहीं 
किया ? इसका रहस्य तुम्हें मालम हो, तो बता दो ।” 

स्वरूप ने महाप्रभु के प्रति रघुनाथ दास के उपयुक्त मनोभाव का निवेदन 
करते हुए कहा--“महाप्रभु को अपने विषयासक्त पूवेजों की अपवित्र संपत्ति 
का अन्न खिलाना रघुनाथ दास को अब पसन्द नहीं है |” 

इस कथन को सुनकर महाप्रभु संतुष्ट ही हुए। उन्होंने कहा-- स्वरूप, 
तब तो यह ठीक ही किया रघुनाथ दास ने । विषयी का अन्न ग्रहण करते से मन 
मलिन हो जाता है और मन मलिन हो जाने पर श्रौक्ृष्ण का स्मरण कठिन हो 


भारत के भहान साधक ] [ €४ 


जाता है। विषयी के अप्न में इससे भी वड़ा दोष यह है कि उसमें राजसिकता 
का बीज छिपा रहता है। अत: वह दाता और आदाता--दोनों ही--के मन 
को कलुषित कर सकता है। मैं तो उसके कुटीर पर इसीलिए मोजन करने चला 
जाता था, कि मेरे न जाने पर रघुनाथ को व्यथा होगी । वह मन-ही-मन 
सोचेगा कि मैं उसके प्रति किसी हीन-भावना में पड़ गया हू, अतः उसके कुटीर 
पर जाकर अन्न ग्रहण करने से. इन्कार कर रहा है । अब देख लो, किस तरह 
मामला आप-ही-आप सुलझ गया । वह विषयासक्त की संपत्ति की पाप-लिप्तता 
से स्वयं ही अवगत हो गया है। इस तरह मैं भी उसके अनुरोध की साँसत से 
बरी हो गया और वह भी वेराग्य और त्याग के विशुद्ध धरातल पर आप ही 
अवस्थित हो गया है ।” 
मगर इसके बाद रघुनाथ दांस ने सिहद्वार पर खड़े रहकर भीख माँगने का 
अपना वह पुराना ब्रत भी छोड़ दिया । महाप्रमू की सावधान सतके दृष्टि, 
अलक्ष्य रहकर, इसके बाद मी रघुनाथ दास को परखती ही रहती । तभी महा- 
प्रमुने एक दिन फिर स्वरूप से पुछा--“क्योंजी स्वरूप, अब तो रघुनाथ ने 
मंदिर के सिहद्वार पर खड़े रहकर भीख माँगना भी बन्द कर दिया है। ऐसी 
स्थिति में वह आहार का प्रबंध किस प्रकार से करता होगा ?” 
स्वरूप दामोदर ने उत्तर में हाथ जोड़कर महाप्रभु से निवेदन फिया-- 
“प्रमो, रघुनाथ दास अब भिक्षुकों के साथ बैठकर भोजन करने के लिए एक सत्र- 
क्षेत्र में चले जाया करते हैं ।” 
महाप्रम ने धीर स्वर में समर्थन करते हुए कहा : “ठीक ही तो करता 
है। जब भीख ही चाहिए, तो हर दरवाजे पर हाँक देते फिरना छोड़कर, किसी 
एक ही जगह पर भीख माँग लेना अच्छा ही कहा जायगा। सिंहद्वार पर खड़े 
होकर भीख माँगते रहना, वेश्या-वत्ति की तरह का एक निलंज्ज पेशा बन जा 
सकता है। जन-बहुल स्थल पर रहकर अपनी ओर सबका ध्यान आह्ृष्ट करते 
रहने का प्रयत्न कोई अच्छी वात तो नहीं है ।” 
रघुनाथ के त्याग, वैराग्य और निष्ठा को देखकर महाप्रमु को बड़ा 
आनंद हो रहा है। वृन्दावन से लाई गई गुजा-माला शौर गोवधंन-शिला का 
एक लघु-खंड उन्होंने रघुनाथ को बुलाकर, उन्हें जब दिया, तो रघुनाथ के 
उत्साह और आनंद की कोई सीमा नहीं रही । 
रघुनाथ के हृदय में इन दिनों जो सर्वोपरि एक मात्र भावना प्रज्ज्वलित 
रहती है, वह भावना है स्वेस्व-त्याग की । अब तक वे विषय-कप की अंध- 
ग़भीरता से परिचित हो चुके थे और वासना-पंक की मस्त-कारिणी, मलिनता 


8५ ] [ श्रीकृष्ण चेतन्यदेव 
से मी उनका परिचय हो चूका था । अपने देह, प्राण और मन को उसके लेप 
से मुक्त करने के निमित्त अब वे दिन-रात सचेष्ट और आतुर रहा करते हैं । 
चरम देन्य, परम आत्ति और कृच्छ साधन के सहारे वे पूर्व जीवन के शेष 
संस्कारों से अपना पिण्ड छड़ाने के लिए वे प्रमु की कृपा का आश्रय पाना चाहते 
हैं। इस सन्नद्धता में ध्यान, मजन, लीला-स्मरण ओर कीत्तंन का प्लावन उनके 


जीवन की एक-एक घड़ी को किस प्रकार बहा ले जाता है, इसका भान उन्हें 
नहीं हो पाता। 


कुछ समय बाद रघुनाथ दास ने आहार-संग्रह के निमित्त एक नये उपाय 
का सहारा लिया। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य प्रगिण से कुछ ही अलग हटकर 
मगवान्‌ को अपित सिद्धान्न-प्रसाद बेचने वाले पंडों और दूकानदारों की मध्याह् 
कालीन हाट लगा करती है। प्रसाद-विक्रमय की बेला के समाप्त होने पर, दिन 
के चोथ पहर में, जब प्रसाद खरीदनेवालों की भीड़ छेट जाती है, तब टूठे-फूटे 
वर्तनों में बचे खुचे प्रसादान्‍्त को स्वच्छन्द फिरनेवाले साँढ़ों और गायों के हवाले 
कर, प्रसादान्न के विक्रतागण हाट तोड़ देते हैं। थोड़ी देर में साँढ़ों और गायों 
का यह भोजनोत्सव भी समाप्त हो जाता है और खूरों-सींगों के प्रहारों से टूटे 
फटे पात्रों के बिखरे उच्छिष्ट प्रसाद-कण धूल में इधर-उधर बिखरे पड़े रहते हैं । 
ऐसे ही समय में वहाँ उपस्थित होते हैं मकत-शिरोमणि रधुनाथ दास । वे उन्हें 
बड़े यत्न से चुनकर उन्हें अपने उत्तरीय वस्त्र में एकन्न करते हैं और उन्हें जल 
से घोकर साफ कर लेते हैं। यही गो-भकत जगन्नाथ-अ्रसादान्त उनके आहार की 
एक मात्र सामग्री हो गया है, इन दिनों । 

जब स्वरूप और गोविन्द ने महाप्रभू को रधुनाथ दास के उक्त आहार 
"संग्रह की कहानी सुनाई थी, तो महांप्रभु मीतर-ही-भीतर अत्यधिक प्रसन्‍्त 
और संतुष्ट हुए थे। उन्हें ऐसा प्रतीत हो गया था कि रघुनाथ दास की वेराग्य 
साधना सार्थकता के शिखर की ओर अग्रसर हो चुकी है। एक दिन जब रधुनाथ 
दास अपना वह अद्भुत प्रसादान्‍्त सामने रखकर आहार ग्रहण करने के निमित्त 
बेठे थे, तो महाप्रमु ने अकस्मात्‌ वहीं उपस्थित होकर उस प्रसादान्न के ऊपर 
अपनी खली हथेली डाल दी । महाप्रभु पूछने लगे--..क्योंजी, रधुनाथ, ईतना 


उत्तम भगवत्‌ प्रसादान्न तुम कहाँ से उठा लाते हो ? ऐसा पवित्र प्रसादान्न मर्ज 
तो आज तक कभी नहीं मिला !” 


मक्त-प्रवर रधुनाथ दास विस्मय, संकोच, आहलाद ओर विम॒ढता के सयुडक 
डबने उतराने लगे । यह प्रसाद तो सड़क की बुहारन से चने हुए अन्न-क ण के धुल- 


बिक हें बह |। 
खुले टुकड़े हैं। क्या महाप्रभु इन्हें ग्रहण कर लेंगे ? अद्मुत लीला है मह+३ की 


मॉरत के महांन साधक || [ ६६ 
मक्त के दैन्‍्य को अपने ऐश्वयं के मस्तक पर चढ़ा लेने की यह उदार महिमा 
प्रभु के लिए ही संमव है। ऐसा ही कुछ सोच-सोचकर रघुनाथ दास रो पड़ । 
उनकी दोनों माँखों से बहने-वालोी अश्रुधारा से उनका वक्ष:स्थल भी भींगता रहा । 
इधर महाप्रमु के मुख-मंडल पर पूणिमा के चाँद की निष्कलुष आमभा 
मुस्कान बनकर मघुर प्रसन्नता की भुवन-मोहन ज्योति बिखेर रही है। क्‍या 
रघुनाथ के वैराग्य-बोघ को दीनता गौर आत्ति के इसी घरातल पर प्रतिष्छित 
कर देने के लिए महाप्रभु अब तक ठहरे थे ? श्रीकृष्ण के असीम प्रेम के अमृत 
सम्‌द्र में डूवकर पत्थर का टुकड़ा म्रब्बा भले बन जाय, पर उसके अहंकार का 
ठोसपन उसे उस रस में घलकर एक तो नहीं होने दे सकता । महाप्रभु ने तभी 
रघुनाथ दास के परम वेराग्य-बोध को चरम द॑न्‍्य के जारक रस में घृलाकर उसे 
सहज स्वमाव का ओरस रस बना देना चाहा था । जो शून्य नहीं हुआ,'वह पूर्ण 
कसे होगा ? पूर्ण दास ही पूर्ण मुक्त हो सकता है। महाप्रम॒ की कृपा उसे ही 
अपने प्रेम के रस से सिक्‍्त करती है, जिसे जीवन और जागति की कतध्न 
कठोरताओं ने सोख-सोखकर रिक्त कर दिया हो । 
तरुण वष्णव संनन्‍्यासी के सामनन्‍्त-कल-जांत अभिमान को कष्छ व्रत भौर 
चरम देन्य के सहारे गलाकर, वेराग्य कौ आत्ति में रूपान्तरित कर देनेवाली यह 
कठोर गुरुकृपा महाप्रमु के रूप में ईश-कृपा बनकर धरती पर क्‍यों उतरी है, 
यह समझने में रघुनाथ दास को अब कोई कठिनाई नहीं हो रही है । क्या साधक 
के जीवन में आचार-आचरण का बिन्दुमात्र प्रमाद भी उस लीला पुरुषोत्तम को 
कभी सह्य नहीं हो पाता ? 
इस तथ्य को प्रमाणित करनेवाली अनेक प्रसंग-कथाओं को चैतन्य 
चरितावली के रचयिता ने संकलित कर दिया है ॥१ 
चतन्य महाप्रमु के एक अति विशिष्ट भक्त थे, श्री मगवान आचाये। 
एक दिन उन्होंने महाप्रभू को निमंत्रित किया। उन्हें लगा कि महाप्रभु॒तो 
पंडित ब्राह्मण-वंश के अप्रतिम रत्न हैं। उन्हें मोटे उसने चावल का भात कंसे 
रास आयेगा ? अरबा महीन घावल तो चाहिए ही, सो भी हर सिंगार के फूल 
की-सी स्वच्छ सुगंधि वाला चावल | खोज-खबर कराने के बाद पता चला कि 
महाप्रमु के ही एक परम भक्त 'शिशख्रि माहिति” के घर में वंसा ही चावल कहीं 
से आ गया है। 
भगवान आचाये का पड़ोस के एक तरुण वेष्णव से अति घनिष्ठ परिचय 
था । वे भक्त-समाज में छोटे हरिहास के नाम से प्रसिद्ध थे। चैतन्य महाप्रभु 
को भी वे बड़े ही प्रिय थे। उनके कण्ठ-स्वर में कोयल की कूक-जैसी मीठो 


६७ ] [ श्रीकृष्ण चैतन्यदैव 


कोमलता थी और मावुकता की तो वे अप्रतिम प्रतिमा ही थे । भगवान्‌ आचाय॑ 
ने उन्हीं के पास जाकर अपने अभिप्राय का निवेदन किया-- “जया, बड़े भाग्य 
की बात है कि महाप्रभू ने मेरे घर आकर आज भिक्षा-ग्रहण करने की मेरी 
प्राथंना मंजूर कर ली है | मैं इस सौभाग्य को संभालने में इस समय नितानन्‍्त 
व्यस्त ही गया हो । ऐसी स्थिति में मेरी एक सहायता क्‍या तुम कर दे सकोगे ? 
सुना है कि शिखि माहिति के घर में बड़ा ही उत्तम चावल कहीं से आ गया है । 
उनकी बहन माधवी दासी को मेरा नाम बता दोगे, तो वह उसमें से थोड़ा चावल 
जरुर छिपा-बचाकर दे देंगी | महाप्रमु को मोटा-खोंदा चावल खिलाना मुझे 
अच्छा नहीं लगता । एक मुट्ठी वही चावल ले आते, तो ठीक था / 

आह, कसा सौभाग्य ! मगवान्‌ आचाये के घर स्वयं महाप्रभु आज भा 
रहे हैं। इस समाचार ने छोटे हरिदास को उत्साह और उल्लास से उन्मत्त कर 
दिया । वे उसी समय माधवी दासी से मांगकर सुगंधित महीन चावल की एक 
छोटी-सी पोटली ले आये । मगवान आचाय॑ की अभिलाषा पूरी हुई । महाप्रभु के 
आने के बाद उनके सामने स्वादु व्यंजनों के साथ, उस कुन्दोज्ज्वल चावल का 
सुगंधित मात जब उन्होंने अपने हाथों परोसना आरंभ किया, तोवे प्रसन्न 
कताथंता से बेसुध हो रहे थे । 

भोजन करते-करते महाप्रमु ने कहा--“पंडितजी, तुम्हारी रसोई की एक- 
एक वस्तु आज बड़ी ही अनूठी बनी है। मगर भात तो और भी अपूव॑ है। 
इसकी उज्ज्वल सुगंधि तो हर्रासगार के ताजे फूलों को मात कर रही है । 
इतना स्वादु, महीन और सुगंधित चावल तो इस अंचल में कहीं नहीं देखा था 
मैं ने । कहाँ से मंगायी यह नफीस चीज तुमने ?” 

प्रसश्षता और गवे॑ को नम्नता के सहारे छिपाने का प्रयत्न करते हुए 
मगवान्‌ आचाय॑ ने हाथ जोड़कर निवेदन किया--“महाप्रभु, मेरे घर में ऐसा 
चावल भला कहाँ से आता ? यह तो शिखि माहिति के घर में कहीं से सोगात 
में आ गया था। उनकी बहन माधवी दासी से मांगकर थोड़ा-सा चावल ले 
आया गया है। आज ही तो, अमी-अमी ।” 

“अच्छा, तो यह बात है ?”--प्रभु बोले: “बहुत ठीक ! कितता अच्छा 
चावल ले आये तुम, मेरे लिए, दूसरे से माँगकर ? मगर मांगने के लिए मांधवी 
दासी के पास तुम स्वयं गये थे, या दूसरा कोई गया था ?” 

“प्रमो, मैं तो आयोजन में व्यस्त था । मुझे खुद मांगकर चावल लाने की 
फुसंत कहाँ थी ? इस उपकार के लिए तो मुझे छोटे हरिदास भाई की द्द 
१३/१० 


झारत कै मद्दानोंसाधंक | [ €८ 


घन्यवाद देना पड़ेगा | वे ही शिखि माहिति के घर दौड़े-दौड़े गये भोर उनकी 
बहन माधवी दासी को मेरा नाम बताकर एक हे मुट॒टी बढ़िया चावल मांग लाये । 
महाप्रमु इसके वाद एक शब्द मी नहीं बोले । शिर झूकाये वे चुपचाप 
भोजन करने लगे। मोजन के बाद जब वे अपनी कुटी पर लौटे, तो उन्होंने 
अपने मत्य गोविन्द को बुलाया और अत्यन्त दृढ, गंमीर तथा उदास स्वर में 
उसे आदेश दिया: “गोविन्द, ध्यान रखना, अब छोटे हरिदास को मेरी कुटिया 
में प्रवेश मत करने देना । मै उसकी सूरत देखना नहीं चाहता | इस बात को 
भूल मत जाता । 
गोविन्द को काटो, तो खून नहीं । इसे ही कहते हैं अनभ्र वच्न्रपात ! 
अकस्मात महाप्रमु ने यह कैसा कठोर आदेश दे डाला है ! ऐसा तो पहले कभी 
किसी ने देखा सुना नहीं था। अन्तरंग भवतों को प्री मण्डली में मायूसी और 
हैरत छा गई । 
प्रभु का दरवाजा अब बंद हो गया है, उस भावुक कलकण्ठ तरुण भक्त 
के प्रति, जिसे महाप्रभु के समाज में छोटे हरिदास' के नाम से जाना-पहचाना 
जाता है। वह दुःसह व्यथा के मारे मर दिन इधर-उधर चकक्‍कर काटता फिर 
रहा है। तीन दिन बीत गये, मगर उसने अन्न-जल ग्रहण करना छोड़ रखा है। 
उसका सूखा चेहरा देखकर महाप्रमु के भक्तों का चेहरा मी उतर गया है। 
किन्तु महाप्रमु के चेहरे पर चिन्ता, उद्द ग किवा अनुताप का कोई चिह्न नहीं । 
छोटे हरिदास को प्रमु क्षमा कर देंगे, ऐसा भरोसा अब किसी को नहीं रह गया है। 
स्वरूप दामोदर ने एक दिन साहस करके महाप्रभु से पुछा: “'प्रभो ! 
छोटे हरिदास ने कौन-सा अपराध किया ? उसे दरवाजे पर आने देने ,से रोकने 
का निर्णय निश्चय ही बहुत कठोर दण्ड है। क्‍यों उसके अपराध की माजेंना 
संमव नहीं हैं ? 
महाप्रभु ने रोषपुवंक कहा--“उसकी करतूृत सुन ही लो। वह मांधवी 
दासी के पास सुगंधित चावल मांगने पहुंचा था। वैरागी का वेश धारण करके 


नारी से एकान्त संभाषण करनेवाला व्यक्ति मेरी दृष्टि में पाखंडी है। ऐसे 
पाखंडी का मुख देखना मैं गेवारा नहीं कर सकता | संसार के जीव तो दुबंल 
हैं ही उनका वराग्य बहुधा वास्तविक नहीं होकर किचितकालिक हुआ करता 
है-- अर्थात्‌ मरकट-वेराग्य ! और ऐसे लोग संन्यास के धर्म तथा बरागी जीवन 
कै निर्देशों ओर नियमों को न मानकर इधर-उधर घूमते-फिरते हैं |”? 


महाप्रभु को यह बात सुनकर उपस्थित भक्तों की मंडली में सन्नाटा 
छा गया । 


६६ ] [ भौकृष्ण चैतन्यदेव 


यों शिखि माहिति और उसकी बहन माधवी दासी प्रम॒ के अनन्य भक्तों 
में परिगणित हैं । इतना ही नहीं मकक्‍तों की तो यह भी घारणा है कि चैतन्य 
महाप्रभमु की मधुर साधना के ममंज्ञ, उनके प्रेम-रस को हृदय में. घारण करने- 
वाले उपयुक्त पात्र पुरे नीलाचल में केवल साढ़े तीन ही हैं। ये साढ़े तीन जन 
हैं-- स्वरूप दामोदर, राय रामानन्द और शिखि माहिति--इन तीन जनों को 
छोड़ दें तो एक आधा जन और है- वही माधवी दासी--शिखि माहिति की 
बहन । उम्र के हिसाब से माधवी दासी प्रौड़ा भी नहीं, वृद्धा ही कही जा 
सकती है। इतना ही नहीं नीलाचल के भगवद्मक्तों के समाज में उसके आदर, 
सम्मान और प्रतिष्ठा की कोई सीमा नहीं है। वैसी साध्वी शक्षादरणीयाँ बूढ़ी 
भक्त महिला से एक मुटठी चावल माँगने में छोटे हरिदास ने संन्यास-धर्मं गौर 
वेराग्य-बोध के प्रति कौन-सा अपराध कर दिया, जिस कारण महाप्रभू उसे 
दंड दे रहे हैं--यह बात किसी की समझ् में नहीं भा रही थी । 

फई दिन यू" ही बीत गये। एक दिन भक्तों ने महाप्रमु को बीच में 
बेठाकर चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने छतुनय करते हुए महाप्रभु से कहा--- 
“प्रमो | छोटे हरिदास का अपराध जितना बड़ा है उसकी तुलना में उसे आपने 
कहीं अधिक बड़ी सजा दे रखी है । हम सभो की प्राथनां है कि इस वार उसके 
अपराध को माफ कर दिया जाए ।” 

महाप्रभु को इस अनुनय ने अत्यधिक कऋद्ध कर दिया। उन्होंने कहा-- 
“तुमलोग जाओ और अपने-अपने काम करो। मुझे इस तरह तंग करना ठीक 
नहीं । यदि यह अनुरोध मुझसे किसीने दुबारा किया तो जान लो नीलाचल में 
मुझे फिर देख नहीं पाओगे । मैं इस स्थान का त्याग कर दूँगा !” 

अपने इस संकल्प पर महाप्रमु अन्त तक डटे ही रहे । छोटे हरिदांस कुछ 
दिन बाद त्रिवेणी जाकर आत्म-विसर्जन कर आये | इस घटना का पता जब 
भकक्‍त-वबंष्णवों के समाज को चला तो नीलाचल में तहलका मच गया । वेराग्य के 
साधन नियम के प्रति महाप्र मु की इस कठो रता की चर्चा त्रासपुवेक की जाने लगी। 

तरुण वैरागी छोटे हरिदास के प्रति प्रभु की यह वच्च कठोरता, राय 
रामानंद के प्रति महाप्रभु के व्यवहार से सर्वथा भिन्न थी। रामानंद राय 
शक्तिधर साधक थे-- प्रेम-मक्ति के रस के समंथ अधिकारी महापुरुष के 
रूप में वे नीलाचल में अभिज्ञात थे । वे नारियों से घिरे रहते थे, किन्तु ऐसा न 
करने का कोई निर्देश उन्हें महाप्रभू ने कभी दिया हो-ऐसा नहीं कहा जा सकता। 


प्रभु के एक और भक्त थे-- पद्युम्त मिश्र। एक वार उन्होंने महाप्रभु 
से प्राथंना की--' प्रभु ! आपके श्रीमुख से कृष्ण-कथा सुनने की बड़ी ही उत्कढ़ 


900 
झारत कै महान साधक ] | 


हि ” 
ला द्य और विनय के अआमिनय में स्वयं ही अत्यधिक दक्ष हैं 
उन्होंने कहा--“*देखो मिश्र, कृष्ण की कथा भला मैं क्या जानू ! किक सुनना कं 
चाहते हो तो चले जाओ राय रामानंद के पास । श्रीकृष्ण की लीला के पर 
मण्डार-पाल वे ही हैं| मैं मी थोड़ा-बहुत जो जानता हूं, सो राय रामानंद के 
मुख से ही सुनकर । 
प्रद्य म्न मिश्र उसी दिन राय रामानंद के घर जा पहु चे । काफी देर तक 
इन्तजार करने के बाद नौकरों ने उन्हें आकर बतलाया कि राय महाशय थ्राज 
नितानन्‍्त व्यस्त हैं। कृष्ण-लीला-विषयक एक रस-मधुर नाटक की उन्होंने रचना 
की है। क्षाज उसे ही मंच पर उत्तारन के लिए पुर्वाभ्यास चल रहा है। 
रामानंद राय के दरवाजे पर बेठ-बेठ नौकरों से पूछ-ताछ करके प्रद्य मत 
मिश्र ने अनेक महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त कर लिये। उन्हें कहा गया कि दो 
नितान्त रूपसी तरुणी रमणियाँ रामानंद के निकट नृत्य, गीत और अभिनय की 
शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन घंटों एकांत में उपस्थित रहा करती हैं । 
उनके द्वारा लीला-नाट्य का अभि नय अधिक-से-अधिक जोव॑ंत हो, इस आकांक्षा 
से प्रेरित होकर राय रामानंद के उत्साह की जैसे कोई सीमा नहीं है। वे अपने 
हाथों दोनों तरुणियों की रूप-सज्जा संभालते-संवारते हैं और उन्हें देवदासी के 
मनोहर वेश में प्रस्तुत करने के लिए सारे संभव प्रयत्न करते हैं। हाव, भाव 
और कटाक्ष-जेसी ललित चेष्टाओं के संबंध में उन दोनों रूपसियों को वे पहटर 
भर तक निर्देश-उपदेश देते रहते हैं। रामानंद के लिए नाटक मात्र नाटक नहीं 
है, वह है--भगवान्‌ श्रीकृष्ण की जीवंत लीला । रामानंद की दृष्टि में ये दोनों 
सुन्दरियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के लीला सुख की दिव्य-सहचरी हैं। उनके जीवन 
की साथंकता ही है--श्रीकृष्ण के सुख में वृद्धि करना । रामानन्द राय इन दोनों 
नायिकाओं के प्रति सखी-भाव रखते हैं। 


प्रच मन मिश्र ने पूरा वृत्तान्त सुन-गुन लिया । उनके मन में विस्मय और 


कौतुक भी हुआ तथा संदेह मी । उन्होंने मन-ही-मन सोचा-महाप्रभु ने आज 
कसे विचित्र वेष्णव के यहाँ मुझे भेज दिया है । 


धण्टों तक प्रतीक्षा करने के बाद प्रद्यन्न मिश्र को राय रामानंद से मिलने 


का सौभाग्य क्षण-मर के लिए प्राप्त हो गया । उस दिन कोई विशेष बात-चीत 
मी नहीं हो सकी और श्रीकृष्ण 


" “लीला का प्रसंग उठे, इसका अवकाश भी नहीं 
मला । इसालए जब अछता-पछता कर पद्य म्न मिश्र व से 

हे वदा हुए तो उन 
मन मिन्ना उठा था। हे गा 


१०१ ] [ श्री कृष्ण चैतन्यदेव 


५ महाप्रभु से बात हुई तो पद्म म्न मिश्र ने उस दिन का सारा व॒त्तान्त सुना 
दया | सुनकर महाप्रभु ने कहा-“तुम तो जानते ही हो मैं तो ठहरा संन्यासी । 
स्ल्रियों को देखना, छूना तो दूर की बात है, मैं तो उनके नाम लेते भी डरता 
हैं । दूसरी ओर देखो, रामानंद राय की अपुर्व वीरता ! यह शक्ति क्‍या 
साधारण बात है ? रूप लावण्यशालिनी तरुणियों का स्पर्श करने के बावजूद 
निविकार बने रहना सबके लिए संभव नहीं । वैसा तो राय रामानंद से ही संमव 
है। असल में यह साधकों के अलग-अलग अधिकार-क्षेत्र की बात है। जब तक 
मक्ति और प्रेम-साधना में पुण॑ सिद्धि लाभ प्राप्त नहीं होता, तब तक राय 
रामानंद की-सी सिद्धांवस्था में पहुचना किसी के लिए संमव नहीं ।” 

दूसरे दिन प्रद्यूम्त मिश्र राम राय के भवन में उपस्थित हुए। प्रभु की 
आशा थी कि राम राय को क्ृष्ण-कथा सुनानी होगी । इसलिए, उस दिन राय 
महाशय को आज्ञा-पालन करना ही पड़ा । कृष्ण की कथा कहते, उनके लीला-रस 
के निगूढ़ तथ्यों का विवेचन क रते-करते राय रामानन्द अकस्मात्‌ मानो उन्मत्त 
हो उठ । लगा कि चारों ओर आनन्द का समुद्र उफना रहा है। इस वार 
प्रथ मन मिश्र की आकांक्षा पुरी हुई और उन्हें यह रहस्य भी ज्ञात हो गया कि 
राय रामानंद सचमुच ही मगवान्‌ श्रीकृष्ण के विशिष्ट लीला-सहचर भक्त हैं। 
चतन्य महाप्रभु निस्संदेह संन्‍्यासी हैं। संन्यास-धर्मं के त्याग, तितिक्षा, 
साधन और भजन के प्रसंग में प्रत्येक नियम का सावधानतापूवंक पालन करना 
वे अपना कर्त्तव्य मानते हैं| श्रीकृष्ण-लीला के मधुर रस से श्लोत-प्रोत श॑इ गारी 
पदावली का गान करते-करते जब वे प्रेम-भावावेष् में मत्त या मूच्छित हो जाते 
हैं, तब भी उन नियमों के प्रति असावधान होना, उन्हें, क्षम्य नहीं जान पड़ता । 
उन्हें भय है कि यदि संन्‍्यास-धर्म के प्रति कोई प्रमाद या भूल की खोज उनके 
व्यक्तिगत जीवन में ढढली जायगी तो उनके मक्त-समाज के समुदाचार और 
मर्यादा-बोध में उच्छु खलता का प्रवेश संभव हो जाएगा। इसी मय के कारण 
वे नीति-नियम के पालन में निरंतर सावधान भऔर सजग रहना, अपने लिए भी 
आवध्यक मानते हैं । 
केले के स्तंभ की सूखी छाल पर महाप्रभू शयन भौर विश्राम करते हैं। 
शय्या के रूप में अन्य किसी उपकरण का उपयोग करना, उन्हें, कतई मंजूर नहीं 
है। प्रभु के इस हुठ को लेकर उनके अंतरंग भक्त जगदानन्द पंडित उदास और 
चितित रहा करते हैं| उन्होंने मन-ही-मन निश्चय किया, महाग्रमु इसे प्रकौर के 
कठिन नियमों के द्वारा शरीर को पीड़ित करें, यह अच्छा नहीं लगता। हे 
वार प्रभु से अनुरोध करना चाहिए कि वे श्या के रूप में वल्ल को उपयोग 


भारत के महान साधक ] [ १०२ 


करना स्वीकार कर लें । 
जगदानन्द पंडित ने बड़े यत्न के साथ तोशक, तकिया और चादर तंयार 


कराई ताकि महू।प्रमु को रुखड़ी सज्जा कष्ट न दे । महाप्रभु के गेरुये वस्त्र को 
जोड़-जार कर शय्या के ये नये उपकरण तैयार कराये गये थे ताकि महाप्रभु को 
उनके उपयोग में आपत्ति करने का कारण न मिले | 
महाप्र भ्‌ उस दिन शयन करने गये, तो शय्या देखकर क्रोध से गर्जंन करने 
लगे । उन्होंने कहा--“मैं चेष्टापृवंक अपने संन्‍्यास-धर्म का निर्वाह करता जा 
रहा हूं, मगर लगता है कि ये लोग मेरे ब्रत को तोड़ने के लिए आमादा हो गये 
हैं। जगदानन्द चाहते हैं कि मैं विषय-भोग में फेस जाऊ; विलास में डूब जाऊं; 
घमं-च्युत हो जाउ' ! क्या यह उनके लिए उचित है ?” 
यह कहकर महांप्रमु ने बिछौने के नये उपकरणों को कुटी के बाहर 
फेंकवा दिया और बोले --“अब नीलाचल में रहना असंमव हो गया। लगता है 
मुझे इस स्थान का त्याग करना ही पड़ेगा ।” 
भक्तों की मंडली महाप्रभु के गर्जेन-स्वर को सुनकर एकत्र हो गई । बड़े 
अनुनय-विनय ओर क्षमा-याचना के बाद महाप्रभु को शान्त किया जा सका। 
किन्तु महाप्रभ इस प्रकार के कठोर ब्रत के द्वारा अपने कोमल भवन-मोहन 
शरीर को कष्ट दे, यह भक्तों को सहय नहीं हो रहा था। अन्त में स्वरूप 
दामोदर की पहायता ली गई । उन्होंने बड़ी देर तक अनुरोध करने के बाद 
महाप्रभु को कदली वृक्ष की सूखी छाल पर गेखरूये वस्त्र डालकर शय्या तैयार 
करने की स्वीकृति महाप्रम्‌ से प्राप्त कर नी । उस दिन से महाप्रम, शब्या-वस्त्र 
के रूप में गेरूये रंग की पतली चादर विछाकर विश्राम करना शुरू कर दिया। 
अपने अंतरंग भक्त जगदाननद पंडित के प्रति महाप्रमू के मान-शक्षमिमान 
का प्रेम-कलह अक्पर कोई-न-कोई टंटा खड़ा देता है। एक दिन एक नया कांड 
फिर जगदाननद पंडित की भूल से ही घटित हो गया । कुछ ही दिन पहले वे 
गौड़ देश को गये थे । वहाँ से मिट्टी के एक पात्र में सुगंधित चंदन तेल महा प्रभु 
के निमित्त वे ले आये थे । पूरे दिन-मर नृत्य और कीत्तंत का आयोजन चलता 
रहता है, जिसमें महाप्रभू का थक जाना स्वाभाविक ही है। बीच-बीच में 
भावावेग के समय वे कभी बेहोश, कभी मुच्छित और कभी अवश हो जाया 
करते हैं। जगदानन्द की इतनी ही इच्छा है कि शिधिलता श्रौर परिश्रांति के 
ऐसे अंतराल क्षणों में महाप्रभु के मस्तक पर यदि सुगंधित चंदन तेल का शीतल 
लेप लगा दिया जाता, तो महाप्रभु को थोड़ा आराम अवश्य मिल जाता। 
अपनी इसी आकांक्षा को पुर्ण करने के लिए जब जगदानन्द पंडित गौड़ 


१०३ ] [ श्रीकृष्ण चैतन्यदेव 
देश गये थे, तो एक हाँड़ी चंदन तेल उठा लाये थे । 
प्रमु के सेवक गोविन्द के हाथों में चंदन तेल की वह हांड़ी अपित करते 
हुए जगदानन्द पंडित ने कहा--““भंया, इसकी जिम्मेदारी आज से तुम पर 
रही । देखो, महाप्रभु के मस्तक म्रें यह ठंडा तेल समय मिलने पर जरूर मल 
दिया करना कहीं भूल से एके दिन का भी व्यवघान न हो जाए।” 
महाप्रम जगदानन्द का यह गोपन-संभाषण पास ही कहीं से सुन रहे थे । 
वे वहीं से चिल्लाकर बोले--. तुम्हें पता नहीं है जगदानन्द, सनन्‍यासी के लिए 
तेल का व्यवहार स्वंथा निषिद्ध है। ओर तुम तो तेल ही नहीं, सुगंधित तेल 
कफी---चंदन के ठंडे तेल की-बात कर रहे हो । इससे श्रधिक निदनीय प्रस्ताव 
कोर क्‍या होगा ?” 
महाप्रमु की बात ने सभी को स्तब्ध कर दिया । मगर जगदानन्द मानने- 
वाले जीव न थे। प्रमु के सेवक को वे चुपचाप, कानों कान, बड़ी देर तक 
चंदन तेल के मर्देन की विविध पद्धतियों पर प्रचुर उपदेश देते रहे । 
लगभग दस दिन व्यतीत हो गये होंगे । मौका पाकर एक दिन गोविन्द 
ने ही बात उठायी । उसने प्रभु से हाथ जोड़कर प्राथंना की--“'प्रभू, जगदांनन्द 
पंडित बड़े यत्न से चंदन तेल ढ़ोकर ले आये हैं। गौड़ देश से नीलाचल तक की 
यात्रा में चंदन तेल की हांड़ी को सुरक्षित ले आने में उन्हें अपार कष्ट हुआ है। 
उनकी बड़ी इच्छा है कि महाप्रभु के माथे में कमी एक चुल्ल तेल पड़ जाता 
तो उनका परिश्रम साथंक हो जाता ।” 
चैतन्य महाप्र मु रुष्ट होकर बोले--«“सिर में एक चुल्लू तेल डालकर ही 
जगदानन्द निद्चिन्त कंसे होंगे । वे तो अब मेरे शरीर में तेल-मर्दन करने के 
लिए एक पहलवान को मी बुला लाने की पूरी व्यवस्था कर चुके हैं। उनको 
पूरा विश्वास है कि मर्दन-सुख प्राप्त करन के लिए ही मैं ने संन्यास का लबादा 
भोढ़ रखा है| मैं खब समझता हू कि जबतक तुम लोग मेरा स्वेनाश नहीं कर 
दोगे, तबतक चेन पाना, तुम्हारे लिए कठिन है। कहो तो, यह महमहाता सुगं- 
घित तेल मैं सिर में लगाकर जब नगर के राज-पथ से चलूगा, तो सड़क के 
लोग क्या कहेंगे ?” 
गोविन्द को इतना समझा देने के बाद महाप्रभु ने लगे हाथों जगदानन्द 
को भी वहीं पुकार लिया । बोले -- “क्यों जी पंडित जगदानन्द जी, सुना है कि 
आप गौड़ देश चंदन का तेल लाने ही के लिए गये थे । मुझे चंदन की सुगन्ध से 
सराबोर करने में आपको शक्षपार आनन्द प्राप्त होगा--यह सब तो में जान 
गया, मगर आप भी इतना तो जाव लीजिए कि मैं संत््यासी हू और संन्‍्यासी के 


०४ 
भारत फै महान साधक ] ' 


लिए तेल का व्यवहार वजित है | यदि तुम चंदन #ा तेल ले ही आये ओर 
उसका सदुपयोग किये बिना तुम्हारा मन यों ही कुलबुलाता रहेगा, | ऐसा 
करो--यह तेल की पूरी हांडी जगन्नाथदेव के मंदिर में रख आओ । वहाँ चदन 
के तेल का दीप जलाने में उपयोग किया जा सकता है । ऐसा हुआ तो तुम्हारा 
श्रम भी सार्थक होगा और तुम्हारे भ्रम का भी निवारण ही जायगा। हैं 
हठी जगदानन्द ने महाप्रभ्‌ के परामर्श को चुपचाप सुन तो लिया, कितु 
मन-ही-मन वे कुड़बुड़ानें लगे। उस समय उनका तन-मन क्रोध और क्षोम के 
आवेग से काँप रहा था। उन्होंने रूठे स्वर में कहा--“पता नहीं कौन आपको 
जोड़-तोड़कर मेरे संवंध में गढ़ी कहानियाँ सुना दिया करता है ! गौड़ देश की 
मेरी यात्रा का उद्देश्य था--आपके लिए एक हाँड़ी चंदन तेल ले आना--ऐसी 
बात किसने रच ली--यह तो आपको ही पता होगा | यह तेल किसी के मांथा 
में लगे या न लगे, यह तो अलग बात है, मगर मेरा नाम जोड़कर लोगों ने इस 
चंदन तेल को आपके लिए अग्राह्म वना दिया है। जिस चीज को मैं छू दूगा, 
भला उसे आप कंसे स्वीकार करेंगे ?”! 
किन्तु सरल-हृदय जगदानन्द ज्यादा देर तक अपने को संयत रख सकें, 
यह संभव नहीं है, सो वे महाप्रभु को उपयुक्त बातें कहते-कहते ही, हिंचक-हिचक 
कर रोने लगे । वे श्र की कुटी में पंठ गये और वहाँ रखी गई उस हाड़ी को उठाकर 
ले आये, जिसमें चंदन का सुगंधित तेल लबालब भरा था। इसके बाद भक्तों 
की एकत्न मीड़ के सामने ही पूरी हाँड़ी को टुकड़े-टुकड़े कर तोड़ दिया गया। 
और अपने घर में जाकर जगदानंद पंडित ने किवाड़ बन्द कर लिया। उनका 
निश्चय था कि अब उनके घर से उनका मृत शरीर ही निकलेगा और तभी 
किवाड़ को भी खोलने की आवश्यकता होगी । 


जगदानन्द की जिद से महाप्रभु के भक्तगण परिचित हैं। तीन दिनों तक 
जगदानन्द किवाड़ बंद किये अपनी कोठरी के फश पर पड़े रहे। अन्न, जल 
ग्रहण करना उन्होंने छोड़ दिया। अब किस उपाय से उन्हें कोठरी के बाहर 


निकाल कर शान्‍त किया जाय | इस पर विचार-विमर्श होता रहा | किन्तु 
बिल्ली के गले में घंटी बाँधनेवाला कोई नहीं मिला । 


मकत के इस प्रेमामिमान के अमोघ सत्याग्रह ने अन्तत: महाप्रभ को ही 


शक स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। वे स्वयं ही उस दिन जगदानन्द 
द हरी के भीतर प्रवेश करने के लिए उपस्थित हुए ओर दस्तक पर दस्तक 

ल्‌ बगरव । किवाड़ पीट-पीटकर महाप्रभु कहते रहे--“ऐ पंडित, पंडित महाशय ! 
द पंडित जी, जरा जल्द ही बाहर नि 


कलिये | आज आप ही के दरवाजे 


१०५ ] [ श्रीकृष्ण चैतन्यदेव 


पर भिक्षा-ग्रहण करने आया हूं ! आप तो आनन-फानन अच्छी-से-अच्छी रसोई 
तेयार कर ही सकते है। मुझे बड़ी भूख लगी है। श्रीमंदिर से यों ही बैरंग 
लौट आया । सोचा किसी और को मेरी गरज न हो, पर शक्रापको मेरा भूखा 
रहना थोड़े ही गवारा होगा ?” 

जगदानन्द ने लेटे-लेटे सुना-महाप्रभु दरवाजे पर खड़े दस्तक दे रहे हैं । 
उन्होंने अमी तक मोजन नहीं किया है। यह तो बड़ा अनथ हुआ | अब जिस 
उपाय से भी संभव हो, उनके लिए रसोई तो तैयार करनी ही पड़ेगी । चंदन 
तेल की याद उन्हें नहीं रही । यह भी याद नहीं रहा कि वे रूठे हुए हैं और 
आजीवन किवाड़ बंद रखने की भीष्म-अतिज्ञा कर चुके हैं। सब कुछ भूलकर 
उन्होंने चटपट आग जलाई और महात्रमु के लिए रसोई तयार को | कहना न 
होगा कि प्रभु उस भोजन को देर तक सराह-सराह कर जगदानन्द को प्रसन्न 
करते रहे । 

इस प्रकार महाप्रभ को भक्त का मान रखने के लिए उस दिन सरेआम 
अपनी हार कबूल करनी पड़ी । जगदानंद पंडित को इस घटना के बाद चंदन 
तेल की हाँड़ी फिर कभी याद नहीं आई । 


श्रीपाद माधवेन्द्र पुरी के अन्यतम शिष्य रामचद्र पुरी इन दिनों नीलाचल 
में ही थे। मले-बुरे और शोभन-अशोभन का विचार अभ्यास उनमें नहीं के 
बराबर था। और बातचीत में भी बड़े ही फूहड़ थे। दूसरों के दोष दूढ़-दू ढ़ 
कर प्रसन्‍न होते रहना उनका मुख्य व्यसन था। यही कारण है कि मरने के 
पहले श्रीमाधवेन्द्र पुरी--जैसे कृपालु और क्षमाशील गुरु को भी ऐसे छिद्रान्वेषी 
शिष्य को अपने पास से दूर हटा देना पड़ा । मगर संयोग की बात देखिये कि 
इस समय वे ही छिद्रान्वेषी शिरोमणि रामचन्द्र पुरी अकस्मात्‌ नीलाचल में 
आकर अपनी पुरानी वृत्ति की लीला में पुन: संलग्न हो गये हैं । 

महाप्रभ्‌ और उनके भक्तगण रामचन्द्र पुरी का संप्रदाय-संबंध के कारण 
अत्यधिक आदर करते हैं। उनके प्रति श्रद्धा-मक्ति के निवेदन में भी कोई त्रूटि 
नहीं की जाती । लेकिन अपने स्वभाव से लाचार हैं--रामचन्द्र पुरी जी । संपक 
में आये लोगों की निंदा किये विना उनकी जीम की खुजलाहट नहीं जाती । 
महाप्रम के मक्तों के बीच मी उनका यह पुरातन व्यापार स्वच्छंद चलता रहा । 
यहाँ तक कि महाप्रभु चेतन्य को भी अपनी पिशुन-गोष्ठी का लक्ष्य बना लेना 
उन्हें नितान्त आवश्यक हो गया । 
१४/१० 


. श | ० दर 
झारत के महान साधक है 


महाप्रम प्राय: प्रत्येक दिन किसी-न-किसी भक्त के घर पा का 
के निमित्त चले जाते हैं। महाप्रभु के उपस्थित होने पर कोई दि कि श् 
की सेवा में कुछ उठा नहीं रखता । यथाशरक्ति व्यवस्था किये | वना किर्स न 
को संतोष नहीं होता । रामचंद्र पुरी को महाप्रमु के इस देनंदिन मिक्षाटन हे 
ह्वी अपने लिए निंदा का उबर क्षेत्र दू ढ़ लेना आवश्यक हो गया | उन्होंने लोग 
से कहा-- भाई, जो संन्‍्यासी हो जाता है उसके लिए भोजन करना और न 
करना-दोनों बरावर है । ऐसी स्थिति में नित्य समारोह का यह आयोजन क्पों 
चलाया जा रहा है ? इस प्रकार भक्तों के घर पर जा-जाकर उन्हें रसोई तयार 
कराने में व्यस्त कर देना, क्या कोई अच्छी बात है !” 


महाप्रभु ने गोविन्द को पुकारा और बोले--“देखो गोविन्द ! अब जिस 
किसी भक्त के घर में भिक्षा ग्रहण करने जाऊ, उसे पहले ही बता देना कि 
अन्न-व्यंजन का एक चतुर्थाश ही मुझे भिक्षान्न के रूप में वे प्रदान करें । उससे 
भी कम हो तो और अच्छा । लेकिन किसी भी हालत में उससे ज्यादा नहीं ।” 
महाप्रमु के मक्तों को जब महाग्रमु का यह निर्देश गोविन्द के मुख से प्राप्त 
हुआ, तो वे अत्यधिक उत्तेजित हो उठ । रामचन्द्र पुरी के छिद्रान्वेषी स्वभाव 
की कहानी उनलोगों को पहले से ही ज्ञात थी। उनलोगों ने आकर महाप्रभ्‌ से 
प्राथंता कौ-'प्रमो ! सबलोग जानते हैं कि ये रामचंद्र पुरी जी बड़े ही छिद्रा- 
न्वेषी, तिदा-रसिक और अविचारी हैं। इनकी बातों को मद्दत्व देकर आपने 
झौजन के परिमाण में कमी कर देने की अनावश्यक प्रतिज्ञा क्यों कर को है ?” 
महाप्रभु ने भक्तों को उत्तर दिया--“आप लोग पुरी महाराज को व्यथ॑ 
ही दोष दे रहे हैं। उनपर इस तरह अकारण रुष्ट हो जाना किसी भी प्रकार 
से उचित नहीं कहा जा सकता । उन्होंने कोई गलत वात तो नहीं कही है । जो 
कहते हैं, ठीक ही कहते हैं। संन्यासी को चटोर और पेदू बनाने का अभ्यास 
छोड़ देना चाहिए | संन्‍्यास-धमं का जो लोग ग्रहण करते हैं, उन्हें भाहार के 
परिमाण में धीरे-धीरे कमी कर ही देनी चाहिए। 


प्रभ के इस निर्णय ने भक्तों के हुदय को विदीणं कर दिया । चारों ओर 
रामचन्द्र पुरी के विरद्ध कलह-कोलाहल जारी हो गया । इसका परिणाम हुआ 
कि प्रभु अपने नियमित आहार की प्रतिज्ञा को पूरा करने का संकल्प यदि छोड़ 
नहीं देते, तो रामचंद्र पुरी घोर संकट में पड़ गये होते । 


इसके कुछ दिन वाद लोगों ने सुना कि एक दिन चुपके-चुपके रामचंद्रपुरी 
नीलाचल छोड़कर अन्यत्र चले गये हैं। फिर उन्हें उस अंचल में किसी ने नहीं 
देजा । मगर उनका इस तरह अकस्मातू अन्तर्धान हो जाना, महाप्रभु के भक्तों के 


१०७ ] [ श्रीकृष्ण चैतन्यदेव 


लिए प्रसन्नता का ही विषय था। पुरी महाशय का जाना महाप्रभ के भक्तों को 
अच्छा ही लगा । 

संन्यात-घर्ं के पालन, रक्षण और नियमानुवर्तिता एवं संयम के प्रति 
महाप्रभू के भक्तों में भी प्रचुर उत्साह था। महाप्रभ स्वयं भी संन्यास-धम्म के 
नियमों का तत्परतापुवंक पालन करना आवश्यक बताते थे । वष्णव-भक्‍तों में 
नियम-पालन की परंपरा उनके कारण प्रतिहत न हो, ऐसा महाप्रमु का निर्धा- 
रित उहृश्य था। 

उस बार उत्कल-दक्षेत्र का एक अत्यधिक रूपवान सुशील ओर प्रियदशेत 
बालक प्रभु के पास प्रतिदिन अकस्मात्‌ ही उपस्थित होने लग गया । . उसके 
हृदय में प्रभु के के प्रति अगाध निप्ठा और श्रद्धा-भक्ति थी। प्रभु को वह 
अपने प्राणों से भी अधिक बढ़कर मानता था। महाप्रझ, पर दृष्टि पड़ते ही वह 
उनकी चरण-वन्दना कर लता । और उनके चरणों में घंटों बैठकर उनकी बार्तें 
चुपचाप सुनता रहता। उस बालक के प्रति महाप्रभ, के प्रेम की मी कोई 
सीमानथी । 

दामोदर पंडित चैतन्य महाप्रमु का उस समय बड़े ही मुहलगे पाषंद बन 
गये थे। आचार-निष्ठा और वैराग्यवान वेष्णव के रूप में दामोदर की 
प्रसिद्धि नीलाचल क्षेत्र में सवंत्र व्याप्त थी । मगर यह भी सच है कि उस 
उत्कलवासी बालक का महाप्रभु के पास अधिक देर तक उपस्थित रहना, 
दामोदर पंडित को बहुत अधिक पसंद न था। वे मन-ही-मत उस बालक से 
ईर्ष्या करने लगेथे। उसे देघते ही वे जल-भून जाते। कमी-कभी मौका 
मिलने पर बालक को कहते, “इस तरह वार-वार यहाँ क्‍यों आ जाया करते 
हो ?” मगर बालक पर दामोदर पंडित के अनुशासन का कोई परिणाम लक्षित 
नहीं होता । श्रभुु के प्रति उप्तको असीम प्रीति उसे उनके पास वारंवार अनायास' 
ही खींच ले आती है। वह दामोदर पंडित के आदेश-निर्देश पर कान ही नहीं 
देता । मगर बालक की ढिठाई की कथा दामोदर, महाप्रभु को कहें तो कब 
कहें और कंसे कहें ? 

दूसरे दिन वह उत्कलवासी प्रियदर्शन बालक यथा समय महाप्रम_ के पास 
पुनः उपस्थित हुआ तो महाप्रभ उल्लास से आपा खो बंठे । उसे पास में बुलाया 
और प्रेमपुवंक कुशल-क्षेम के अनेक प्रश्न पूछते रहे । बड़ी देर तक प्रमु के पास 
बंठकर वह बालक अकस्मात्‌ वापस चला गया । 

किन्तु इस दिन दामोदर के धीरज ने जवाब दे दिया। छोटे-से लड़के की 


शोखी तो देखिये कि महाप्रभु के प्ताथ बात करने में सयाने को भी मात कर 


१०८5 
भारत के महान साधक ] ॥ 


रहा है ! जब वह बालक चला गया तो दामोदर पंडित महाप्रभ््‌ को या 
संबंध में कुछ निवेदन करने के लिए सरोष उपस्थित के हुए । किन्तु “प्र ! 
कहने के अतिरिक्त कोई अन्य शब्द उनके कंठ से नहीं निकला । ० होक से 
चैतन्य महाप्रभु ने कहा--“दामोदर क्‍या कहना चाहते हो ? ठोक 
बोलो तो | यदि कुछ बताओगे ही नहीं, तो मैं कंसे समझ गा कि तुम्हारा 
अभीष्ट क्‍या है और क्यों इस तरह हैरान हो रहे हो !”' 


दामोदर ने कहा--“'“मैं मला क्या कह, महाप्रमो ! यह तो रुब जानते 
हैं कि आप स्वेच्छामय परमेश्वर हैं। जैसा जी चाहेगा, वसा ही आचार-आचरण 
आप करेंगे। किन्तु स्वयं विचार करके आपको यह समझ लेना चाहिए कि इस 
छोटे बालक के साथ आपकी ऐसी गहन घनिष्ठता उचित और लोक सम्मत 
है अथवा नहीं । समी लोग जानते हैं कि इसकी माता ब्राह्मण वृष को एक 
विधवा नारी है । केवल विधवा नारी ही नहीं, वह तरुणी, रूपसी और परम 
लावण्यमयी सुन्दरी है। संभव है कि वेचारी धर्मंपरायणा, सती और सुचरिता 
मी हो । फिर भी युवती और रूपसी तो वह है ही । फिर आप भी तो परप्र 
सुन्दर तरुण पुरुष हैं। इन तमाम बातों का संबंध जोड़कर नीलाचल के लोग 
भापस में काना-फपी करें, तो आश्चयं क्या । आप स्वयं विचार कर देखें कि 
दृश्चक्त आपने अपनी असावधानता के चलते उपस्थित कर दिया है अथवा नहीं ? 


चतन्य महाप्रभु के मुख से संतोष की उज्ज्वल हंसी खिलखिला उठी । 
दामोदर तो उन्हें प्राण से मी अधिक प्रिय हैं और दामोदर की राय का असम्मान 
करना, निश्चय ही संभव नहीं है। वह दिन-रात उन्हें चारों ओर से घेरकर 
सुरक्षित रखना चाहता है। दामोदर को अभीष्ट है कि महाप्रमु के चारों ओर 
उसने जो स्नेह का घेरा बना रखा है, उसमें कहीं छोटा-सा भी छिद्र न रहे 
ताकि उस छिद्र से होकर कोई अशुभ या असुख प्रभू पर आक्रमण करने का 
मोका दूढ़ ले। अपने इसी प्रेम के कारण दामोदर ने महाप्रमु को सावधान करने 
की हिम्मत दिखाई है। इसमें कोई अन्याय अथवा अयुक्ति की बात तो नहीं है ! 

निष्ठावान्‌ कठोर तपस्वी दामोदर पंडित को चैत न्‍्य महाप्रमु ने नया 
कर्त्तव्य-भार वहन करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा-- “नवद्वीप में मेरी माँ 
शची देवी और पत्नी विष्णप्रिया निवास कर रही हैं। नवद्वीप ही में निवास 
कर रहे हैं हमारे असंस्य भक्तगण । उनलोगों की देखभाल करने के लिए तुम्हारे 
ही जंसा सावधान पुरुष चाहिए। अब तुम वहीं चले जाओ और अपनी साव- 


धानता और सतकंता का संदुपयोग करते हुए शेष जीवन को नवद्वीप में ही 
व्यतीत करने का निवचय कर लो | 


१०६ ] [ श्रीकृष्ण चंतन्यदेव 


चैतन्य चरितामृत” के रचियता ने दामोदर के प्रति महाप्र भु के' उक्त कथन 
को निम्नलिखित पंक्तियों में अंकित कर रखा है-- 
तोमा सम निरपेक्ष नाहि मोर गणे 
निरपेक्ष ना हे धर्म न जाय रक्षणे 
आमा हेत जे ना हय, तोमा हेते हय 
आमा के करिले दंड आन केवा हय 
मातार गृहे रह चाहो मातार चरणे 
तव आगे नाहि कार स्वच्छंदाच रण 
अर्थात्‌ मेरे भक्तों में तुम्हारी तरह निरपेक्ष तो कोई अन्य व्यक्ति है 
नहीं । यह भी ठीक है कि विना निरपेक्ष हुए धर्म का रक्षण संभव नहीं होता । 
मुझसे जो न हुआ, तुमसे वह भी हो सकता है। तुम्हारे सिवा कोई ऐसा है मी 
नहीं, जो मुझे उचित-अनुचित का समय-समय पर निर्देश दे दिया करे । फिर 
मी अब आवश्यक है कि तुम मेरी माँ के ही पास चले जाओ | उन्हीं के घर में 
रहो और उन्हीं के चरणों में ध्यान लगाये रखो। तुम यदि ऐसा करने लगोगे 
तो संमव है कि किसी दूसरे व्यक्ति से कोई स्वच्छंद आचरण संभव ही नहीं 
हो पायेगा ।”' 
महाप्र मु के मधुर सान्निष्य को छोड़कर दामोदर पंडित दूसरे ही दिन 
नवद्वीप के लिए रवाना होना पड़ा । बीच-बीच में मौका मिलने पर प्रभु के 
चरणों के दर्शन के निमित्त वे कभी-कभी नीलाचल भी आ जाते हैं। लेफिन 
एक प्रकार से वे महाप्रभु के द्वारा उस घर के अभिभावक बना दिये गये हैं, 
जिस घर में महाप्रभु का जन्म हुआ था और जहाँ उनकी पुजनीया माता शची 
देवी और तरुणी मार्या विष्णुप्रिया निवास करती हैं। नवद्वीप में रहकर 
दामोदर पंडित का पिंड अनेक दुश्चिंताओं से छूट गया। प्रभु को सुरक्षित 
रखने के लिए, पता नहीं, उन्हें कितने लोगो से ईर्ष्या-द्व ष, समय-समय पर, हो 
जाया करता था। उस अनावद्यक व्यस्तता से भी वे सदा के लिए मुक्त हो गये। 
महाप्रमु के एकनिष्ठ भक्त वाणीनाथ एक वार घोर विपत्ति में पड़ गये । 
वाणीनाथ के अन्य दो माई थे--रामानंद और गोपीनाथ। गोपीनाथ राजा 
प्रताप रुद्र के उच्च पदाधिकारी ये । उन्हें पट्टनायक पद पर राजा ने नियुक्त 
कर रखा था | कितु गोपीनाथ जितने ही विषयी पुरुष थे, उतने हीं अधिक 
घमंडी और लापरवाह ! राज्य-कोष के राजस्व का दो लाख से अधिक जमा- 
पूजी उन्होंने हड़प रखी थी। वार-वार फे राजकीय तकाजे के शत उक्त 
रकम गोपीनाथ वापस नहीं कर सके । इतना ही नहीं, उल्दे उन्होंने प्रताप 


भारत के महान साधक ] [११० 


के एक राजकुमार को मी जान-बूझकर अपमानित कर देने की गलती कर डाली | 
संयुक्त-परिवार के कारण गोपीनाथ के कुकृत्यों का परिणाम उनके दो भाइयों-- 
रामानंद और वाणीनाथ को भोगने के लिए वाध्य किया जानेवाला था | 


ऋद्ध राजकुमार ने राजकीय आदेश जारी कर दिया कि गोपीनाथ को चांग 
चढ़ाकर मार डाला जाय । चांग चढ़ाने की पद्धति बड़ी ऋर और विचित्र थी । 
मुजरिम के हाथ-पाँव बाँध दिये जाते थे और उसे एक ऊ ची जगह पर व के 
सहारे लटका दिया जाता था । नीचे रखी रहती थी-एक बड़ी-सी तेज विकराल 
तलवार । उस तलवार के ऊपर ही, ऊपर लटकाये गये मुजरिम को धक्का देकर 
गिरादिया जाता था । गोपीनाथ के वध की ऐसी ही त॑यारी राजकुमार को आज्ञा 
से की जाने लगी । प्रकट रूप में इतना ही कहा गया कि चूकि राजकोष की दो 
लाख रकम का मामला है, जिसे गोपीनाथ वापस अदा नहीं कर सका, अतः इस 
प्रकार का प्राणदंड ही न्‍्यायोचित सजा है। गोपीनाथ के साथ-साथ उनके दो 
निरपराध भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हीं में से एक थे-- 
श्रीवाणीनाथ मी, जो महाप्रभु के प्रिय सेवक और एकनिष्ठ भक्त माने जाते थे। 


पूरे नगर में यह समाचार बिजली की तरह फैल गया । महाप्रभ के भक्तों 
ने हाथ जोड़कर महाप्रभु से प्राथंना कौ--'प्रभो, वाणीनाथ का संपूर्ण परिवार 
आपका अनुगत ओर आश्रित है। ऐसी स्थिति में यदि राजाज्ञा के अनुसार उस 
परिवार के निरपराध लोगों को चांग चढ़ाकर मार डाला जाता है, तो यह 
हमलोगों के लिए शोक और लज्या की बात है। समाचार तो यही है कि गोपी- 
नाथ को चांग चढ़ाकर प्राणदंड देने की पुरी योजना तैयार हो चूकी है ।”” 
महाप्रमु ने जब यह समाचार सुना, तो वे स्वमावत: चिंतित ओऔर कद्ध 
हुए । कितु उन्होंने इतना ही कहा---/इसका उपाय भला मैं क्या कर सकता 
हूं ? सच्ची बात तो यही है कि राज-कोष की रकम हड़प कर जो कोई कमं- 
चारी उद्दे वापस लौटा नहीं प्तकता, उसकी प्राण-रक्षा का कोई उपाय नहीं रह 
जाता। इसमें राजा को दोष भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसने तो रकम 
की वसूली के लिए ही यह फंसला किया है। मैं राजा से कुछ कहूँ तो यह भी 
उचित नहीं होगा । मैं तो विपय-विरकक्‍त संन्‍्यासी ह'--एक निरा भिखारी। 
मेरे हाथ में है भी क्या ? मगर यदि तुमलोग गोपीनाथ की प्राण-रक्षा करना 
चाहते हो, तो सब मिलकर श्रीजगन्नाथ देव के चरणों में प्राथंत' करो । वे ही 
कुछ कर सकते हैं। मैं कुछ करू, यह संभव भी नहीं है ।” 
भक्तों की मंडली निराश और विहल होकर लौट गई। उधर राजा के 
अमात्य हरिचंदत महाशय ने राजा से मिलकर निवेदन किया--“महाराज । 


१९१ | [ श्रीकृष्ण चंतन्यदेव 


गोपीनाथ ने अपराध तो किया है, कितु चाहे वह जितना भी अपराध करे, 
आपका पुराना सेवक है--यह सभी लोग जानते हैं। मान लीजिए कि उसे चांग 
चढाकर मार ही डाला गया, तो उस उपाय से दो लाख की डूबी हुई रकम 
बरामद तो नहीं की जा सकेगी । इस निरथंक वध से लाम कुछ मी नहीं होगा 
मगर अपयश लग सकता है। यदि जीवित रहेगा तो संभव है कि गोपीनाथ 
किसी तरह से प्रबन्ध करके रकम वापस अदा कर दे । लेकिन मार डाले जाने 
पर तो यह भी संभव नहीं होगा । इसलिए मेरी तो राय यही है कि उसे चेता- 
वनी देकर अभी प्राणदंड से बरी कर दिया जाय और रकम अदा करने की एक 
अवधि निर्धारित कर दी जाए। यदि उस अवधि में गोपीनाथ रकम अदा नहीं 
कर देता तो जो सजा तजबीज की गई है, वह सजा यदि दें-दी जायगी भी 
तो लोग राजा को अपयश नहीं दंगे ।” 

इसे महा प्रभु की अहेतुकी कृपा कहिये अथवा जगन्नाथ देव का देवी हस्त- 
क्षेप, राजा को अमात्य महाशब की उपयु क्त सलाह जँंच गई । उसने अभियुक्तों 
को प्राणदंड से बरी कर दने की आज्ञा तत्क्षण जारी कर दी और ऐसी व्यवस्था 
भी कर दी गई कि निश्चित अवधि के भीतर हड़पी गई रकम राज-कोष में धीरे- 
घीरे जमा कर दी जा सके । 

दूथरे राजगुरु काशी मिश्र महाप्रभु चंतनन्‍्य के चरणों में नमस्कार निवेदित 
करने, अन्य दिनों की ही भाँति, यथासमय भा पहुँचे । उन्हें देखते ही महाप्रभ 
ने कहा--“देख रहे हो मिश्र, यहाँ के लोग मुझे किस तरह रह-रहकर तंग करते 
रहते हैं? लगता है कि ये लोग मुझे यहाँ रहने न देंगे । अब मैं पुरी के इस 
श्री-क्षेत्र को छोड़रर आलालनाथ चला जाऊंगा । वहीं से जगन्नाथ देव के मंदिर 
की चूड़ा देखकर संतोष कर लूगा और वहीं एकांत में शान्तिपृवंक भजन-कीत्तिन 
करता रहेगा । देखो न, लोग राजा के धन का, राजस्व का व्यक्तिगत तौर पर 
अपव्यय कर लेते हैं और जमा मारने की चालाकी में हमसे सहायता चाहते हैं । 
क्या इस तरह के वैषयिक प्रपंचों को मैं स्वस्ति देता रह,-यह तो असह्य है ।” 


राजगुरु काशी मिश्र महाप्रभु को चिंतित और उदास देखकर व्यांकुल हो 
गये । उन्होंने भाँचक होकर पूछा--''ऐसा क्या हो गया है, महाप्रभु / वह कौन 
मूर्ख है जो सांसारिक कार्यों में आपको धसीटना चाहता है और सांसारिक 
आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वैषपयिक प्रपंचों की योजना लेकर आपको कष्ट 
देना चाहता है। ऐसे लोगों को तो आँख रहते अभंधा ही मानना होगा । आपके 
सान्निध्य का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए तो बड़े-बड़े महापुरुषों ने अपने सर्वस्व 
का त्याग बात-की-बात में कर दिया हैँ। रामानंद राय, राज महेन्द्री के 


भारत के महान साधक ] [ ११२ 
दासन-कर्त्ता थे, कितु आपके सान्निष्य के लोभ से उन्होंने वह राज-पद क्षण-मात्र 
में त्याग दिया । इसी तरह रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बादशाह के 
ऊँचे ओहदेदार थे । कितु आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए दोनों ही पथ के 
भिखौरी बन बैठे । इसी प्रकार राजकुलोत्पन्न रघुनाथ दास आपके सान्निध्य का 
सौमाग्य प्राप्त करने के लिए राज-पाट छोड़कर दर-दर के भिखारी बन गये हैं । 
इन तमाम बातों पर जिसकी निगाह नहीं पड़ी, उसे आँख रहते अंधा मानना 
ही पड़ेगा । मैं आपको आश्वासन देता हू महाप्रभो ! कोई भी व्यक्ति अब सांसा- 
रिक वासना-कामना लेकर भूल से मी उपस्थित नहीं होगा । हाँ, वाणीनाथ पर 
बड़ी विपत्ति पड़ गई थी, उस विपत्ति के आवेग में कत्तव्याकत्तव्य का विवेक 
उन्होंने खो दिया था | संमवत: उसी को लेकर कुछ लोग आपके पास आ गये 

होंगे । लेकिन वह मामला भी तो अब सदा के लिए खत्म ही हो गया ।” 
महाप्रभमु ने कहा--“नहीं मिश्र महाशय, जैसा आप समझते हैं, बसा नहीं 
है। वह मामला अभी खत्म कहाँ हुआ है ? मैने तो यही सुना है कि वांणीनाथ 
फो राजस्व की वह बाकी रकम किस्तों में चुकानी पड़ेगी और आप जानते ही हैं 
कि वाणीनाथ कसा अपव्ययी, गरजिम्मेदार और फाॉकीबाज आदमी है। वह 
कभी भी किस्तों में पूरी रकम चुका देगा--इसकी आश्या नहीं की जा सकती 
है। ऐसी हालत में वादाखिलाफी की सजा से बचने के लिए वह फिर मेरे ही 
पास दोड़ा आयेगा और मेरे मक्तगण उसको ओर से मुझे फिर सांसारिक प्रपंच 
में उतारना चाहेंगे । इस दुश्चक्र से बचने का एक ही रास्ता है कि मैं इस श्री- 
क्षेत्र का त्याग करके अन्यत्र चला जाऊँ। कितु सच तो यही है कि जगनन्‍नांथदेव 
को देखे बिना में रह नह सकता । ऐसी स्थिति में आलालनाथ जाकर रहना ही 
एकमात्र अवशिष्ट उपाय है। वहाँ से जगन्नाथदेव के विग्रह के दर्शन तो न होंगे, 
किल्तु उनके मंदिर के शिखर भाग को तो दूर से देखकर प्रतिदिन नमस्कार कर 
लेना संभव होगा ही । 
महाप्रभु की बातों से राजगुरु काशी मिश्र बड़े ही उदास हुए। उन्होंने 
अनेक अनुनय-वितय के वाक्यों के द्वारा महागप्रभु को श्री-क्षेत्र के त्याग के संकल्प 
से रोकना चाटा भौर चलते-चलते निवेदत किया--“महाप्रभो, मैं चेष्टा करू गा 
कि वाणीनाथ का मामला तत्काल समाप्त हो जाय और उस प्रसंग में आपको 
कुछ कहने या करने की आवश्यकता न हो । मेरा यह भी विश्वास है कि अब 
कोई भी व्यक्ति सांसारिक वासना-कामना की समस्या लेकर आपके पास उप- 


स्थित नहीं होने पावेगा ।” 
राजा प्रताप रुद्र प्रतिदिन मध्याह्ञ काल में स्वयं उपस्थित द्वोकर राजगुरु 


११३ | [ श्रीकृष्ण चैतन्यदेव 
काशी मिश्र की चरण-वंदना कर जाया करते थे। यह उनकी दिन-चर्या का 
अनिवाय॑ अंश बन गया था । उस दिन भी वे उसी नियम का पालन करने राज- 
गुरु के आवास पर उपस्थित हुए । राजा को आशीर्वाद देकर, कुशल-क्षेम पूछने 
के पश्चात्‌ राजगुरु काशी मिश्र ने अवसर पाकर धीर कंठ से निवेदन किया--.. 
महाराज, आज ही मुझे पता चला है कि महाप्रभु चैतन्यदेव श्री-क्षेत्र का त्याग 
कर आलालनाथ जानेवाले हैं। गोपीनाथ को जो सजा दी गई थी उसकी माफी का 
सवाल उठाकर कुछ लोगों ने महाप्र मु से बीच-बचाव करने की प्रार्थना की थी । 
ऐसा करनेवालों ने स्वंस्व त्यागी संन्यासी महाप्रभु को वेषयिक प्रपंच में घसीटने 
का गुरुतर अपराध किया था। इस घटना से महाप्रभु अत्यंत खिन्‍न और रुष्ट 
हो गये हैं। उन्हें यह भी संदेह है कि फिर वे लोग राजस्व के बकाये की माफी 
का सवाल लेकर भी वाणीनाथ की ओर से महाप्रभु के पास पेरवी करने 
पहु चंगे---इस संभावना ने महाप्रभु को इतना आहत कर दिया है कि वे तत्काल 
श्री-क्षेत्र का त्याग कर अन्य स्थान जाने के लिए प्रस्तुत हो गये हैं ।” 

राजा प्रताप रुद्र ने राजगरुरु की बात सुनी तो वे भौंचक हो उठ । उन्होंने 
कहा--“गुरुदव, दो लाख की रकम कौन बड़ी चीज है । महाप्रभु के चरणों के 
दर्शन हमें प्रतिदिन प्राप्त हो जाते हैं, यह क्या साधारण सौभाग्य है। इस 
सौमाग्य को पाने के लिए यदि पूरी पृथ्वी का साम्राज्य त्यागना पढ़े, तो मैं 
उसके लिए भी सहषं॑ सहमत हो जाऊंगा। ऐसी स्थिति में गोगीनाथ को जो 
दो लाख फी रकम राज-कोष में जमा करनी है, उससे उसको मुक्त कर दिया 
जाय यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ।”' 

राजगुरु ने कहा--''महाराज, आपको दो लाख रुपये मिलने चाहिए वे 
आपको न मिले, तो इससे गोपीनाथ का भले ही लाभ हो, किन्तु राज-कोष को 
तो हानि होगी ही । महाप्रमु तो यही समझेंगे कि उनके कारण आपको यह घाटा 
उठाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में वे किसी मी तरह संतुष्ट और निश्चिंत 
नहीं हो सकते ।” 

रांजगुरु की बात सुनकर राजा प्रताप रुद्र कुछ देर तक मौन रहे | फिर 
उन्होंने आग्रहपुवंक कहा-- गुरुदेव, आप स्वयं महाप्रभु के पास-ज'कर कंपया 
मेरी ओर यह निवेदन कर दें कि गोपीनाथ के पिता और भाइयों को मैं प्राण 
से मी अधिक प्रिय मानता हूँ और वे हमारे परिजन ही की तरह हैं । गोपीनाथ 
ने जहर अपराध किया है। कितु राजा होने के नाते मुझे यह भ्धिकार तो है 
ही कि राज-कोष की जो रकम गोपीनाथ ने हड़प ली है, वह रफम मैं अपने 
११/१० 


मारत के महान सांधक ] [ ११४ 
उक्त परिजनों को परवरिश की रकम के रूप में दे डालू । ऐसा कर देने से भी 
काम चल जायगा और महाप्रमु के पास गोपीनाथ के परवीकारगण वंषयिक 
समस्या को लेकर दुबारा उपस्थित होने की आवश्यकता का अनुभव नहीं करेंगे।'” 
उसी समय राजा प्रताप रुद्र जब राज-दरबार में वापस जाकर उपध्थित 
हुए तो उन्होंने राजाज्ञा जारी कर गोपीनाथ को हड़पी गई पूरी रकम के लिए 
विना हर्त्त माफी दे-दी । इतना ही नहीं, गोपीनाथ को पुन: पूर्व राजकीय पद पर 
नियुक्त भी कर दिया गया और उसके वेतन में भी वृद्धि कर दी गई ताकि उस 
अपव्ययी पुरुष को छल-प्रपंच करके राज-कोष के रुपयों को हड़पते रहने की 
आवश्यकता नहीं हुआ करे । 
कहना न होगा कि इस घटना के बाद महाप्रभु के पास सांसारिक वासना- 
कामना लेकर फरियाद करनेवाले भक्तों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया । 
महाप्रमु के प्रेम-धर्म की जिन मभक्‍तों को दीक्षा प्राप्त हुई थी, हरिदास 
उनमें अन्यतम थे । प्रभु के वे अत्यंत प्रिय थे । नाम-गान और कीत्तन के प्रचा- 
रकों में मी वे अग्रगण्य माने जाते थे। कितु अब उनका शरीर वद्धावस्था के 
आक्रमण से दुवंल और अवश हो चला है । वे अब मीड़ से बचने के लिए निरंतर 
एकान्तवास करना चाहते हैं। निभृत कुटी में बेठकर नित्य-प्रति एक लाख नाम 
जप कर लेने के बाद वे जगन्नाथ-मंदिर के द्वार पर जाकर प्रतिदिन महाश्रसाद 
ग्रहण करते हैं। किन्तु इधर कुछ दिनों से उम्र के तकाजे ने उन्हें इन दोनों ही 
संकल्पों की पूर्ति में बाधा पहुंचाना शुरू कर दिया है। कभी-कभी एक लाख 
नाम जप पुरा नहीं हो पाता । और कभी-कभी उस जप को पूरा करने में इतना 
अधिक समय व्यतीत हो जाता है कि वे महाप्रसाद बेटने के अवसर पर मंदिर 
के द्वार तक पहुंच नहीं पाते | वृद्ध शरीर की यह कठिनाई उन्हें उदास धौर 
विषष्ण बना दिया करती हैं । 
महाप्रभु तक हरिदास के हृदय की वेदना न पहुँचे, यह संभव कैसे होता ? 
सो, एक दिन महाप्रभु स्वयं ही हरिदास की कुटिया में अकस्मात्‌ उपस्थित हुए 
और बोले --“हरिदास, जो देह तुम्हें सिद्धि के शिखर पर पहुंचा चुकी है, उस 
देह को जप-तप में लगातार जोते रखना तुम अबतक आवश्यक क्‍यों मानते हो ? 
तुमने प्रभु के नाम की महिमा का प्रचार तो कर द्वी दिया है, अब जब बूढ़े हो 
गये हो, तो लाख-लाख नाम जपने की जरूरत नहीं रही । तुम मुझे केवल बतला 
दो कि तुम्हारे हृदय में कौन-सी अभिलाषा बची हुई है, जिसकी पु्ति तुम मुझसे 


चाहते ही ।” 
दरिदास ने हाथ जोड़कर कहा--“प्रभो, मेरे-जंसे अछत-अपदाथ॑ को 


११४ ] [ श्रोकृष्ण चंतन्यदेब 


आपने कहाँ से उठाकर कहाँ रख दिया। अब आपसे कुछ और मांगना क्या 
उचित है ? कितु जब आपकी आज्ञा हुई तो मेरे मन में एक इच्छा जग आई 
वह निवेदित कर देनां, संभवत:, आवश्यक भी है ।” 

महाप्रमु ने कहा--“बोलो, बोलो, हरिदास शीघ्र बोलो । तुम्हारे प्रति 
मेरे लिए अदेय कुछ भी नहीं है । अपनी इच्छा मुझे शीघ्र बता ही दो ।” 

प्रमु के आइवाउन-वाक्य को सुनकर हरिदास थोड़ी देर तक मौन हो रहे 
ओर उनकी दोनों आँखों से अविरल अश्रु-धारा की वृष्टि होती रही। थोड़ी 
देर बाद ध॑यं धारण कर उन्होंने भराये कंठ से कहा--“प्रमो, मुझे तो ऐसा 
लगता है कि आप बहुत छ्ीघ्र ही अपनी लौला को समेट लेंगे और घरती आपके 
चरण-स्पर्श के सौमाग्य से सदा के लिए वंचित हो जायगी ।/ 

हरिदास की बात सुनकर महाप्रभु नीरव मौन हो गये भौर उनकी दोनों 
आँखे मु द गई । जो मक्त वहाँ उपस्थित थे, वे समी हरिदास की बात सुनकर 
जोर-जोर से रोने लगे। भक्त हरिदास की ओर नीरव विस्मय से विस्फारित 
भाँखों की टकटकी बँध गई । 

हरिदास कहते रहे--“प्रमो | कृपा करके मुझे आज यही भिक्षा दे 
दीजिए--मुझे इतना ही चाहिए कि आपकी लीला का संवरण जब होने जा रहा 
हो तो उसके पहले ही मेरे इस वृद्ध शरीर का निपात हो जाए। और कुछ 
मुझे नहीं चाहिए।” 

महा प्रभु ने प्रशान्‍्त कंठ से कहा--““हरिदास, हमारे कृष्ण बड़े कृपालु 
हैं। तुम्हारे-जसे महान्‌ मकतों की जो आफ़ांक्षा होगी, उसकी पूर्ति वे निश्चय 
ही कर देंगे।” 

दूसरे दिन सबेरे ही महाप्रभ अपने भक्तों के साथ हरिदास के आँगन में 
आ पहुचे। उनके श्लाते ही उपस्थित वेष्णवों ने मगवान्‌ के नाम-कीर्त्तन का 
तुमुल समारोह आयोजित कर दिया। कीर्त्तत की समाप्ति के बाद महाप्रमु ने 


हरिदास की प्रशंसा में अनेक वाक्य कहे । परममकत क गुण-कीर्त्तन में महाप्रभु 
उस दिन अत्यधिक उदार हो उठे थे । 


समवेत भक्तों को यह समझने में कठिनाई नहीं हुई कि सं मवत: महावेष्णव 
हरिदास की अंतिम वेला उपस्थित हो गई है । तभी महाप्रभु उनके सामने ही 
उनकी इस तरह प्रशंसा कर रहे हैं। इधर हरिदास का शरीर कीर्त्तन रस-के 
भावावेश से अवश हो रहा था। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि वे उनके सामने 
विद्यमान रहें ताकि उनके दोनों चरणों को वे अपने हुदय में आरोपित कर सकें 


झोर उनके भुवन-मोहन मुख-कमल को अपनी आाँखों में स्थापित कर ध््यानस्थ 


धारत के महान साधक |] [ ११६ 


हो जाये | उस समय हरिदास के कंठ से चेतन्य महाप्रमु का नाम लगातार 
उच्चरित हो रहा था। थोड़ी ही देर में अवस्मात्‌ महाप्रेमिक हरिदास नित्य 
लीला-धाम में प्रवेश कर गये और उनके नश्वर शरीर को भक्तों ने सुगंधित 
फूलों की राशि से आच्छांदित कर दिया। जयजयकार की घ्वनि से आकाश 
फटने लगा । 

नृत्य और कीर्त्तत की आँघी में मगवान्‌ के नाम की बाढ़ उफना कर 
घरती आकाश को आप्लावित करने लगी | महाप्रम ने अपनी गोद में अपने 
प्रिय भक्त हरिदास के मृत शरीर को स्थापित कर लिया | थोडी देर बाद वे 
प्रेम के आवेश में नृत्य करने लगे । जिस किसी ने भी इस दृश्य को देखा, वे 
महामक्त हरिदास के सौमाग्य पर चकित होते रहे। महाप्रभ की मकतवत्सलता 
की कोई सीमा नहीं । 

घड़ी भर में पुरी के समुद्र-तीर पर तीथं-यात्रियों और वंष्णवों की समुद्र 
जेसी ही भीड़, देखते-देखते, एकत्र हो गई । एकत्र वेष्णवों के सामने ही महाप्रम्‌ 
ने वहाँ हरिदास को समाधि दी। समाधि के इस महासमारोह के पश्चात्‌ , 
महाप्रभु चुपचाप, अकेले, अपनी कुटिया में लौट आये । मकत-शिरोमणि हरिदास 
के महाप्रयाण के प्रकाश-पथ की रंगीन छटा उस समय सांध्य-सूयं बन कर धरती 
और आकाश को एक अदभूत शान्‍्त आह्वाद की नीरवता में शने: शर्नेंः मग्न 
करती जा रही थी । 


मक्‍त हृरिदास के नित्य-लीला-प्रवेश को अभिन्नापित करने वाले महोत्सव 

के आयोजन का दिन भी यथा समय आ पहुचा। महाप्रभ॒ स्वयं खड़े हो गये 
भिक्षा के लिए दामन फलाकर, मंदिर के सिह-द्वार पर। पूरे क्षेत्र में इस 
अद्भुत घटना का समाचार, क्षण मर में, बिजली की तरह फंल गया । पुरी की 
श्रद्धालु जनता समुद्र की तरह महाप्रभू के दशेनों के लिए उमड़ पड़ी । जिसके 
पास जो कुछ देने योग्य था, वह, वही लेकर पहुच गया। थोड़ी ही देर में 
भोज्य सामग्री का ढेर लग गया । महाप्रभु ने स्वयं जिस मंडारे का आयोजन 
किया था, उसमें किसी चीज की कमी क्यों होती । अन्नपूर्णा के उस अन्न-कूट 
में पुरी के समस्त निवासियों और प्रवासियों को निमन्त्रित कर दिया गया था। 
स्वादु अन्न का भोजन, उपस्थित साधुओं, वंष्णवों एवं यात्रियों ने जी-भर कर 
किया । उत्सव के अन्त में स्पष्ट हो गया कि महाप्रमु ने स्वयं ही कल्पवक्ष 
बनकर, उस महोत्सव की प्रत्येक अपेक्षा की पूति कर दी है। चेतन्य चरितामृत 
के रचयितः उस प्रस॑ग में महाप्रभ के निम्नलिखित वाक्‍्यों. को अंकित क्र 


गये हैं-- “ 


११७ ] [ श्रीकष्ण चंतन्यदेव 
८हरि दासेर विजयोत्सव जे कएल दशंन 
जेइ ताहां नृत्य कएल, जे कएल कीत्तिन 
ज तारे वालुका दिते करिल गमन 
तार महोत्सवे जेइ करिल भोजन 
अचिर हइबे ता सचार क्ृष्ण-प्राप्ति 
हरिदास दर्शन ऐशे हय शक्ति ।”! 

अर्थात्‌ 'हरिदास के समाधि-प्रवेश के पश्चात्‌ आयोजित समारोह को 
जिसने देखा, जिसने उसमें कीर्तन किया अथवा नृत्य किया, जिसने उनकी 
समाधि पर एक मुट्ठी बालू भी डाल दी, जिसने उस महोत्सव में भोजन किया, 
उसका कल्याण निश्चित है। देर-सबेर मगवान्‌ श्रीकृष्ण की कृपा उसपर होकर 
रहेगी | हरिदास के दशंन का जिसे लाम हुआ है, वह, उस मकक्‍त की असीम 
दक्ति के प्रताप से निश्चय उद्धार पायेगा । 

महाप्रभु ने जब उपस्थित भक्तों को संबोधित करना चाहा तो उनकी 
दोनों आँखों से अविरल अश्र-धारा वह चली । वे कहने लगे--“यह भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की हूं; असीम कृपा थी कि हरिदास- जैसे वैष्णव का सत्संग, मुझे, 
उन्होंने प्राप्त करा दिया । अब फिर उसी श्रीकृष्ण ने, मेरे उस सौभाग्य को 
वापस छीन भी लिया है। हरिदास अब स्वयं ही इस लोक से जाने की इच्छा 
प्रकट करने लग गये थे । यही कारण है कि मैं चेष्टा करके भी उन्हें रोक नहीं 
पाता । उनके इस महाप्र याण की तुलना भीष्म के महाप्रयाण से ही की जा सकती 
है। जब तक स्वयं मृत्यु को चाहा न जाय, तब तक, मृत्यु चुपचाप खड़ी प्रतीक्षा 
करती रहे--यह्‌ साधारण बात नहीं । इस इच्छा-मृत्यु को ही मृत्यु जयत्व कहा 
जाता है। हरिदास की मृत्यु वेसी ही हुई ।” 

अब महाप्रम॒ के जीवन की लीला का अंतिम अध्याय आरंभ होनेवाला है । 
यह अध्याय जितना ही मघुर है, उतना हो करुण, उतना ही शान्त और उतना 
ही अद्भुत । इस अध्याय में महाप्रमु के महामाव की उज्ज्वलता और लोको- 
त्तरता के लीला-रस का अथाह समुद्र उद्वलित होता रहा, जिसे ठीक-ठीक 
पहचान पाना शायद ही किसी भाग्यवान महापुरुष के लिए भी, अब तक 
संमव हो सका | 

जिस गृह में विरहिणी राधा के माव से विभावित होकर वे दिन-रात 
व्यतीत करते रहे, उस एकांत गह-प्रदेश को, अब, लोग गंभीरा के नाम से 
जानते हैं। महाप्रभु के अंतर में साथ-साथ चल रहा है--ब्रजभूमि के युगल- 
मिलन का अनत उल्लास और असह्य वियोग की अनादि पीड़ा । कमी वे विरह्‌ 


भारत के महान साधक ] [ ११८ 
की वेदना से जजर और प्रज्वलित होकर उन्मत्त हो उठते हैं, तो कभी मिलन 
के आनंद से अधीर हो जाते हैं। मधुर संमोग के गोपान-रस से उनका एक-एक 
अवयव हिल्लोलित हो रहा है । वियोग की आग जितना ही भ्रधिक घघकती है, 
मिलन का रस, उन्हें, उतना ही आह्वादित करता है । एक क्षण में मिलन और 
दूसरे ही क्षण में वियोग--चिर विरह-मिलन लीला का यह समुद्र-तरंग-न्याय 
उन्हें निरंतर उन्मथित कर रहा है। दिन के बाद दिन व्यतीत होते जा रहे हैं, 
जिनका एक-एक क्षण मगवान्‌ श्रीकृष्ण के सुधा-रस से ओत-प्रोत है । गंमीरा 
की यह गंभीर लीला पूरे बारह वर्षों तक महाप्रमु चेतन्य को दिन-रात 
निमग्न किये रही । 
इस लीला के दो ही प्रधान सहचरों की चर्चा चंतनन्‍्य महाप्रभु के भक्तों ने 
मुख्य रूप से की है| वे दोनों सहचर हैं--स्वरूप दामोदर ओऔर रामानन्द । 
स्वरूप दामोदर ब्रज-ली ला-रस के अपू्व अनुत्तर ममंज़ साधक हैं । वे महाप्रम्‌ के 
सर्वाधिक प्रिय पौषेद, एक प्रकार से, महाप्रभु के अपर विग्रह ही हैं। वे उनके 
( महाप्रमु के ) अपने स्वरूप के ही अन्य प्रकारान्तर हैं। कृष्ण-लीला-तत्त्व के 
विचार की दृष्टि मे रामानन्द को भी वेजोड़ ही मानना होगा । इस दृष्टि से वे 
भी महाप्रभु के अद्वितीय सहचर हैं। महाप्रभु जब वियोग-संतप्त अवस्था में सुध- 
बुध खोकर अपने आराध्य के साथ तन्मय हो जांते हैं, तो अपने इन दोनों पाषंद 
के गले से लिपट कर रोते हैं और उनके वक्षस्थल से वक्षस्थल लगाकर, वियोग 
की व्याकुलता का प्रकाशन करते हैं। महाप्रभ॒की इस विरह-दशा के ताप का 
दमन करनेवाले भी मुख्यतः ये ही दोनों भक्त हैं। स्वरूप के कंठ में अमृत है । 
उनके सांगीतिक स्वर से वसंत की कोयल की कूक मात हो जाती है। और 
राम राय श्रीकृष्ण की जितनी लीला-कथाओं को वारंवार कहते-दुहराते हैं, 
उतनी लीला-कथाओं से परिचय किसी और को नहीं है। बीच-बीच में महाप्रभु, 
अपने इन दो मित्रों की सहायता से ही, कभी-कभी, प्रकृतिस्थ हो उठते हैं, 
अन्यथा उनका समय प्राय: एक प्रकार की उन्मुर्ध बेहोशी की अवस्था में ही 
व्यतीत होता है । 
प्रभ की इस दशा को राधा-तन्मयकारिणी-उन्माद-दशा के अतिरिक्त कोई 
अन्य दूसरा नाम देनों संमव नहीं लगता महामप्रभु के पृव॑वर्ती महाकवि विद्या- 
पति भीर चंडीदास ने अपने काव्यों में एक ऐपे प्रेमोन्माद का वारंवार वर्णन 
किया है, जिसकी पकड़ में पड़कर राघा, कृष्ण बन जाती हैं भोर कृष्ण, राधा 
बन जाते हैं । उनके पहले जयदेव और विल्वमंगल ने भी राधा की वियोग-दशा 
का बड़ा ही अद्भूत वर्णण किया था और परस्पर तन्मयकारिणी युगल-लीला 


११६ ] | श्रोकृष्ण चेतन्यदेव 


के रस, रहस्य का भी अद्भुत गान किया था। किन्तु महाप्रभु की जो प्रेम-दशा 
पूरे बारह वर्ष तक, उन्हें गंभीरा में बेहोश किये रही, उसकी तुलना में उपयुक्त 
समी कवियों की कविताएं अपर्याप्त हो जाती हैं| महाप्रमु जिस विरह-रस के 
उल्लास में तड़प रहे हैं, वह भाठ सात्विक भावों के विकार से होकर आलोकित 
होती हैं । केवल कथा, कीर्त्तन और काव्य के शब्दों और अभिनयों में नहीं, 
जीवन के एक-एक कण और एक-एक क्षण में श्रीकृष्ण के विरह के स्वरूप को 
महाप्रभु ने प्रकाशित कर दिया है। महाप्रभु एक प्रकार से मत्यं के आँगन में 
स्वर्ग के अमृत की वुष्टि बनकर आये हैं। यह अमृत-वृष्टि, इस दृष्टि से अपूर्व 
है कि उनके पहले घरती पर उसका भवतरण कभी नहीं हुआ था । महाप्रभु की 
कृपा अनन्त है। महाप्रभु की उस लीला के प्रत्यक्षदर्शी भक्त वासुधोष इस प्रसंग 
में स्वयं बता गये हैं-- 
यदि गौरांग ना ह'तो केमन हइत 
केमने धरिताम दे 
राघार महिमा प्रेम-रस सीमा 
जगते जानात के 
मधुर वन्दा-विपिन माधुरी 
प्रवेश - चातुरी-सार 
बरज-युवती-मावेर भकति 
शकति ह॒ुइत कार 
अर्थात्‌ यदि गौरांग महाप्रमु का आगमन नहीं हुआ होता, तो परमेश्वर 
की कृपा सशरीर होकर प्रकट क॑से होती ! तब किसमें सामथ्य थी कि रास- 
रासेश्वरी राधा की अप्रतिम महिमा को और मगवत्प्रेम की पराकाष्ठा को जगत 
में अवतीर्ण किया जा सकता ! वन्दावन के माधुय का क्‍या कहना ? लेकिन 
उसकी माघुरी में बड़ी चतुराई से प्रवेश करना पड़ता है। ब्नजभूमि की तरुणियों 
के प्रेममाव में जो मगवद-मक्ति की चरम-महिमा है, उसे प्रकट कर देने की 
शक्ति दूसरे किसी के लिए समव न थी, यह महाप्रभु ने प्रमाणित कर दिया ।” 


ब्रजभूमि को रस-माधुरो की स्वच्छंद लीला, महाप्रभु के माध्यम से ही 
रूपायित हुई । एक तरफ है भगवान्‌ श्रीकृष्ण की खतुलनीय मधुरता ओर दूसरी 
तरफ है राधा-रानी की विश्व विजयिनी प्रेम-लीला । प्रेम और माघुये का यह 
रसमय चंदन-पंक श्रीकृष्ण और राधा के तन-मन-प्राण के एक-एक कण में मिदा 
हुआ है । श्रीकृष्ण के प्रेम-रस के इस महामाव की पराकाष्ठा का प्रत्यक्ष अनु मव 
करके उस काल के लाखों प्राणी कृताथ हुए । 


मारंत के महान साधक ) [ १२० 


गंभीरा-गह के एकान्त प्रांगण में महाप्रभू दिन के बाद दिन और रात के 
बाद रात बिताकर ब्रजभूमि के लीला-रस का ही व्यापक विस्तार करते रहे । 
मर्म-विदारक आतंता, क्र दन ओर प्रेम-विकार के माध्यम से कृष्ण-विरह का 
काठ्य ही बन गया, महाप्रभू का वह भावक जीवन-काल । राधा-क्रृष्ण-प्रेम और 
युगल-मजन का क्रांदश , शने: शर्न, जन-समाज को महाप्रभु के माध्यम से ओत- 
प्रोत करने लग गया। 
महाप्रमु के व्यक्तिगत चीवन में जो एक अहेतुकी व्याकुलता का मावोन्माद 
था, जो उन्हें निरंतर विरहिणी नारी की तरह रूलाता रहता था, उसका रहस्य 
क्या था ? कहाँ थी उनकी वह ममं-व्यथा, जो स्वयं श्रीकृष्ण के स्व्व रस से 
निरंतर सिक्त थे, जो सदा सच्चिदानंद के समुद्र में ऊम-चूभ हो रहे थे, उनके 
जीवन में किस अमाव और विच्छेद की यह व्यथा रह-रहकर अविरल अश्ु- 
घारा बन जाया करती थी ? क्‍या उनकी यह व्यथा भाव-कल्पित थी या 
जन्मान्तरीण प्रेम-सूत्र की कोई विच्छिन्न आकुलता ? 
श्रीकृष्ण-रस के प्रति अबूझ पिपाशा से महाप्रम्‌ के प्राण निरंतर आकुल- 
व्याकुल रहते थे । राधा-गोविन्द के मिलन-विरह और युगल-लीला के विचित्र 
अनूठेपन के माध्यम से ही उनके जीवन की सत्ता निःसत्त होती थी। भकत- 


कवि कृष्णदास कविराज ने उनकी इस स्थिति का वर्णन निम्नलिखित दो पंक्तियों 
में बड़ी ही दक्षता के साथ कर दिया है-- 


“यद्यपिह प्रभु कोटि समुद्र गंभीर 
नाना भाव चंद्रोदय हयेन अस्थिर ।” 

इसमें संदेह नहीं कि महाप्रम्‌ की गंभी रता करोड़ों समुद्रों की सम्मिलित 
गंभीरता से मी अधिक अपरंपार हू। फिर भी, वह गंभीरता ज्वार के रूप में 
तरंग की तरह उछाल खाने लगती है, जब उसके अंतर में विभिन्न भावों के 
चंद्रोदय की छाया प्रतिबिम्बित हो उठती है। ये विभिन्न भाव भगवान श्रीकृष्ण 
और राधा की युगल-लीला के ही जन्मान्तरीण अवबोधन-संस्कार हैं। 

महाप्रमभु के महाभाव का समुद्र चेतन्‍्य महाप्रभु को रह-रहकर अधीर और 
बेसुध करता रहता है । मिलन और विप्रलंभ का उद्ब लन केवल श्रीकृष्ण-लीला 
के व्यक्तिगत आस्वाद की ही उपज नहीं है, इसे वे साधारण जन-समाज के अंतर 
में मी प्रेषित और उद्बुद्ध कर सकते हैं । 


महाप्रभु के जो प्रिय आत्मस्वरूप हैं, वे निविशेष अथवा निगुण ही नहीं 
किवा ऐश्वयंमय और मात्र सगुण नहीं । वे दोनों ही से विलक्षण रसस्वरूप हूँ । 
रसस्वरूप माधुये को ही चेतन्य महाप्रभु ने अपने हृदय में स्थापित भी किया है 


१२१ ] [ श्रीकृष्ण चेतन्यदेव 


ओर अपनी व्यक्ति-सत्ता के द्वारा जगत्‌ में प्रकट भौर आस्वाद्य बना देने की भी 
कृपा की है। इस साधना-मार्ग का चरम तत्त्व ही है, रस और माधुयं । लेकिन 
लीला के अभाव में इस रस या माधुयं का अनुभव संमव नहीं होता । फिर, वह 
लीला तबतक संभव नहीं होती, जब तक आश्रय और आलंबन का युगल और 
युगन्नद्ध अस्तित्व साथ-साथ विद्यमान न रहे। रस के आस्वादन के लिए अद्वौत 
को पर्याप्त नहीं माना जा सकता । 
चैतन्य महाप्रभु के अनुयायीगण बताते हैं कि इस लीला-जनित भेद के 
कारण परम सत्ता के अद्गत भाव में कोई व्याघात नहीं पहुंचता । उस श्रसंग में 
दंत और अद्व त दोनों ही समान रूप से सत्य के रूप में अनुभूति का विषय बन 
जाते है । इसे वे भेदाभेद के नाम से अचितनीये और अनिवंचनीय कहकर 
प्रतिपादित कर गये हूँ । 
चंतन्य महाप्रभु के जो क्ृष्ण हें, वे धरती के ब्रज-मंडल से जुड़े हुए कोई 
सामान्य प्रेमी पुरुष नहीं, वे उस शाश्वत लोक के चिरंतन स्वामी हूँ, जो नित्य- 
लीला, नित्य-आनंद, नित्य-माधुयं और नित्य-ऐश्वयं का नित्य-धाम है। उस 
धाम के अधिपति श्रीकृष्ण सब्चिदानंद-विग्रह हैं। उन्हें वे कहते हँ-- अना दिरा- 
दिगोविन्द: सवं कारण कारणम्‌ ।” यही श्रीकृष्ण हें हमारे चंतन्य महाप्रभु के 
क्षाराध्य मी और निज स्वरूप भी । उनकी राधा भी वंसी ही हैं । वह भी श्रीकृष्ण 
से भिन्न नहीं, उन्हीं की हूलादिनी शक्ति की एक अविच्छेद्य छवि हैँ | दो होकर 
मी स्वरूपत: श्री राधा और कष्ण एक ही हैं । महाप्रमु द्वारा निरूपित इस तथ्य 
को कविराज गोस्वामी इस प्रकार कह गये हँ--- 
“राधा पुर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान 
दुई वस्तु भेद नाइ शास्त्र परमान 
मृग मद तार गंध जे छे अविच्छेद 
अग्नि ज्वालाते ते छे कभू नहे भेद 
शाधाकृष्ण अइछे सदा एकइ स्वरूप 
लीला रस आस्वादिते धरे दुइ रूप ।!' 
अर्थात्‌ शक्ति की पूृ्णंता ही राधा हैं और शक्तिमान की पूण्णता हैं -- 
श्रीकृष्ण । शक्ति और शक्तिमान्‌ में भेद मानना आवश्यक नहीं। कम-से-कम 
शास्त्र ऐसा ही कहते हैं । कस्तुरी और कस्तूरी की सुगंधि में भेद होने पर भी, 
भेद मानना व्यथं है | ठीक इसी तरह अग्नि की दाहकता का, अग्नि से अंतर 
मानना अनावश्यक है । राधा मौर कृष्ण लीला-रस के आस्वाद के लिए दो होकर, 


१६/१० 


मारत के मंहान साधक |] [ १२२ 


परस्पर को सुख दें, यह मलग बात है, किन्तु वे हैं--एक ही । जो द्व॑ता प्रतीत 
हो रही है, वह लीला को समव बनाने के लिए स्वेच्छा-कल्पित है। 
लोकोत्त र ब्रजभूमि में रसास्वादन की शाश्वत लीला नित्य गौर सनातन 
है । वहाँ कृष्ण और उनकी स्वरूप-शक्ति राधा के प्रेम और विरह की सतत 
प्रवहमान घारा निरंतर चलती रहती है । विरह के बाद मिलन का रस-मोग 
ओर मिलन के बाद विरह की व्याकुलता यदि न हो तो प्रेम का रस बासी पड़ 
जाय गौर उसकी तीतब्रता व्याहृत हो जाय । राधा की आँखों से बहनेवाली अश्रु- 
घारा को श्रीकृष्ण वार-वार पोंछ देते हैं, किन्तु चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण 
के साथ तन्मयी भूत राधा के बाँसू कभी सूखते या पूछते नहीं, निरंतर बहते 
जाते हैं। यह लीला की धारा सनातन अनंत है, न उसका आरंम है और न उसका 
मवसान। राधा के प्रेम से विभावित पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण चैतन्य के रूप में लीला- 
मय विरह और मिलन के अजस्र माधुयं हैं। कभी बेसुध होकर वे अपने स्वरूप 
फे समुद्र में ड्ब जाते हैं और कभी तरंग की भांति ऊपर उठकर तड़पने लगते 
हैं। उनके आध्यात्मिक जीवन-रस के समुद्र का तल-प्रान्त निरंतर निस्तरंग है- 
परम प्राप्ति की चिर प्रशान्ति का शान्‍त उल्लास है--उनका वह रसमय स्वरूप । 
किन्तु उस समुद्र के ऊपरी स्तर पर तरंगों के बाद तरंगें उठ रही हैं भौर उनके 
उच्छूवास अनंत लोक के रूप में उद्भासित हो रहे हैं। राधा-गोविन्द के चिर 
मिलन-विरह-लीला-रस का यह रहस्य न तो शास्त्रों के द्वारा प्रतिपांदित किया. 
जा सकता है, न वचन के द्वारा वर्णित किया जा सकता है। अनुमव के अति- 
रिक्त उसका कोई अन्य प्रमाण नहीं है । ' 
गंभीर आत्मानुभूति का यही रस महाप्रभु श्रीकृष्ण चैतन्य को गंमीरा के 
एकान्त क्षेत्र में बारह वर्षों तक बेसुध किये रहा । गनिवंचनीय लीला के प्रेमो- 
ज्वल महा भाव के उस आस्वाद का पता क्षन्य किसी को मला कैसे चलता ! 
जो राधा ल्वादिनी शक्ति-स्वरूपा अनंत, अनादि रसानुभूति है, वह इतने 
दिनों तक जन-साधारण के लिए महाप्रभु की कृपा से, समय-समय पर, संवेदन- 
गम्य होकर भी अनुच्छिष्ट और अननुभूत ही रह गई, किन्तु अब वह अपनी पूरी 
आनंदात्मक सत्ता को महाग्रभु के महाजीवन में मूतें करने लगी है। कृष्ण-विरह 
की म्रमं-ज्वाला दिनानुदिन उनके माध्यम से उद्घाटित होकर अब शेष जीवन 
को भगवन्मुखी आह्वादकता में स्निग्ध करती जा रही है। निगढ़ भक्ति-प्रेम 
की साधना के पुरोभाग में राधा को प्रतिष्ठित कर श्रीकृष्ण की शक्ति महा प्रभु 


को जीव-संवेय धरातल पर प्रतिष्ठित करने की लीला में रत है। 
राधा हैं-कृष्ण की शक्ति और कृष्ण के प्रेम का स्वरूपाधार । इस राधा 


१२३ ] [ श्रीकृष्ण चैतन्यदेक 


को श्रीचेतन्य महाश्रमु साधना के शिखर पर स्थापित कर रहे हैं। इष्ट- 
विग्रह के रूप में राधा और कृष्ण की युगल-मूर्ति की आराधना वल्लमाचार्य जैसे 
परवर्ती आचार्यों ने चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित होकर ही की हो गी, क्‍योंकि 
उनके पहले रामानुज निम्ब्राकं, जामुन, मध्व प्रमुति आचार्यों ने राधा को यह 
महिमा, समवत: नहीं दी थी | 
. वारह वर्षो की जो गंभीर स्वरूपानुभूति की आस्वाद-साधना महाप्र गुने 
गमीरा के एकान्त-क्षेत्र में की थी, उसका सांगोपांग वर्णन, किया विवेचन 
गौड़ीय संप्रदाय के किसी आचाये भक्त, किवा कवि के लिए संभव नहीं हुआ । 
कितु इतना स्पष्ट है कि वह दिव्य. अनुभूति महाप्रभू के मवब॒न-मोहन रूप- 
लावण्य के प्रकाश को अनेक रूपों में विमावित करता रहा । कभी-कमी उनके 
रोमांचित रोंगटों के तले के रोम-कप में स्वेद की जगह रक्‍त-कण को उद्गत्त 
होते हुए, कुछ अंतरंग भक्तों ने देख लिया था । कभी-कभी ऐता भी होता था 
कि उनका तप्त कांचन गौर वर्ण शरीर शंख की तरह इवेत वर्ण का हो जाता 
था ओर कभी सःय प्रस्फकृटित जवा-कुसुम के रक्त वर्ण का । ये तथ्य. निश्चित 
रूप से बताते हैं कि महाप्रमु की भावानुभूति देहिक घरातल को भेद कर अन्यंत 
गंभोर अनुभृति के क्षेत्र में निगृढ़ भाव से प्रतिष्ठित हो चुकी थी । 

सात्विक माव में णिसे 'कम्प' कहा गया है, महा प्र भु के शरौर में उसका 
मी एक अद्भुत रूप, समय-समय पर, प्रकट होता था । उस अवस्था में उनका 
दारीर वात-कंपित वेत्न-लता की भांति हिल्लोलित होने लगता था और तीव्र भावा- 
वेग में, वे, जब मूच्छित होकर धरती पर गिर पड़ते थे, तो ठीक उसी तरह, जैसे 
आंधी के आधात से लता धरती पर गिर पड़ी हो । कभी-कभी उनके शरीर की 
गे खुलकर लंबी हो जाती थीं और उनका आकार अपेक्षाकृत अधिक दीघे 
भोर पुष्ट हो जायो करता था। क्लौर कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता था कि 
उनका शरीर सिकुढ़ कर लघु-आकार ग्रहण करता जा रहा है और लगभग उसी 
आकार में परिणत हो गया है, जिस आकार में कछवे को देखा जाता है । 

महाप्रम के शरीर के ये विविध लक्षण केवल गोपन एकान्त की दर्शक- 
सापेक्ष घटनाएँ न थीं। सहस्न-सहस्न दर्शनाथियों ने इस अद्भुत दृश्य को खुली 
आँखों से देखा था । इस अद्भुत दृश्य को देखकर जन-समाज में चमत्कार की 
अनुश्नुतियों का प्रचलित होना उतना महत्त्वपूर्ण नहीं माना जायगा, जितना यह 
पथ्य कि प्रभु के सात्विक माव की इस लीला ने मह। प्रभु के माध्यम से अगणित 
भक्तों को श्रीकृष्ण-भक्ति के रस के माघुयं को सद्य: आस्वादित कराने का महृद- 
चुष्ठान ृागकर दिखाया_ | 


प्रारत के महान साधक |] [ १२४ 


चतन्य महाप्रभु को लेकर धीरे-धीरे उनके अंतरंग पाषंदों का समाज संकट 
में पड़ गया । दिव्योन्माद की उनकी रस-महादशा अब कमी सामान्य मानवीय 
धरातल पर उन्हें उतरने ही नहीं देती । उनके निकट मुख्यतः रहते हैं--स्वरूप 
दामोदर और रामानंद राय । प्रमु जब विलाप करते हैं तब वे विलाप न करें, 
ऐसा संमव नहीं होता । महाप्रम्‌ रोते रहें और उनके ये दोनों मकत न रोवें, यह भी 
संभव नहीं है। फिर मी महाप्रभु को प्रवोध प्रदान करने और द उनकी देनंदिन 
परिचर्या यें व्यस्त रहने का सौमाग्य मुख्यतः उन्हीं दोनों को प्राप्त है। महाप्रभ 
को वे कभी क्रष्ण कर्णामृत के मघुर श्लोक गाकर सुनाते हैं, कभी विद्यापति 
और चंडीदास की पदावली सुनाते हैं और कभी गींत-गो विन्द की पंक्तियाँ। जैसे 
गीत को सुनकर सप॑ के फण शिथिल पड़ जाते हैं और म॒ग की चौकड़ी गायब 
हो जाती है, उक्त कवियों की पंक्तियों के संगीत से मुग्ध होकर, महाप्रभु भी, 
उसी तरह नीरव और निइचल हो जाया करते हैं । कितु उस मुग्धता के समाप्त 
होते-होते फिर झघुरू हो जाती है उनकी दोनता, आरत्ति और अबूझ विरह की 
अश्रुवृष्टि । ऐसी स्थिति में भी प्रभु के निकट निरंतर बैठ रहना स्वरूप दामोदर 
और रामानंद के लिए ही संमव है। 
एक रात निस्तब्ध निशीय वेला भें चेतन्‍्य महाप्र मु बिछावन पर उठ बैठे 
हैं भर बाहर सुनाई पड़ रही है, नाम-कीर्त्तन के मधुर कंठ-स्वर की परिचित 
ध्वनि । सहसा वह ध्वनि बंद हो जाती है । स्वरूप दामोदर बौर महाप्रभु के 
सेवक गोविन्द, महाप्रभु की कुटिया के बाहर दरवाजे पर रोज की तरह आज 
भी पहरा दे रहे थे। प्रभु को सहसा मौन होते जानकर, उन्हें, गंभीर संदेह ने 
आ घेरा | वे सोचने लगे--महा प्रभु अकस्मात्‌ , इस त रह, चुप क्‍यों हो गये ? 
थोड़ी ही देर बाद देखा गया कि महा प्रभु प्रगाढ़ मावावेश की दशा 


अकस्मात्‌ , कक्ष में चहले कदमी कर रहे हैं और एक-एक कर तीन फाठकों के 
कपाट स्वत: बंद हो 


गये हैं। आइचयं की बात यह थी कि उस समय महाप्रभ 

को शब्या पर पाया नहीं जा सका। यह आश्चयं की ही बात थी। सारे 
दरवाजे बंद ही थे। गोविन्द और स्वरूप दामोदर उनके सामने सोये हुए थे । 
महाप्रमु वंसी स्थिति में कहाँ भन्तर्धान हो गये ? तुरत चारों तरफ हल्ला पड़ 
गया । लोग मशाल ले-लेकर महाप्रमु की खोज में चारों तरफ दौड़ पड । द 
जगन्नाथ मंदिर के निकट जाकर देखा गया कि म द्दर 

द्वार के पास खड़े हैं। थोड़ी रेर बाद भक्तों ने ऐसा भी दे 
हठात्‌ , धरती पर लोट गये हैं। उनके शरीर की 
है और भाक्ृति वेतरह लंबी हो 


में, 


हाप्रभु मंदिर के सिह- 
खा कि वे अचेत होकर, 
एक-एक गांठ ढीली हो गई 
गई है। आँखों की पुतलियाँ झ्पर की तरफ 


१२५१ | [ श्री कृष्ण चंतन्यदेव 


उलट कर स्थिर हो गई हैं और उनके मुख से लगातार झाग निकल रहा है। 
इस अवस्था को देखकर सबलोग रोते-रोते व्याकुल हो गये । 

. स्वरूप दामोदर ने महाप्रभु के कानों में श्रीकृष्ण-नाम का सस्वर उच्चारण 
करना आरम कर दिया | नाम-श्रवण के परिणामस्वरूप महाप्रभु का बाह्य-ज्ञान 
धीरे-धीरे वापस होने लगा । देह की स्वामाविकता भी थोड़ी देर बाद लौट 
आई प्रकृतिस्थ होते ही महाप्रमु ने जोर से 'हरि बोल, हरि बोल'-- कहकर 
नृत्य आरम कर दिया । अब भक्तों की चिता दूर हो गई। 

महाप्रमु की आँखों के सामने लोकोत्तर वन्दावन के सनातन-लीला-लोक 
के दृश्य निरंतर चल रहे हैं। राधा-गोविन्द की मधुर नित्य-लीला का भद्मुत 
रस उन्हें निरन्तर उन्मत्त किये रखता है । कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है 
कि दिव्य भगवत्प्रम की काम-दशा उन्हें मंदिर कै दरवाजे पर ही मूच्छित दशा 
में अवश और बेसुध कर देती है। उस समय उनका संपूर्ण शरीर कुसुमांड की 
तरह श्वेत-धूलि से आच्छादित हो जाता है। उस दिन, संमवतः; गोवद्ध न-पवंत 
की स्मृति उनके मन में जग उठी थी। उनके हाव-भाव से ऐसा ही प्रतीत 


हो रहा था । 
इस तरह के अनेक अद्मुत दृश्य उनकी व्यक्ति-सत्ता को रह-रहकर घरते 


रहते हैं । 

वह थी पूणिमा की एक उज्ज्वल रात्रि ! महाप्रभु चेतन्‍्य अकेले उद्भ्रान्त 
होकर चारों ओर हाथ उठाये घूम रहे हैं। सामने लहरा रहा है ज्योंत्स्ता-प्लावित 
समुद्र । श्याम समुद्र को उज्ज्वल चंद्र की ओर लपकते देखकर महाप्रभु भावोन्मत्त 
हो उ5। उन्हें ऐसा लगा कि शरद की पृणिमा को देखकर ब्रज॒भूमि की यमुना 
ही विरह से काली पड़ गई है और दूर जंगल से राधा के प्राणवललभ श्रीकृष्ण 
अपनी बाँसुरी की मधुर-ध्वनि से पूरी प्रकृति को उसके तटपर ,रास-मंडल में 
सम्मिलित होने के लिए पुकार रहे हैं। यह भाव इतना प्रगाह हो उठा कि 
महाप्रभु की सुध-बुध जाती रही और वे समुद्र में कूद पड़े । 

समुद्र की तरंग-राशि पर उनका शरीर शुष्क काठ की तरह ही निश्चेष्ट 
होकर तैरने लगा और तरंगों के झोंके उस विश्वमोहन दिव्य स्वरूप को उस 
तरफ बहाकर ले चले जिस तरफ कोणाके का सूय॑-मंदिर विद्यमान है । 

इधर महाप्रभु को ढ़ ढ़ने में भक्तों की मंडली इतस्तत: फिर रही थी । 
उन्हें हर जगह खोजा गया, पर कहीं उनका पता नहीं चला । 

अन्ततः भक्तों की एक भीड़ समुद्र के तीर की राह पकड़ कर उनकी खोज 
में द्र्त गति से अग्रसर हुई। आखिर महाप्रभु समुद्र ही में तो कूदे थे । इसलिए 


भारत के महान साधक ] | १२६ 


सम्र के किनारे-किनारे चलकर उन्हें खोज लिया जायगा-यह माव उस सत , 
उस भीड को किचित्‌ आइवस्त अवश्य कर रहा था । 
राह में एक घीवर से उक्त भक्त-मंडली की मेंट हुईं। धीवर के कंधे पर 
था-मछली पकड़ने का जाल । वह मछुआ कभी हँसने लगता था, तो कमी नाचने 
लगता था और कभी-कभी जोर से श्रीकृष्ण का नाम पुकार कर जो र-जोर से 
रोने लग जाता था । 
स्वरूप दामोदर ने उस मछये को देखा तो उन्होंने अनुमान किया कि 
चैतन्य मह्दाप्रमु के स्पर्श से ही इस मछये की यह दशा हुई होगी । उसने निश्चय 
ही कहीं महाप्रभ्‌ चैतन्य को देखा है। सभी लोग उस मछये के निकट गये और 
पूछा--“मैया, तुम इस ग्रकार पागल की तरह क्‍यों कर रहे हो ? तुम्हें क्‍या 
हो गया है ?” 
घीवर ने उत्तर दिया--“'मैं कहूँ तो क्या कहूँ! समुद्र में जाल लेकर तो मैं 
मछली पकड़ने ही गया था | लेकिन जाल में फंस गया एक बदमुत मनुष्य । 
शाल-व॒क्ष की तरह उसका शरीर सुडोल और लंबा था और उसऊझा वर्ण 
! था ठोक शंख की तरह सफेद । वह कभी तो वेहोश हो जाता था और कभी- 
कभी कृष्ण का नाम लेकर रोने-गाने लगता था| उसके शरीर को छूने के बाद 
से ही में इस उनन्‍्माद-दक्षा में अभिभूत हो गया हूँ ।”' 
मक्तों को जेसे इस समाचार ने जात में जान ला दी । ठीक है, अब कोई 
भय नहीं । महाप्रभु कहीं निकट में हो मिल जायेंगे । शीघ्र ही उनके दर्शन का 
सौभाग्य हमें प्राप्त हो जायगा--इस आशा के आनन्द ने उन्हें प्रसन्‍न और 
गतिमान कर दिया । 
स्वरूप ने जब प्रइन किया तो महाप्रभु ने उत्तर दिया--““अरे मुझे यमुना 
की याद आ गइ थी और फिर व॒न्दावन की । उसी याद में मैं डूब गया था। 
तुम जिसे समुद्र कहते हो, वह ओर है भी क्‍या ? एक सांवली याद ही है श्रीकृष्ण 
के असीम प्रेम की । बहुत देर तक मैं बारी-बारी से कभी राधा और कभी कृष्ण 
होकर यमुना-तट के उस गोपनीय संभोग-रस का अनुभव प्राप्त करता रहा। 
किन्तु थोड़ी ही देर बाद मुझे तुमलोगों की पुकार ने वापस लौटा दिया । तुम- 
लोग मेरा नाम ले-लेकर रो जो रहे थे । तुम्हारी उपेक्षा करके मैं उस रस में 
कबतक ड्बा रह सकता था ?” 
भगवत्सत्ता की इसी मधुरता के परम तत्त्व को चंतन्य महाप्रमु जीवन- 
भर संवेदित और प्रेषित करते रहे । साथ-ही-साथ अपने जीवन एवं साधना के 


लीला-माधुय॑ को भी, समय-समय पर, प्रकट कर देना उनके द्वारा अनायास ही 


१२७ ] [ श्री कृष्ण चैतन्यदेव 


संभव हो जाता था| किन्तु अब घरती के इस सौभग्य का अंत आ चला है। 
महाप्रभु संमवतः लीला-संवरण की भूमिका के निकट पहुँच च॒के हैं । 

स्वरूप के आनंद का अव्याहत अमृत-मोग उक्त बारह वर्षों के बाद अपनी 
अंतिम सीमा पर आकर ठहर गया है। १५३३ ई० सन्‌ का वर्ष है। आषाढ़ 
का महीना आ गया है। दिन का तीसरा पहर शुरू हो चुका है। महाप्रभ 
सहसा एक दिव्य भावावेश में आविष्ट, हो गये । आवेश की वह आँधी ही उन्हें 
जगन्नाथ देव के मंदिर में उड़ाकर ले गई । मंदिर के गर्म-गह की सीमा पर जो 
गरुड़-स्तंम है, उसके ही पाइवं में वे प्रतिदिन खड़े रहकर आरती के दृश्य देखा 
करते थे और दोनों हाथ जोड़कर वहीं से माव-तन्मय अवस्था में पुरुषोत्तम के 
विग्रह की चिन्मय-रूप-सुधा का पान किया करते थे। इसी स्थिति में उनकी 
आँखों से बहनेवाले आँसुओं की घारा, उनके सर्वांग शरीर को ही धोकर संतुष्ट 
नहीं होती, मंदिर के प्रांगण को मी सिक्‍त कर दिया करती थी। कितु आज वे 
गरुड़-स्तंभ के नीचे खड़े नहीं हुए। वे सीधे दारु-ब्रह्म की वेदी के पास दोड़े 
ओर लगा कि दार ब्रह्म के विग्रह में बिना पेठ उन्हें संतोष न होगा । 

मक्‍तगण विस्मयपुवंक उनकी इस अद्भुत चेष्टा को देख रहे हैं। सहसा 
मंदिर के अन्तग्‌ह का कपाट आप ही बन्द हो गया। सब बाहर रह गये । 
कपाट के मीतर रहे केवल महाप्रभु चेतन्‍्य और जगन्नाथ की दारुमय त्रि-मूर्ति । 

चैतन्य महाप्रभु के ध्यान धन--ईश्वर: परम: कृष्ण-दास-नब्रह्म के रूप में 
एकान्त पाकर मुस्कुरा उठे और महाप्रभु हु कार भरकर उनकी भोर बड़े वेग से 
घावित हुए, ठीक उसी तरह जैसे समुद्र की ओर गंगा । 

बाइस वर्ष पहले की बात है। उस दिन भी जगन्नाथ देव के दारु-विग्रह 
को देखकर महाप्रम॒ इसी तरह उन्मत्त हो उठे थे। और उस दिन भी उन्होंने 
पुरुषोत्तम के दारु-विग्रह को गोद में उठाने के प्रयास में ही सुध-बुध खो दी थी । 


प्रम की नीलाचल-लीला का वह पहला दिन था। आज वह कौन-सा पव॑ है? 
क्या क्रब महाप्रभु अनित्य लीला को छोड़कर, नित्य-लीला में प्रवेश करेंगे 


उस दिन महाप्रम॒ ने जगन्नाथ के दारु-विग्रह को गोद में उठाया था और 
आज जगन्नाथदेव के दारु-विग्रह ने महाप्रमु को गोद में उठा लिया है। इस 
आलिंगन-पाश से वापस लौटना संभव नहीं और उचित भी नहीं । क्षण-मर 
में एक अलौकिक घटना घटित हो गई। महाप्रम्‌ दारु-ब्रह्म की छवि में ठीक 
उसी तरह अन्तहित हो गये जैसे गंभीर मेघ में बिजली की रेखा | मंदिर का कपाट 
फिर खुल गया | प्रभु के भक्त उन्हें खोजने बेदिका की ओर द्रत-गति से दौड़ 
गये, पर महाप्रमु को खोजा नहीं जा सका। सहसल्नों व्याकुल भक्तों का अनुसंधान 


मारत के महान साधक | [ १३८ 


विफल हो गया । उत्कल-राज प्रताप रुद्रदेव भी तुरत उपस्थित हुए। उन्होंने 
भी महाप्रभु का संघान पाना चाहा | कितु सारे प्रयत्त विफल हो गये। फिर 
किसी ने उस विश्वमोहन रस-मय सच्चिदानंद विग्रह को नहीं देखा, जिसे 
भारतवर्ष गौरांग महाप्रमु श्रीकृष्ण चेतन्य के नाम से अब तक पुकार रहा है। 
सहस्र-सहस्त भक्तों की क्रन्दन-घ्वनि में समुद्र का गर्जन डूब गया। समुद्र 
और है भी क्‍या ? श्रीकृष्ण और राधा के नित्य-प्रेम, नित्य-लीला की ही सांवली 
याद ! भक्तों के हृदय में अब याद के अतिरिक्त कुछ और वचा भी नहीं । 
धरती पर जो अनित्य लीला के रूप में नित्य सच्चिदानंद उतरा था, वह 
अपनी नित्यता में समाहित हो गया । फिर भो मह।प्रभू की लीला को अनित्य 
कौन कह सकता हूँ ? वह तो चिरंतन हूं, शाइवत है। महाप्रभु के ही एक साधक 
मक्त ने ठीक ही कहा-- 
“अद्यापिह सेइ लीला करे गोरा राय 
कोन-कोन भाग्यवान देखि वारे पाय ” 
सच ही तो महाप्रमु॒चंतन्यदेव की नित्य सनातन आनंढ-लीला कभी 
समाप्त क्यों होगी ! वह जैसे आज से पांच शताब्दी पहले होती थी, वैसे | 
आज भी हो रही है, लेकिन उसे सभी देख नहीं पाते | जो देख पाते हैं, वे सच- 
मुच माग्यवान हैं। या यों कहा जाय कि उसे देख लेना ही विश्व का सबसे 
बड़ा सोमाग्य है । 


स्वामी अभेदानन्द 


स्वामी अमेदानन्द--ये थे ठाकुर रामकृष्ण के अन्तरंग लीला-पाषंद, 
उनके तत्वों के धारक, बाहक तथा उनकी मंडली के अन्यतम नेता । अध्यात्म- 
शिल्पी श्रीरामकृष्ण के दिव्य हस्त-स्प्श ने रूपान्तरित किया उन्हें एक नृतन मानव 
के रूप में जिससे भास्वर हो उठा उनका साधनामय जीवन त्याग, तपस्या, 
तितिक्षा, मनीषा, शास्त्रज्ञान और तपोज्वला बुद्धि की दीप्ति से। कालान्तर 
में प्राच्य और पाइचात्य के शत-शत मुमुक्षु नर-नारी आलोकित हुए उनके इस 
आलोकमय जीवन से । 

गुरु रामकृष्ण की वाणी और वेदान्त के परमतत्व का प्रचार अभेदानन्द 
ने विस्मयकारी निष्ठा और कुशलता के साथ लगातार पचीस वर्षों की लम्बी 
अवधि तक किया । गुरु भब्राता विवेकानन्द ने अमेरिका ओर यूरोप के जन-मानस 
के सम्मुख हिन्दु-धर्मं के शाइवत रूप को प्रस्तुत करते हुए अद्व त वेदान्त के 
तत्वों और आदर्शों के भावतरंगों की अवधारणा की । अभेदानन्द ने इस तरंग 
को अमेरिका के दिक्‌-दिगन्त में विखेरा और इस नव-निर्मित आन्दोलन को 
एक सुदृढ़ मित्ति पर खड़ा किया । इस प्रकार मातृ भूमि भारतवर्ष और उसके 
धर्म की एक उज्ज्वल भावमृत्ति की उन्होंने सृष्टि की। अतः मारतवषं के 
धरम और संस्कृति के इतिहास में इस प्रवतंक और आचाय॑ अभेदानन्द को कभी 
मी विस्मृत नहीं किया जा सकाता । 

अभेदानन्द के पिता रसिकलाल चन्द्र प्रद्यात ओरियंटल सेमिनार के 
लब्ध-प्रतिष्ठ शिक्षक थे जिन्हें लोग सत्यवादी और विद्वानू समझकर श्रद्धा 
करते थे । माता नयनतारा के चरित्र में धर्म-भाव प्रचुर रूप से प्रबल था। 
कालीघाट के मन्दिर में वे बराबर पूजा के निम्ित्त जांतीं और पूजा मध्य एक 
धामिक पुत्र हेतु भगवती से प्राथंना करतीं । देवी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार 
कर ली; फलस्वरूप १८६६ ई० की दूसरी अक्टूबर को उनके गर्भ से एक 
प्रियदर्शी शिशु-रत्न की उत्पत्ति हुई | देवी को कृपा से प्राप्त इस बालक का 
नामकरण हुआ कालीप्रप्ाद । 
१७(१० 


भारत के महान साधक ] [ १३० 


किशोरावस्था से ही कालीप्रसाद के जीवन में बुद्धिमत्ता ओर मैधा का 
विकास दिखलाई पड़ने लगा | परीक्षाओं में अपने वर्ग में वे प्रायः उत्तम स्थान 
पाते और पारितोषिक इत्यादि भी प्राप्त करते | अल्प समय में ही बंगला, 
संस्कृत और भंग्रेजी माषाओं पर उनका अधिकार हो गया ओर उस णिज्ञासु 
तरुण ने अनेकानेक ग्रथों का अध्ययन उसी समय कर लिया । 


विल्सन रचित मारत के इतिहास में कालीप्रसाद ने आचाये शंकर की 
कथा पढ़ी | शंकर अद्व॑त वेदान्त के दिग्विजयी पंडित थे । इनकी कथा से 


प्रेरणा ग्रहणकर कालीप्रसाद के मन में बड़े होने पर इसी प्रकार के दुद्ध ष 
पंडित और दाशंनिक बनने की उद्दीपना हुई | उनके अन्दर अध्यापन का उत्साह 
और अनुसंधान की भावना तो प्रबल थी ही । अतएवं उसी वयस में इन्होंने 
स्‍्टुआार्ट मिल, हेसेल, ग्यानो, ल्‌ईस ह्यं मिल्टन प्रभृति की रचनाओं से परिचय 
प्राप्त कर लिया | इसके साथ-साथ कालिदास के रघुवंश, कुमार-संभव और 
शकुन्तला तथा भट्टिनाथ का मी अध्ययन किया । अथे न समझते हुए भी गुप्त 
रूप से गीता का अध्ययन करते थे और उसके तत्त्वों को आयत्त करने का 
प्रयास भी करते थे। 
उस समय बंगाल में चतुदिक प्राणों का स्पन्दन परिलक्षित हो रहा था । 
जगह-जगह कलकत्ता के पार्का में राजनीति, धर्म और संस्कार आन्दोलन के 
प्रवक्तागण घूम-घूमकर भाषणों द्वारा ज्वालामुखी उगल रहे थे और समाज के 
तरुण प्रमत्त हो उन्हें उन सभाओं में सहयोग दे रहे ये। सुयोग पाकर काली- 
प्रसाद मी किसी-किसी भें जाकर उपस्थित होते और उनका तरुण चित्त नूतन 
स्वप्न और नूतन उद्दौपना से उच्छल हो उठता । 
उस समय के प्रसिद्ध धर्मंवक्‍्ता शशधर तकचूड़ामगि अलवर्ट हाल में 
पातंजलि योगसूत्र और योगसाधना विषय पर भाषण दे रहे थे। उस भाषण 
को सुनकर कालीप्रसाद उत्साहित हो उठ और उन्होंने अपने जलपान का पैसा 
बचाकर पात॑जलि दशेत की एक प्रति खरीद ली परन्तु, इस अल्प बयस में इस 
कठिन दर्शन तत्त्व को समझने की क्षमता उसयें कहाँ थी? मावातुर और 
चिन्तित हो उसने शशधर तकंचूड़ामणि से साक्षात्कार किया और कहा--- 
दयाधूर्वक का यदि इस पुरतक के इन सूत्रों को मुझे समझा दें तभी मैं क्ृताय॑ 
हो सकता हू । प्रसन्न हो तकंचुड्रामणि ने उत्तर दिया---'बाबा, इस उम्र में 
तुम्हें योगसू त्र पढ़ने की इच्छा हुई है, यह जानकर मुझे अतीव प्रसन्नता हुई । 


पे मिलने पर मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूँगा परन्तु वक्‍तता के कार्य 
मैं सदा व्यस्त रहता हूँ, उस पर से इतने लोगों हे 

५ 3 इतने लोगों के साथ मेरा 
है । मेरे पास तो समय नहीं है ।” रा मिलना होता 


(२१ |] [ स्वामी अभेदानन्द 


खिन्न होकर कालीप्रसाद लौटने लगे तो शशधर तकंचूड़ामणि ने कहा- 
बाबा, तुम एक काम करो | कालीवर वेदान्तवागीश के पास तुम जाओ और 
मेरा नाम लेकर उनसे कहो, वे निश्चय ही अपनी स्वीकृति दे दंगे । कालीवर 
के पास जाने पर उन्होंने कहा--'तुम जसे छोटे बालक के मन में इस प्रकार 
की भावना जगी, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई परन्तु इस समय में 
पातंजलि दर्शन का बंगला अनुवाद कर रहा हू और मेरे पास समय का बहुत 
अभाव है। अतएवं तुम एक काये करो | स्वान से पूर्व प्रतिदिन एक सेवक ३े 
शरीर में थोड़ी देर तक तेल मालिश करता है, तुम प्रतिदिन उस समय मेरे 
समीप बेठो, थोड़-थोड़ सूत्रों को मैं तुम्हें समझा टूगा।” कालीअसाद इरा पर 
सहमत हो गए । कुछ दिनों तक वे वेदान्तवार्ग'श के घर आते-जाते रहे । 

इसी बीच उन्होंने 'शिव संहिता” का पाठ किया । इस ग्रथ में हठयोग, 
प्राणायाम और राजयोग की पद्धति का वर्णत है। इन सव को आयत्त करने 
के लिए कालीप्र साद अत्यन्त व्यग्र हो उठे परन्तु, केवल ग्रथ-ज्ञान से कोई काम 
नहीं हो सकता, इस प्रकार सभी ग्र थ ज्यों के त्यों लिखे रह जायेंगे--सिद्ध गुरु 
के साहाय्य के अतिरिक्त योगसाधन संमव नहीं । योग्य गुरु कहाँ मिलेंगे ? काली- 
प्रसाद के अन्तर में यह प्रइन उधेड़बुन कर रहा था और इस सम्बन्ध में उसने 
अनेक लोगों से जिज्ञासा भी की । 

उसकी व्यग्रता को देखकर उसके एक सह॒पाठी ने कहा-' “मैं एक सिद्ध 
पुरुष की कथा जानता हू । वे एक बहुत बड़े योगी हैं जो दक्षिणेश्वर की रानी 
रासमणि की कालीबाड़ी में निवास करते हैं। उनमें कोई पाखण्ड नहीं है । 
सुना है, शहर के गण्यमान्य लोगों का आवागमन उनके पास होता रहता है |. वहाँ 
जाने पर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी ।! अतएवं एक दिन कालीप्रसाद बा 
चलकर दक्षिणेश्वर में जा उपस्थित हुए । उस समय ठाकुर रामकृष्ण वहां नहं 
थे, वे कलकत्ते में एक भक्त के घर गए थे । ठाकुर के एक तरुण भक्त शशि उस 
सपय वहाँ उपस्थित थे । इकके पुवं वह दो-चार बार ठाकुर के समीप आ 
चुका था। कालीप्रसाद को उत्साहित करते हुए कहा--'भाओ, इस समय यहाँ 
पर माँ का प्रसाद पाने के लिए हमलोग प्रतीक्षा करे । _पशथ्महस रात्रि में वापस 
आयेंगे, तब तुम उनके दर्शन करना और उनसे अपने अन्तःकरण की बाते 
खलकर कहना ।' 
हु रात्रि में मेरा घर वापस जाना संभव नहीं होगा, परिणामस्वरूप माता- 
पिता चिन्तित होंगे। कालीप्रसाद यह सोचकर चिन्तामर्न हो गया परन्तु उसे 
साहस बंधाते हुए शशि ने कहा---'भेरा तो इस तरह अनेक वार यहाँ आकर 
कलकत्ता लौटना नहीं होता । घर पर सभी चिन्तित ही तो होंगे; दूसरा क्‍या 


३२ 
भारत के महान साधक ] [१ 


उपाय है, बोलो । साधुओं का दर्शन वांछनीय है, सो उनका दर्शन नहीं का 
वापस लौटना ठीक नहीं होगा ॥ काली प्रसाद ने प्रतीक्षा की । गंभीर रा 
परमहंसदेव वापस आए । गाड़ी से निकलकर वे अपने कमरे में आए और कुछ ह 
क्षणों में उन्होंने कालीप्रसाद को अपने समीप बुला लिया । मक्तिभाव से मं 
करते हुए काली प्रसाद सामने विछी हुई एक चटाई पर बैठ गए भर गौर- 
कान्तिमय तथा सौम्यदर्शन वाले उस महापुद्दत की ओर निनिमेष दृष्टि से 
निहारते लगे। ह 
स्निग्ध स्वर में ठाकुर रामकृष्ण ने प्रन्‍न किया--तुमने कहाँ 3क अध्ययन 
किया है ?! कालीप्रसाद ने कहा--“जी, इंट्रेंस क्लास में पढ़ता हू ॥ कं 
संस्कृत जानते हो ? कौन-कौन सा ग्रंथ पढ़ा है ?' 'रघवंश, कुमारसंभव आदि 
काव्य और गीता, पातंजलि दशेन तथा शिवसंहिता का अध्ययन किया है ।' 
'वाह, वाह” कहकर श्रीरामकृष्ण ने कालीप्रसाद को आशीर्वाद दिया और 
तत्पश्चात्‌ उसे बुलाकर उत्तर दिशा के बरामदा पर एक निभृत स्थान में ले 
गए । वहाँ पर उन्होंने एक विशेष प्रकार की अलौकिक क्रिया सम्पन्न की। इस 
घटना का प्रामाणिक विवरण उत्तरकाल में स्वामी अभेदानन्द ने अपनी आत्म- 
कथा में इस प्रकार दिया है :-- 


मैं योगसाधना में उपविष्ट हुआ और परमहुंसदेव ने मुझे जिल्ला निकालने 
के लिए आदेश दिया । जब मैंने अपनी जिह्ना को बाहर किया तव उन्होंने 
अपनी मध्यमांगुलि द्वारा उस पर एक बीजमंत्र लिखकर शक्ति का संचार किया 
तथा अपने दाहिने हाथ द्वारा मेरे वक्षस्थल की उध्वंदिशा में शक्ति का आकर्षण 
करके मुझे माँ काली का ध्यान करने को कहा । मैंने वसा ही किया । गंभीर 
ध्यानावस्था में समाधिस्थ होकर मैं क्राष्ठवत्‌ अवस्थित हो गया और एक अपूर्व 
आनन्द को अनुमव करने लगा । उस समय सभी सांसारिक विपय-वासनाएँ भुला 
गई | इस भाव में मैं कबतक रहा, यह मुझ ज्ञात नहीं । 
कुछ क्षणों के उपरान्त परमहंसदेव ने मेरे वक्षस्थल पर अपना हाथ रख 
मेरी कु डलिनी शक्ति को अधोगामी कर उसे यथास्थान किया | तब मेरी वाह्म 
चेतना लौटी और सम्पूर्ण शरीर एक अपूर्व तथा निर्मेल आनन्द स्रोत से परिपूर्ण 
हो गया । मेरी उस अवस्था को देखकर रामलाल दादा और गोपाल माँ ने 
मुझे से कहा था-- क्या ही आश्चयं ! तुम्हें स्पश करते ही तुम काष्ठवत्‌ ध्यान 
मग्न हो गए थे ।' जो हो, उस गंभीर ध्यानावस्था में मैंने कैसा अनुभव किया, 
इस संबंध में परमहुंंसदेव द्वारा जिज्ञासा किए जाने पर मैंने सभी बातें उनसे बता 
दीं। मेरी बातों को सुनकर वे आनन्द से हँसने लगे । 


१२३ ] [ स्वामी अभेदानन्द 


तदुपरान्‍्त उन्होंने जिज्ञासा की--'क्या तुम्हारी इच्छा विवाह करने की 
है ?! मैंने उत्तर दिया--'नहीं ।! तब परमहंसदेव ने कहा-- तुम वियाह मत 
करो ।' तत्पश्चात्‌ ध्यान करने की पद्धत्ति के संबंध में शिक्षा देते हुए उन्होंने 
मुझ से कहा-- 
“शुत्ि अशुचि ले दिव्य घर में कव सोवोगे । 
दोनों सपत्तियों में प्रेम होने पर ही श्यामा माँ को पा सकोगे ।”! 
े परवर्त्तीकाल में अभेदानन्द कहा करते थे--'ठाकुर के इन दोनों पदों का 
अथ उन दिनों समझ में नहीं आता था, बाद में मैंने उन्हें जाना । शुचि और 
अशुचि, अच्छा और बुरा इन दोनों का प्रथक ज्ञान रहते हुए अभेद ज्ञान का 
स्फुरण नहीं हो सकता । मायातीत होकर सब्चिदानन्द ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान भी 
संभव नहीं हे ।' 
इस प्रकार शक्ति-संचार करने के पश्चात्‌ श्रीरामकृष्ण ने कहा :- “नित्य 
प्रति रात्रि में अपने विस्तर पर ध्यान करना, ध्यान से दर्शन होगा। वह सब 
यहाँ आकर मुझे वतला जाना। इस बार तुम स्वयं जाकर काली मंदिर में 
ध्यान लगाओ |! ध्यान शेष होने पर जब वह वापस आया तो ठाकुर ने स्नह- 
पवंक उसे मिष्टान्न प्रसाद खाने को दिया । 
इस बार कलकत्ता से भागकर आने की उसकी पारी थी। ठाकुर ने 
मुदु स्वर में कहा-- पुन: यहाँ आओ ।' इसके साथ ही दक्षिणेश्वर आने के 
लिए रास्ता, आदि के सम्बन्ध में सभी बातें समझा दी । 
सरल युवक कालीप्रसाद ने प्रश्न किया--'यदि भाड़े की व्यवस्था नहीं हो 
तो क्‍या करूँगा ?? आश्वस्त करते हुए ठाकुर ने उत्तर दिया- 'जिसके कारण 
तुम यहाँ आ पाओगे उसी के द्वारा, यहाँ आने पर , तुम्हारे यातायात का भाड़ा मी 
प्रबन्ध कर दियां जाएगा । उसी समय एक धनी भक्त ठाकुर के दर्शताथे 
दक्षिणेश्वर के मंदिर में भाया । उनके वापस जाते समय ठाकुर ने कालीप्रताद 
को उन्हीं के साथ गाड़ी से भेज दिया। तरुण भक्त का लीप्रसाद के मन में ठाकुर 
रामकृष्ण की वह स्नेहस्निग्ध मूर्ति और उनके सुधामय वचनों की स्मृति बार- 
वार कौंध रही थी । इस स्मृति के मधुर-रस से उसका सम्पूर्ण अस्तित्व ही 
रसप्लावित हो रहा था । 
इधर कालीप्रसाद के माता-पिता चिन्तामग्न थे; सम्पूर्ण अहर्निश प्रतीक्षा 
में व्यतीत हो गया फिर भी बालक का कोई पता न चला। तर क्या वह गंगा 
में डूबकर मर गया अथवा दुधंटनाग्रस्त हो गया ? चतुदिक खोज करन 
के बावजूद पुत्र का कोई संधान न मिला। दुसरे दिन अभाव बेला में 


भारत के महान साधक ] [ १३४ 


नयनतारा देवी को हृठात्‌ स्मरण हो आया कि कुछ दिन पूर्व कालीप्रसाद ने 
उससे पूछा था कि कलकत्ता से दक्षिणेश्वर की कालीवबाड़ी कितनी दूर है ? धर्म 
के प्रति पुत्र की प्रबल अभिरुचि की कथा माता से छिपी नहीं थी। उसने 
अनुमान लगाया कि संभव है वह किसी के साथ दक्षिणेश्वर चला गया हो भौर 


किसी कारणवश वापस नहीं आ सका | 
पत्नी-मुख से इस कथा को सुनकर रसिक चन्द्र दक्षिणेश्वर की ओर 


प्रस्थान कर गए । मंदिर में प्रविष्ट हो उन्होंने ठाकुर रामकृष्ण से इस सम्बन्ध 
में पूछताछ की । ठाकुर ने उत्तर दिया-- 'कल तो वह यहीं था। यहीं उमने 
भोजन किया और यहीं वह सोया भी था। आज एक-व्यक्ति के साथ उसे मैंने 
गाड़ी से कलकत्ता वापस मेज दिया है ।' इस संवाद को सुनकर रसिकचन्द्र शांत 
हो गए परन्तु साथ ही साथ पुत्रके सम्बन्ध में उनके मन में एक गौर दुश्चिन्ता 
हो गई। दक्षिणश्वर के इस पगले साधु के सन्निकट उसने आवागमन प्रारम्म 
कर दिया है, ऐसा न हो कि कहीं भंत में घर-द्वार का ही त्याग कर दे । अनुनय 
के स्वर में उन्होंने ठाकुर से कहहा--'काली प्रसाद मेरा पुत्र है। जिसमें वह मनो- 
योगपूर्वक विद्याम्यास करे एवं घर-गृहस्थी समाले, तज्जन्य आप दयापूव॑क 
उसे उपदेश दें ।! 
शीप॑ एवं गुरुत्वपृर्ण विषयों के सम्बन्ध में ठाकुर स्पष्ट कथा नहीं प्रकट 
करते | परिष्कृत भाषा में उत्तर देते हुए उन्होंने कहा--आपके पुत्र में तेतर 
योगी का लक्षण है अत: योग-साधना के लिए उसका मन अधीर हो जाता है। 
ऐसी अवस्था में उसका विवाह-करना कया श्रेयस्कर होगा ?” रसिकघन्द्र ने 
उत्तर दिया-- 'जैेसी आपकी इच्छा | पिता-माता की सेवा ही परमधम है, क्या 
ऐसा नहीं है ?' 'हाँ, हां, ऐसा ही है” कहकर श्रीरामकृष्ण बार-बार अपना 
आाद्वाद प्रकट करने लगे । 
परवरत्तीकाल में अभेदानन्द कहते थे--'पिता-माता की सेवा से उस समय 
ठाकुर ने जगत्पिता और जगन्माता की सेवा का तात्पयँ समझा था और 
इसी लिए उन्होंने उस समय अयता आद्वलाद प्रकट किया था। परन्तु मेरे पिता 
उस समय यह बात नहीं समझ सके ।' 
प्रथम दशन के उपरान्त कालीप्रसाद का मन रामक्ृष्ण के चरणों में आवद्ध 
हो गया । घर में रहते हुए भी दिन-रात उन्हीं की कथा, उनके विपुल स्नेह 
और कृपा की कथा के सम्बन्ध रें सोचा करते। आजकल उसका मन लिखने 
पढ़ने में कतई नहीं लगता तथा घर की-कोई भी वस्तु पूव॑ की माँति आकर्षक 
नहीं प्रतीत होती । भब वे श्रीरामकृष्ण के निर्देशानुसार प्रति रात्रि में बन्द 


१३५ ] [ स्वामी क्षमेदानन्द 
द्वार कक्ष में शय्या पर बठ ध्यान करते | इस अवस्था में उन्हें अनेकों विचित्र 
और उद्दीपनामय अतीन्द्रिय दर्शन का सोभाग्य प्राप्त होता । परमहंस रामक्ृष्ण 
ने कालीप्रसाद के जीवन के मूल में एक प्रचण्ड गति प्रदात की और परिणाम- 
स्वरूप एक विराट पांषाण पिण्ड से अपसारित और उन्मोचित हुई दिव्य रस 
की कलकल नादिनी निमह्न॑रिणी । यह भावान्तर इनके माता-पिता की तीक्षण 
दृष्टि से अलक्षित न रह सका ओर दोनों ने इन्हें दक्षिणेश्वर के उस ठाकुर के 
समीप पुनः जाने से वर्जित कर दिया । परन्तु कालीप्रसाद को अब अधिक रोक 
रखना संभव नहीं था। ठाकुर के दशनाथं इनका एक-एक दिन अधीरता से 
व्यतीत होने लगा; किस प्रकार वे दक्षिणेश्वर के ठाकुर के चरणों की छाया में 
उपस्थित हो सकंगे, यह सोच वे अधीर हो उठते | 


यातायात का भाड़ा प्राय: ठाकुर ही समय-समय पर प्रबन्ध कर देते । 
विदा-बेला में स्नेहपूर्ण स्व॒रों में वे कहा करते,-- 'तुम्हारे यहाँ नहीं आने पर और 
तुम्हारे दर्शन नहीं होने से मेरे प्राण बहुत व्याकुल हो जाते हैं। प्रतिदिन तुम्हें 
देखने की इच्छा होती है । मंत्रमुग्घवत्‌ कालीप्रसाद उत्तर देते--“मैं भी तो 


प्रत्यह आपके दर्शनाथं बेचन हो उठता हु परन्तु, माता-पिता बिल्कुल निषध 


करते हैं। स्मित हास्य से ठाकुर उत्तर देते-पकिसीको बताना नहीं, अत्यन्त 


गोपनीयता से यहाँ आया करो । यदि साथ में पैसा नहीं हो तो यहाँ से ले 
लिया करो ।' 


देवमानव ठाकुर की प्रेमधन मूर्ति और उनका मधुर-कंठस्वर कभी 
विस्मृत नहीं होता कालीप्रसाद द्वारा । अहा ! यह कैसा अदभत प्रेम और स्नेह 
हे उनका ? इस प्रेम में स्वार्थ की वू तक नहीं । प्रेम करने का एकमात्र उह्०ँ श्य 
है कालीप्रसाद के धर्मंजीवन को गठितकर उसे मुक्ति के अमृतलोक में पहुंचाना | 
मत्यं मानव मध्य यह वस्तु कहीं भी खोजने से प्राप्त नहीं होने को । 

एक दिन कार्ल प्रसाद के पिता ने सम्पूर्ण दिन घर के द्वार में तालाबंद रखा 
इस आशामें कि पुत्र इससे बाहर नहीं जा सकेगा । दिन ढल जाने पर अपराक्त 
में उन्होंने सोचा कि दिन समाप्त प्राय है अतएव आज इस असमय में काली- 
प्रसाद दूरस्थ दक्षिणेश्वर को अब न जा सकेगा । अतः उन्होंने द्वार की खोल 
दिया । सुयोग मिलते ही उन्मादावस्था में कालीप्रसाद अग्रसरित हुए राजपथ 


की ओर और दक्षिणश्वर पहुच प्रणिपात हुए ठाकुर के चरणों पर। उनका 
हृदय दिव्यानन्द से भरपूर हो रहा था। 


ठाकुर रामकृष्ण ने तत्क्षण अपने नतन भक्त की ओर स्मित द्दीस्थ से 
देखा और उस पर एक तीधण दृष्टि डाली । तब प्रसन्न हो मधुर कंठ से कही- 


मारत को महान साधक ] [ १३६ 
“द्ोक है । इसी प्रकार करना । ईश्वर के लिए इसी प्रकार की तो व्याकुलता 
चाहिए | सुयोग पाते ही यहाँ उपस्थित होना और जो कुछ दर्शन हो, अनुभूति 
हो, उस सब के विषय में यहाँ आकर बता जाना । 


धपानावस्था में कालीप्रसाद प्रायः अनेकानेक दिव्यमूत्तियों का दर्शन करते 
ये । एक दिन देखा कि अनन्त आकाश में स्थिर-एक दिव्य-चक्ष विस्फारित हो 
रहा है | दूसरे दिन उन्होंने देखा कि उनकी आत्मा देहपिजर से निकलकर डक 
मुक्त विहंग की माँति महाशून्य में विचरण कर रही है । नीचे से उध्वे दिशा में 
उठकर उड़ते-उड़ते एक समय वह एफ परम रम्य स्वात में आकर उपस्थित 
हुई जहाँ असंख्य देव-देवी, अवतार और सिद्ध पुरुष विराजमान्‌ थे हे कप कया 
की जानकारी देने पर ठाकुर रामकुष्ण ने उनसे कहा-- तुम्हें वुण्ठ के 
जो दस श्रीरामकृष्ण सत्य-सिद्ध ब्रह्म रसिक थे। उनकी जीवनलीला में 
दिनानुदिन नाता रस और नाना भाव वैचित्य प्रकट हो रहे थे। तरुण काली- 
प्रसाद आकण्ठ उस सुधारस का पान कर रहे थे। जीवन-कथा में उन्होंने 
लिखा है--'कभी तो वे भावावेश में हँसते, कमी रोते, कमी नाचते और कभी- 
कभी समाधिस्थ हो जाते | वे कभी मधुर स्वर में रामप्रसाद, कमलाकान्त 
प्रभुति साधकगणों द्वारा रचित गानों को गाते-गाते विह्नल हो उठते। कभी- 
कमी वे राधाकृष्ण की व॒न्दावन लीला का गान करते और कभी विद्यापति, 
चंडीदास प्रभृति वैष्णवों द्वारा रचित पदावली का गान करते। गाते-गाते 
भावोन्माद की अवस्था में वे नवीन शब्दों और मुहावरों का प्रयोग बीच-बीच 
में करते जाते । कभी-कभी परम वेष्णव तुलसीदासजी ने किस प्रकार सीता 
और राम की लीला का वर्णन किया है, उसी हूप में लीला का वर्णन करते- 
करते वे भावावेश के परमानन्द-सागर में निमज्जित हो जाते। इस प्रकार 
परमहंस के जीवन में सवंधमं-समन्‍्वय की भावना प्रत्यह प्रतिफलित होती थी 
और वे सबको 'जितने मत उतने पथ' इस उदार सावेभौमिक भाव का उपदेश देते । 
उन सभी उपदेशों को हृदयंगम कर मैं एक अपूर्व आनन्द में निमग्न हो जाता !! 
ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता त्यों-त्यों न जाने ठाकुर की कितनी करुणा- 
लीलाएँ कालीप्रसाद के नेत्रों के समक्ष उद्घाटित होतीं। उस दिन श्रीरामकृष्ण 
ने रामदत्त महाशय के घर पदापंण किया। अभ्यरथना के पश्चात ससम्ध्रम 
उन्हें बंठक खाने में बंठाया गया । चतुदिक एक बार दकपात करते हुए ठाकुर 
ने कहा--कहाँ है, नरेन कहां है, उसे तो देखता ही नहीं ।” रामदत्त ने कहाँ -- 
'नरेन खूब अस्वस्थ है, अतः वह नहीं आ सका | सर में अत्यधिक पीड़ा है, 


१७ | [ स्वामी अभेदानन्द 


अखें नहीं खुलतीं ।! ठाकुर-अत्यन्त व्याकुल हो उठे । उनकी आज्ञा से तत्क्षण 
कालीप्रसाद-प्रभूति नरेन के घर आस उपस्थित हुए और उनसे कहा-- 'ठाकुर 
तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, शीघ्रातिशीघ्र तुम वहाँ 'चलो ।' 

नरेत उस समय एक भींगी गमछी सर में बाँधे नीचे के कमरे में सो रहे 
थे। वे बोले- 'देखो मेरी अवस्था। कैसे जा सक्‌गा ? सर में असह्य पीड़ा हो 
रही है ।” कान्नीप्रसाद प्रभूति सहयोगियों के दबाव से नरेत को अगत्या जाना 
पड़ा । मस्तक में एक भींगी गमछी बाँधे और अपने बान्धवों का हाथ पकड़ वे 
किसी प्रकार रामदत्त के भवन में उपस्थित हुए | नरेन को आया जान श्रीराम- 
कृष्ण के आनन्द की सीमा न रही । अपने पास वुलाकर उनके मस्तक पर 
अपना हाथ सहालते हुए कहा--'क्या रे, तुम्हारे मस्तक में क्या हो गया है ।'* 
क्या ही आश्चय, मस्तक पर-ठाकुर के हाथ रखते ही आँखों की तीब्र वेदना दूर 
हो गई भर स्वाभाविक ढंग से अपनी आँखा को उनन्‍मीलित करने में वे अब 
सक्षम हो गए । 

विस्मय के साथ नरेन ने कहा - 'महाशय, आपने क्या किया, मेरे मरतक 
की पीड़ा हठात्‌ कहाँ चली गई !' उस समय ठाकुर मंद-मंद मुस्कुरा रहे थे । 
थोड़ी देर पश्चात्‌ नरेन से कहा -- 'अब तुम गाना गाकर सुनाओ ।/ बस क्‍या 
था, नरेन आनन्द से उछल पड़े | तानपुरा पर मधुर स्वर से गाने लगे वे ओर 
उसके साथ ही रामक्ृष्ण निमज्जित हो गए ध्यान की गहराई में । परन्तु नरेत 
परमानन्द में एक के पश्चात्‌ दूसरा गाना गाते रहे। इन्हें देखकर भला कोन 
कहेगा कि कुछ क्षण पूव॑ ही ये शब्याग्रस्त हो तीन्र वेदना से छटपटा रहे थे ? 

नरेन के संगीत से श्रीरामकृष्ण के शरीर एवं मन सें जाग उठी एक दिव्य 
भाव की प्रबल उद्दीपना | प्रत्यक्ष दर्शी तरुण -साधक कालीप्रराद उस दिन की 
उस चमत्कार पूर्ण घटना का यों वर्णन कर रहे हैं--“पदकीतंन सुनकर परमहंस 
के मुख पर अपधूर्व ज्योति और प्रसन्न हास्य की रेखा विकी्णं होगे लगी । इसके 
बाद-जब “नदी में गौर प्रेम की तरंगे नृत्य कर रहीं हैं" कहकर कीत्तन का 
प्रारम्म हुआ तो परमहंसदेव उठ खड़ हुए और अपनी कमर में वस्त्र को लपेटते 
हुए मदोन्मत्त सिंह की भाँति उन्होंने नृत्य करना प्रारम्भ किया । उद्याम न॒त्य 
के साथ उनके मुख पर प्रसन्नता की हँसी भी प्रकट हो रही थी | इस दृश्य को 
देखकर श्रीचेतन्यदेव के नृत्य से वशीभूत हो उनके मक्तगणों की कथा स्मरण हो 
आती है। उनलोगों ने कहा था--“गोरा हमारा मदोन्‍्मत्त मतंग है । उस दिन 
एक मदोन्‍्मत्त हाथी की भांति रामहृष्ण को उद्दाम नृत्य करते देखकर मैं 


१८/१० 


मारत के महान साधक ] [ १३८ 


आनन्द-विभीर हो! गया था।” े 
नरेन प्रमुति तरुण भक्तों 'के प्रति ठाकुर का अहेतुक स्नेह और प्रम, 
इष्टगोष्ठी और कीत्तंनानन्द का काली प्रसाद दिनानुदिन प्रत्यक्ष दशंन करने लगे 
और उससे अभिभूत होने लगे । 
गिरीशचन्द्र घोष जिस प्रकार प्रतिभावान्‌ नट और नाट्यकार थे उसी 
प्रकार वे एक उद्दाम प्रकृति के पुरुष थे | कालीप्रसाद ने सुन रखा था कि है हें 
पृ गिरीश श्रीठाकुर को कोई महत्व नहीं प्रदान करते । नशे की अवस्था में उन् 
कई बार निद्य भाषा में गालियाँ तक दे देते परन्तु वीतरागभय ठाकुर 
रामकृष्ण इससे किचित्‌ भी विचलित नहीं होते बल्कि अपने अन्तरंग भक्तों के 
समक्ष वे कहा करते--“नशे की अवस्था में वह इस प्रकार की असंगत वार्ता 
करता है । ठहरो साले, कवतक खाओगे ।! ठाकुर के अगाध स्नेह और प्रेमाक- 


षंण ने झन्ततोगत्वा गिरीश् को मृदु बनाया और उसे परिणत किया एकनिष्ठ 
मकक्‍त के रूप में । 


उस दिन दोपहर की बेला में कालीप्रसाद दक्षिणेदवर गऐ थे । वहाँ 
पहु चने पर उन्होंने देखा कि एक दूसरी गाड़ी से गिरीश घोष वहाँ 


उपस्थित हुए हैं। कन्दन करते हुए आत्तं स्वर से उन्होंने कहा-- 
ठाकुर हमारा उद्धार करें!” हसीबीच 


माँ भवतारिणी के साथ प्रारम्भ होता 
स्वर में माँ से कहते हैं-- 


'कृपापुवंक 
भ्रीरामकृष्ण भावाविष्ट हो जाते हैं और 
है उनका अन्तरंग संलाप । ठाकुर मूदु 
'वीरभक्त गिरीश वह सब अब नहीं करेगा ।? 

क्रमशः ठाकुर का बाह्यज्ञान लौट आया । स्नेह 


न पूर्ण स्वर में उन्होंने गिरीश 
से कहा-- ' माँ तुमसे वकालतनामा देने के लिए कह 


है रही हैं। तुम वही करो। 
तुम मुझे वकालतनामा देकर भार मुझ पर सौंप दो! तुम्हें और कुछ नहीं 
करना पड़ेगा |! साथुनयन भक्त गिरीश ने वैसा ही किया, ठाकुर का अभय 
आश्रय ग्रहणकर उनके चरणों पर प्रणिपात किया | कालीप्रसाद ने दक्षिणेश्वर 
में इन सभी विस्मयकारी घटनाओं को अपनी भाँखों से देखा और आप्राण अनुभव 
किया ठाकुर रामकष्ण की कपा औौर धाध्यात्मिक माहात्म्य का । तरुणसाधक-का ली - 
प्रसाद स्वभाव से ही खूब ध्यान परायण थे । गुरु श्रीरामकृष्ण की अहेतुकी कपा 
और उनकी साधना सम्बन्धी सृक्ष्म तिसुक्ष्म निर्देशों ने इनकी ध्यान-प्रवणता को 


उच्चतर सिद्धि की उपलब्धि की ओर परिचालित किया। उस समय की एक 
स्मरणीय अभिज्ञता सम्बन्धी तथ्य उनके आत्म 


चरित्र में हमलोगों को प्रा 
है। उन्होंने स्वयं लिखा है :-. पे प्राप्त होता 


“दक्षिणेश्वर में परहं सदेव अपने लध्‌ कक्ष में आसीन हैं और मैं उनका पाइवे- 


१३१६ ] [ स्वामी अभेदानन्द 


वर्ती हो पदसेवा कर रहा हूं। वे मेरे मुख की ओर देखकर कहने लगे-... 
ब्रह्मज्ान का सहज में लाम किया जा सकता है /” मैं ने उत्तर दिया-'पातंजल- 
दर्शन में एक सूत्र है : तीव्र सम्वेगानामासम्न :--अर्थात्‌ जिसके अन्दर में तीख्र 
संवेग ( श्रद्धा, वीर्यादि ) रहता है उसे शीघ्र समाधि होती है।' उन्होंने हंसते 
हुए मुझे आइवासन दिया-- तुम्हें ब्रह्मतान होगा ।' तब उन्होंने अपने नाखून 
से मेरे कपाल पर जोर से चिकोटी काटकर कहा--इस स्थान पर मन को स्थिर 
करो। नांगटा ( तोतापुरी ) ने तो मेरे कपाल पर एक काँच-खंड को विद्ध 
करके उस बिन्दु पर मुझे अपना ध्यान स्थिर करने को कहा था। ओऔर वैसा 
करने पर मुझे तो निविकल्प समाधि लग गई थी । उस अवस्था में तो कोई 
बाह्मज्ञान अवशेष नहीं रहता । मैं भी भहनिश तीन दिनों तक भविरल समांधि 
में स्थिर रहा। मेरी अवस्था देखकर नांगटा ने कहा थ!,--देवी की क्‍या माया 
है ! चालीस वर्षों की साधना के उपरान्त मुझे निरविकल्प समाधि प्राप्त हुई, 
उसे तुमने तीन दिनों में ही सिद्ध कर लिया ? 

तत्पश्चात्‌ परमहंसदेव ने मुझे पंचवटी के नीचे आसनस्थ हो ध्यान करने 
का आदेश दिया । उस समय हरीश नाम का एक दूसरा सेवक वहाँ था। परम- 
हंसदेव की सेवा का भार उसपर सौंप परमहंसदेव को प्रणाम किया ओर पंच- 
वटी के नीचे ध्यान हेतु मैं उधर अग्रसर हुआ । वहाँ पहु चकर अपने भ्र, मध्य में 
मैं ने मन को स्थिर करके ध्यान किया और ध्यान करते-करते बाह्यशुन्य हो गया 
और कितनी देर मैं समाधिस्थ रहा इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं रहा। उसके 
बाद शनेः-शर्नः बाह्मयजान लौटने लगा, तत्पश्चात्‌ उठकर मैं परमहंसदेव के 
समीप पहुँचा और उनके चरणों पर प्रणिपात किया । उन्होंने स्नेहपूवेक मेरे 
मस्तक पर हाथ रख मुझे आशिववाद प्रदान किया।_ 

काली प्रसाद स्वभावतः मननशील थे भतः उनके मन में अनेकानेक प्रश्न 
उठा करते थे जिनके उत्तर उन्हें श्री रामकृष्ण के पास मिलते। वे नितान्त 
स्वजनता के भाव से, पिता और सखा रूप से, कालीप्रताद को इस विषय में 
साहाय्य करते और उसके अन्दर जागृत करते ईश्वर सम्बन्धी नूतनतर-उद्दीपना' । 
अपने इस नवीन भक्त-शिष्य को ब्रह्म, माया और वेदान्त सम्बन्धी तत्वों का 
निरूपण वे बड़ी प्रांजल भाषा में करते । अत्यन्त सहंज भाव से कहते---“ब्रह्म 
निगुण और सगरुण दोनों है। लेकिन निगुण ब्रह्म को तुम कसे जान पाओगे। 
जिस प्रकार साँप स्थिर होकर कु डली मारकर घूमता है और . पुनः वही साँप 
जब वक्र गति से चलता है तब वह सगुण ब्रह्म कहलाता है। निगुष प्रह्मय तो 
अबंड और स्थिर समुद्र की माँति है। उस में तरंग अथवा क्रिया नहीं है । वह 


[ प्‌४० 
भारत के महान साधक ] 


सुमेरुवत्‌ अचल ओर अटल है । सुषुप्तावस्था में उसकी मायाशक्ति उसी हे हक 
रहती है और उस अवस्था भ॑ विश्व ब्रह्माण्ड, जीव, जगत्‌ महाश्रलय है ल॑ न 
रहते हैं। मायाशर्ति के जाग्रत होते ही उस सच्चिदानन्द - सागर में तरंग 
उठती हैं । उस अवस्था को वेदान्त में सगुण ब्रह्म कहा जाता हू। तब त्रिगुणा- 
त्मिका माया अथवा प्रकृति में गुण-क्षोम होता है ओर उसी से प्रारम्भ होता है 
यह सृष्टि-कार्य । यही संग्रुण ब्रह्म पअद्धांतारीश्वर ', “हरगौरी” नामों से अभि- 
हित है शास्त्रों में ।' ॥॒ >ढ 
कालीप्रसाद प्रभति युवक भक्तों को उत्साहित करते हुए श्रीरामक्ुप्ण ते 
आगे कहा--'आँचल में अद्व तज्ञान की गाँठ बाँधकर जो इच्छा हो सो करो ।” 
अर्थात आगे चलकर साधक को वह तज्ञान वा लाभ करना चाहिए। इससे 
सांसारिक जीवन में कमंरत मानव अविद्या और अज्ञान के रहते हुए भी निप्कृति 
पाता है और समथथ होता है मुक्ति-लाभ करने में । 
एक दिन कालीप्रसाद ने ठाकुर से प्रश्न किया-'जीव और ब्रह्म मे 
क्या भेद है ? उत्तर मिला - 'स्रोतस्विनी जल के ऊपर आरपार लाठो रखने से 
मन में मान होता है कि जल दो भागों में विभक्त हो गया है। ठीक उसी प्रकार 
कह रूपी लांठी को धारण करने से जीव और ब्रह्म पथक-पृयक्‌ मन में प्रतीत 
होते हैं परन्तु यथाथ में उनमें कोई पार्थक्य नहीं है । ब्रह्मतान होने पर सभी 
भेद स्वतः दूर हो जायेंगे ।” पुन: आगे कहा -'जो निराकार हैं, वे ही 
साकार वने हैं। ईश्वर का साकार रूप ही जाना जा सकता है। साधक जिस 
रूप की चिन्ता अथवा ध्यान करता है, उसे उसी रूप का दर्शन होता हैं। बाद 


में अखंड सच्चिदानन्द में वह मिल जाता है । उस अवस्था » साकार निश्कार 
हो जाता है ।” 


सर्वंधर्-समन्वय का बीज-वपन भी ठाकुर ने इसी समय किया था काली- 
प्रसाद एवं अन्यान्य तरुण भक्तों के साधन-जीवन में । उनसे उन्होंने कहा था 
“जिन्होंने सवं-धर्म के सिद्धान्तों का समन्‍्दय किया है वे ही यथार्थ जीव हैं 
अन्य समी नीरस और निस्तेज हैं । वेदों में जिन्हें 'ऊ सच्चरिदानन्द ब्रह्म कहा 
गया है, तंत्रों में उन्हें ही 'ऊ सब्चिदानन्द शिव' कहा जाता है तथा पुराणों भ॑ 
उन्हें ही “ऊ सच्चिदानन्द कृष्ण” कहा जाता है | जितने मत हैं उतने ही पथ भी 
हैं। उसे पाने के नाना मत और नाना पथ हैं परन्तु लक्ष्य तो एक ही है ।” 

वेद-वेदान्त के तत्व तथा सिद्ध साधकों द्वारा उपलब्ध सत्य को. ठाकुर 
अपने भक्तों को अति सहज ओर सरलभाव से समझा देते जो उनके हृदय में चिर 
दिनों के लिए अंकित हो जाता । अभेदानन्द कहते हैं-- 'बीच-बीच में श्रीठाकर 


५५ +े 
१४१ | [ स्वामी अमेदानन्द 


जीवकोटि और ईश्वर कोटि के प्रसंगों को उठःकर उनकी आलोचना करते 
परन्तु उस समय मैं अथवा हमारे मध्य कोई भी उसका यथार्थ तात्पर्य न्टों समझ 
पाता था। मैं सोचता था कि सच्चिदानन्द ब्रह्म तो सभी में विराजमान्‌ हैं अतएव 
कौन बड़ा और कीन छोटा, इस प्रकार की चिन्ता का कोई अर्थ नहीं होता । 
एक दिन मैं श्रीठाकुर की चरण-सेवा में लीन था, पास में अन्य कोई भी नहीं 
था। उन्हें एकाकी देखकर मैं ने उनसे जीवफ्नोटि और ईश्वर कोटि के तत्व के 
सम्बन्ध में जिज्ञासा की | प्रसन्न हो उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा -- 
ब्रह्म तो सभी में विराजमान है, यह सत्य है परन्तु सभी की शक्तियों के प्रकाश 
में तारतम्य है। इस प्रकाश की तारतम्यता से ही ईश्वर कोटि और जीव कोटि 
का पार्थक्य होता है । जीव कोटि के लोग तो अपनी ही मुक्ति पाते हैं. वे दूसरों 
को मुक्त अथवा उद्धार नहीं कर सकते । परन्तु जो अपना उद्धार करने के साथ- 
साथ अन्यों का भी उद्धार करते हैं, वबेही ईइवर गोटि हैं। जीव 
कोटि और ईइवर कोटि में यही भेद है | कोई-कोई पुनः इसी शक्ति को लेकर 
जन्म ग्रहण करते हैं ।' 

मैं ने प्रश्त किया 'क्या जीवकोटि इस शक्ति को नहीं पा सकता ? जीवकोटि 
क्या कभी ईश्वरकोटि के स्तर तक उठ नहीं सकता ?! श्री ठाकुर ने उत्तर 
दिया-- हाँ, उठ सकता है | जीवकोटि यदि जगन्माता के पास दूसरों छे उद्धार 
के लिए शक्ति की प्राथेना करेगा, तभी माँ उसे वह शक्ति प्रदान करेगी ।” इस 
सम्बन्ध भ॑ उन्होंने एक दृष्टान्त भी दिया। उन्होंने कहा--'वन के मध्य में 
चतुरदिक मिट्टी की दीवाल से आवृत एक स्थान है | कुछ लोग उसे देखकर आनन्द 
से हंसते और हा-हा करते हुए चले जाये हैं। यह हुआ जीवकोटि। परन्तु 
जिस में विशेष शक्ति है, वह उस दीवाल पर चढ़कर भीतर की वस्तु को देखकर 
लौट आता है और अन्यान्य साथियों को सुचित कर उन्हें वहाँ लिवा जाता है। 
यह हुआ ईश्वरकोटि ।?१ 

१८८४ ई० के एप्रील महीने में एक दिन अवस्मात्‌ विद्धित हुआ कि 
श्रीरामकृष्ण के गले में कैंसर की बीमारी हो गई है। इस सूचना से उनके 
शिष्यों, भक्तों और अनुरागियों के उद्वंग की सीमा ते रही। कुछ दिनों के 
पश्चात्‌ उनकी चिकित्सा की सुविधाका विचार कर उन्हें श्यामपुकुर के एक 
मकान में स्थानान्तरित किया गया । इसके अतिरिक्त इस स्थान पर देवी 
शारदामणि को इनकी सेवा-शुश्रपा करते में सुगमता होती । इसी समय काली- 
प्रसाद चिरदिनों के लिए गह॒त्याग कर भ्र,रामकृप्ण के चरणों के आश्रय में 


१, मेरी आत्मकथा :--स्वामगी अभेदानन्द 


हे 
मारत के महान साधक |] | ४ 


उपस्थित हो अपना प्राणोत्वर्गं किय। उनकी सेवा और परिचर्या हेतु । नरेन भी 
ठाकुर की शय्या के पाएत्रे में प्रायः सदा तिवास करते | इस सम्बन्ध में मक्त 
लोग कभी कभी परिहास के स्वर में इन दोनों विशिष्ट सेवकों को सम्बोधन 
करते--'पसंनल अटेची ट्‌ हिज होलिनेस श्रीरामक्ृष्ण । 
इस समय कालीप्रसाद एवं अन्याय अन्तरंग भक्तों के समक्ष ठाकुर का 
दिव्य भाव एवं उनकी मगवत्ता दिनानुदिन देदीप्यमान हो रही थी । एक द्नि 
एक ईसाई भद्रपुरुष ठाकुर रामकृष्ण के दश्शतार्थ । आया । कथा प्रसंग में उसने 
ईशु की लीला और माहात्म्य का थोड़ा वर्णन किया । बस क्या था, इसके साय 
ही जाग उठा श्रीरामकृष्ण की देह और मन में दिव्योन्माद, ओर बाह्य चेतना 
शून्य हो मावावेश की यवस्था में शब्या त्योग वे उठ खड़े हुए । उस समय रस 
ईसाई महापुरुष को श्री रामकृष्ण का दर्शन अपने इदष्टदेव ईसा मसीह के रूप में 
हुआ और अपने भक्ति स्वर से उन्होंने उनका स्तवन प्रारम्भ कर दिया। 
तत्पशचात्‌ उसने कहा--आपलोगों ने इन्हें पहचाना नहीं | हमारे ईशु और 
ये अभिन्न हैं। आज यहाँ मैंने जिस रूप का दर्शन किया, प्रमु ईस।। मसीह का 
भी वही रूप है। इससे पृव॑ मैंने स्वप्न में इन दोनों के दर्शन किए थे। वतंमान 
युग के ईसा मसीह तो ये ही हैं।' इस कथा को सुनकर रामकृष्ण के भक्त 
आनन्द और विस्मय से अभिभूत हो उठे । 
उस दिन विजयक्ृष्ण गोस्वामी श्रीरामकृष्ण को देखने के लिए श्याम- 
कर आये थे, कालीप्रसाद उस समय ठाकुर के सन्निकट उपविष्ट थे। इस 
अवसर पर उन दोनों के बीच जो कथा-वार्त्ता हुई उस सम्बन्ध में परवर्त्ती काल 
में क्रभेदानन्द ने लिखा है--विजयकृष्ण गोस्वामी ने परमहसदेव से कहा कि 
मैंने आपको इसी स्थल शरीर में ढाका में देखा है । क्‍या आप वहाँ गए थे ? 
हँसते हुए परमहंसदेव ने उत्तर दिया-आपने अपनी प्रबल मकित के कारण मुझे 
वहाँ देखा था। इतना कहकर परमहंसदेव भावाविष्ट हो गए और उन्होंने 
अपना दाहिना पैर विजयक्षष्ण के वक्ष.स्थल पर रख दिया। वक्ष:स्थल 


पर 
उनके पाद-पद्मों के पड़ते हो विजयक्रृष्ण मावातुर हो अश्वुजल से 


मींगने लगे। 
हम सभी अवाक्‌ हो इस अपूवे दृश्य को देखते रहे और विचार करते रहे कि 
यह तो एक देवलीला ही है।” 


वह दिन कालीपूजा का था। भक्तलोगों 
अनुरूप पूजोपचार संग्रह कर उन्हें कक्ष में रखा 
उपस्थित होने पर ठाकुर ने आकर आसन 
विराजमान जगनन्‍्माता को लक्ष्य करके अपने 


ने ठाकुर के पूव॑ निर्देशों के 
या। पूजा का निर्धारित लग्न 
ग्रहण किया और अपनी देह में 
ऊपर ही पुष्पांजलि को अपंण 


१५३ 
। [ स्वामी अभेदानन्द 


कर ५) ग्प्न में 
उतर भिमुस कफ कर उनके कह बाप हे भय मुद्रा प्रकाशित होने लगी । 

प्रधान शिष्य गिरीश घोष समीपस्थ ही बठे थे। ठाकुर में इस भगवत्ता- 
भाव के उद्दीपन का दर्शन कर उन्होंने कहा -'आप हमलोगों के समक्ष जीवन्त 
मां काली विराजमान हैं। आओ, आज हम सभी इसी की पुजा करें ।” ठाकुर 
को प्रथम गिरीश्व ने ही पुष्प-चंदत और माल्यापंण किया और ऐसा करते 
समय वे धन-धन जय माँ, का घोष करते रहे । उधर काली प्रसाद, निरंजन 
प्रभृत्ति मक्तमण आनन्द से विभोर हो रहे थे । सबों ने सोत्साह पुष्पांजलि दी 
और भक्ति भाव से प्रसाद ग्रहण किया। भक्तों के इस स्तवगान के झंकार से 
पम्दृण कक्ष मुखरित हो उठा। परवर्तीकाल में ठाकुर के इस भगवत्ता भाव 
सम्बन्धी दृश्य का वर्णन करते हुए स्वामी अभेदानन्द कहा करते--'उस अपूर्व॑ 
दृश्य को मैं इस जीवन में कभी भी भूल नहीं सकता ।' 

चिकित्सा द्वारा रामकृष्ण की दशा में कोई सुध्रार न देखकर डाक्टरों ने 
स्थान परिवर्तन का परामर्श दिया । काशीपुर आकर उद्यान युक्त एक पुरातन 
बंगला भाड़े पर लिया गया । अपने भक्त सुरेश मित्त को बुलाकर रामकृष्ण ने 
कहा--ये लोग प्राय: गरीब लिपिक हैं, अधिक रुपए देने की इनमें क्षमता नहीं 
है। अतएवं मकान-भाड़ा तुम्हीं दो ।' सुरेश मित्र तुरत राजी हो गए। तब 
उन्होंने वलराम बाबू से कहा--“ओहो ! तुम मेरे खर्चों को वहन करो । मैं चन्दों 
पर आश्रित हो भोजन करना नहीं चाहता ।” सोत्साह बलराम ने इस निर्देश को 


शिरोधाये किया । 
ठाकुर की सेवा और दश्शन हेतु अनेकानेक गृही-भक्तों ने वहाँ आना 


प्रारम्भ कर दिया | ठाकुर की सेवा और चिकित्सा का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उनके 
तरुण और त्यागी भक्तों ने अपने ऊपर लिया । एक दिन कालीप्रसाद एवं अन्य 
भक्तों को सम्बोधित करते हुए ठाकुर ने कहा- देखो, मेरे गले का ब्रण एक 


उपलक्ष्य मात्र है। इसके मिस तुम सभी यहाँ एकत्र हुए हो।' 
इस प्रकार अपनी पीड़ा को उपलक्ष्य बनाकर ठाकुर न उत्तरकालीन 


रामकृष्ण मंडली का बीज वपन किया। इतना ही नहीं, जिससे यह बीज 


अंकुरित भौर पुष्पित हो सके तन्निमित्त उन्होंने उसके परिवेश की भी रचना 
सरलताधूवंक कर दी । नरेख््रनाथ उनके युवक-भकतों के अग्रणी हुए और सबों 


ने उनके नेतृत्व को स्वीकार किया। उन्होंने ग्रहण किया श्री रामक्ृष्णक सेवा-क] ये का 
भार। नरेन्द्रनाथ के जीवन को उस दिन ठाकुर ने एक सामान्य मंतव्य और 
अपनी इच्छा शक्ति के प्रयोग द्वारा प्रवाहित किया विधि-निर्दिष्ट मार्ग की 


ओर । यह काम उन्होंने विल्कुल अलक्ष्य भाव से किया। नरेन्द्र रात-रातभर 


१४४ 
आरत के महान साधक ] ॥ 


जागकर श्रीरामकृष्ण की सेवा करने लगे और इसके साथ ही अवसर पाकर 
आनेवाली कानून की परीक्षाओं की तंयारी मी करन लगे । इक यदि 
कथा-प्रसंगगं उत्त दिन श्रीरामकृष्ण न उनसे न देखी, या तुम 
वकील बनें तो अब आगे से तुम्हारे हाथों करा जल मी नह ग्रहण करू गा ! 
उस दिन उस समय कालोप्रसाद मी वहाँ उपस्थित थे । इन्होंने देखा कि नरेन्द्र 
स्‍्तव्व हो थोड़ी देर चिन्तामग्न हो गए आर तत्पश्चात्‌ उसी समय नीचे के 
मंजिल में जाकर अपने कक्ष में रखी हुई कानून की-पुस्तकों को सहेजकर उन्होंने 
एक किनारे रख दिया और कहा --- अब कानून की परीक्षा नहीं दे सक्‌ गा। 
(जिस कार्य से प्राणप्रिय ठाकुर उनके हाथ का जल भी ग्रहण नहीं करेंगे 
उस कार्य को वे क्योंकर करेंगे ? उस दिन नरेन्द्र, कालीप्रसाद, शरत्‌ और 
निरंजन प्रमृति एक साथ उद्यान में घम रहे ये । नरेन्द्र ने कहा -- ठाकुर ने 
अपने शरीर पर जिस कठित व्याधि को ले रखा हूँ उससे प्रतीत होता है कि 
संकल्प द्वारा ही वे देह-रक्षा कर रहे हैं। आओ, हमलोग सभी अपने प्राणों को 


बाजी लगाकर उनकी सेवा-शुश्रुपा करें और इसके साथ ही चलता रहे हमारा 
जप-धघ्यान और स.घन-मजन ।' 


परवरत्ती काल में इस समय के जीवन के सम्बन्ध भें और विशेषकर नरेन्द्र 
के साथ अपनी-अन्तरंगता के विषय में वर्णन करते हुए अभेदानन्द लिखते हैं :- 
४रात्रि में हमलोग अपना-अपना कत्तंव्य समाप्त कर पू॑ की भाँति जलती हुई 
धनी के पारव में बंठ घ्यान, वेदान्त विचार, गीता पाठ और शास्त्रालाप किया 
करते थे । तत्पश्चात्‌ शंकराचायं विरचित मोहमुद्गर और निर्वाणाष्टक के स्तोत्नों 
को आवृत्ति करते और उसके बाद उसके अर्थों का ध्यान लगाते । उस समय से 
मैं और शरत ( शारदानन्द ) दोनों नरेन्द्रनाव के प्रति विशेष रूप से आक्षष्ट 
होकर उसके सभी आदेशों का पालन करते एबं उसकी छाया की भाँति उसके 
साथ रहते । नरेन्द्रनाथ ते मेरा और शरद का नाम क्रमशः 'केलूया' और 
'भूलूया' रखा था। उसके बाद कभी अष्टावक्र संहिता और योगवाशिष्ठ का 
पाठ होता और कभी श्रीमद्भागवत के 'गोपी-गीत” की आवृत्ति होती। तब 
नरेन्द्र अपने मधुर कंठ से रामप्रसाद के गीतों का गान करते, ब्रह्मसंगीत और 
श्री ठाकुर जो भी गाना गाते उन सबको गाकर हमलोगों को मदोन्‍्मत्त कर 
देते । इसके बाद कभी-क्ी हमलोगयग 'जय राघधे' बोलकर संकीत्तंन करते और 
मत्त होकर नृत्य भी करते । 


नरेन्द्रनाथ मुझसे लगभग चार वर्ष बड़े थे। उस समय मैं नरेन्द्र को अपने 
ज्येष्ठ भ्राता तुल्य प्रेम करता और वे भी मुझे अपने अनुज तुल्य 


१४४ ] | स्वामी अभेदानन्द 


प्यार प्रदान करते । उनके अतिरिक्त दुसरा कोई नहीं था जिन्हें मैं अपना इतना 
प्यार दे सकता | मैं उनका भरज्ञानुवर्ती होकर सभी कार्यों का सम्पादन करता | 
आज्ञा होते ही मैं उनके पीछे-पीछे सवंदा छाया की माँति लगा रहता और जो 
वे करते मैं मी निविवाद रूप से वह काय करता। वे जिस कायं का आदेश 
देते, अकुठित हृदय से तत्क्षण उसे मैं करता । 

नरेन्द्रनाथ और मैं ज्ञानमार्ग के '"निति-नेति! का विचार करता कारण कि हम 
दोनों अद्वत वेदान्त मत के एकनिष्ठ पक्षपाती थे। नरेन्द्रनाथ पाश्चात्य द्शंत और 
न्याय, विज्ञान प्रभति शास्त्रों के ज्ञाता थे और उनके साथ इनका आलोड़न- 
विलोड़न करते-करते मेरी ज्ञान-पिपासा दिनानुदिन: वध्धित होने लगी। इसके 
अतिरिक्त इन सभी विषयों में में उनका इतना अनुकरण करता कि वे जब भी 
घ्यान के लिए बंठते, मै भी ध्यान हेतु बंठता । वे जिस भाव और सुर मे मोह- 
मुदगर, कौपीन पंचक, विवेक चूड़ामणि और अप्टावक्न सहिता प्रभृति का पाठ 
करते, मैं भी तदनुकुल पाठ करता । हमलोगों की साधना के मध्य एक ऐसा 
घनिष्ठ सम्पक था जो अटू्ट रहा दीघेंकाल तक ।”१ 

तरुण भक्तों के बीच नरेन्द्रनाथ सर्वाधिक प्रागवनन्‍्त और स्वामाविक 
नेतृत्व के अधिकारी थे। ब्रह्मवादियों के मत में जितने विचार हैं उसे वे पूरा 
नहीं मानते कारण कि वे अत्यन्त उदारपंथी थे। एक दिन इन्होंने कालीप्रसाद 
आदि लोगों से कहा -“चलो, तुमलोगों का कुसंस्वार मिटा दें। पिरु की दुकान 
में पकायो गई फाउलकरी खिला दें ।! मित्रों ने हामी भरी । क्‍या ही चमत्कार, 
मुसलमान द्वारा तेयार भोजन नरेन्द्रनाथ बड़े उत्साह से पूरा प्लेट चट कर 
गए। काली असादढ, शरत्‌ प्रभृति ने अपने कुसंस्कारों को दूर करन और घृणा को 
समाप्त करने हेतु नाम मात्र का आहार ग्रहण किया । इधर श्रीरामकृष्ण उनलोगों 
को बार-बार बुला रहे थे। सेवा हेतु उनकी शय्या के समीप पहुंचते ही काली 
प्रसाद से उन्होंने पुछा--'तुमलोग सभी कहाँ गए थे, बोलो तो ?! 

“विउन स्ट्रीट में पिस के होटल में ” 

“कौन-कौन गए थे ?”' 

“नरेन, शरत्‌, निरंजन और मैं ।” 

“वहाँ क्‍या खाया ?” 

“मुर्गी का शोरवा ।/' 

“तुमलोगों को कसा लगा ?” 


१. मेरी जीवन कथा-- स्वामी अभेदाननन्‍्द 
१०/१६९ 


भारत के महान साधक ] ( १४६ 

'जी, मुझे और शरत्‌ को उतना अच्छा नहीं लगा। अतएवं एक छोटा 
टकड़ा मुख में देकर अपने कुसंस्कार को समाप्त किया /” श्रीरामकृष्ण ने 
उच्चस्वर में हँसते हुए कहा--“भच्छा किया, तुमलोगों के सभी कुसंस्कार दूर 
हो गए, चलो यह अच्छा हुआ । ठाकुर ने क्रोध नहीं क्रिया बल्कि इस अभियान 
की कथा को सुनकर अत्यन्त कौतुक का अनुमव किया, यह देख उसी समय 


काली प्रसाद की चिन्ता दूर हो गई । 
नरेन्द्रनाथ के उत्साह स्वरूप काशीपुर के बगीचे के पोखरे में कई दिनों 


तक प्रचर मछली पकड़ने का फार्यक्रम चलता रहा । ठाकुर की सेवा जुश्नूषा के 
अन्तराल में तरुण मक्तगण पुष्कर के किनारे हाथ में वंशी छे बंठ जाते । इस 
कार्य में कालीप्रसाद की क्षमत। सर्वाधिक थी और उनकी वंशी में सर्वाधिक 
मछली मी फेंसती थी । उस दिन ठाकुर ने कहा--'क्या रे, तुम वंशी के द्वारा 
खूब मछली पकड़ता है ?” विनीत स्वर में उत्तर दिया--“जी हाँ ।” “वश्ी द्वारा 
मछली फेसाना पाप है, कारण कि इससे जीव हत्या होती है।” काली प्रसाद ने 
तक॑ दिया--'कंसे ? गीता में तो कहा है--य एन वेत्ति हन्तारं, इत्यादि-कभी 
भी आत्मा न तो हनता है और न हत, ऐसी दशा में मछली पकड़ना पाप केसे 
है ?' ठाकुर भी युक्ति देकर उसे कुछ क्षण तक समझाते रहे और तत्परचात्‌ 
कहा-- देखो, ठीक-ठीक ज्ञान हो जाने पर फिर कभी गलत मार्ग में पाँव नहीं 
पड़ेंगे। साधकों फो प्रारम्म में अनेक मलेनबुरे और पाप-पुण्यों का विचार 
करना पढ़ता है ।' 
कुछ देर चुप रह उन्होंने पुन: कहा-- “इन बालकों के बीच तुझे मैं एक 
बुद्धिमान्‌ बालक के रूप में समझता हू । मैंने तुमसे जितनी वातें कहीं हैं उन्हें 
तुम स्मरण रखकर उन पर ध्यान करो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा ।! 
तीन दिनों के मध्य ही ध्यानाविष्ट काली प्रसाद को ठाकुर के वक्‍तव्य की 
ययथार्थता उपलब्ध हुई और ठाकुर के समीप पहुंचकर उप्तने उनसे कहा--“इस 
बार मैंने समझ लिया है कि मछली पकड़ना कितना अन्यायपुर्ण काये है। मुझसे 
भब यह काय नहीं होगा । मुझे आप क्षमा कर दें।” यह सुन श्रीरामक्ृष्ण के 
मुखमंडल पर प्रसप्नता की हास्य रेखा विखर गई और धीर सर्वर में उन्होंने 
कहा--'मछली पकड़ना तो विश्वासघात करना हुआ । खाने का लोभ देकर 
वंशी लुकांकर घात में रहना और अतिथि अथवा बान्धव को निमंत्रित करके 
मोज्य पदार्थ के भीतर विष मिश्रित करना, दोनों एक ही तरह के पाप हैं ।' 
तरुण सांधक काली प्रसाद के म्रमं को यह कथा स्पशं कर गई, वे सजल 
नेत्रों से कहणाघन ठाकुर की भृत्ति की ओर देखते रहे। श्रीरामकष्ण ने पुनः 


१४७ ] [ स्वामी अभेदानन्द 


कहा--“आत्मा न तो मरती है और न किसी को मारती ही है। यह ज्ञान 
जिसे होता है वही तो आत्मस्वरूप का ज्ञाता है । भ्रतएव अन्य किसी की हत्या 
करने की प्रवृत्ति उसमें किस प्रकार होगी ? जिस क्षण उसमें हत्या करने की 
प्रवृत्ति होगी उस क्षण से तो उसमें आत्मज्ञान मी नष्ट हो जाएगा। तभी तो 
कहता हु' कि ठीक-ठीक ज्ञान होने पर मनुष्य के पर कुमार में नहीं पड़ेंगे। 
आत्मा को देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धि के परे साक्षीस्वरूप समझो ।” 

इस वितकित विषय की चर्चा से कालीप्रसाद के समी संशय इसी बीच 
दूर हो गए, आनन्दाभिशभत होकर वे बार-बार केवल ठाकुर की कृपा-कथा के 
विषय में विचार करने लगे । 


कालीप्रसाद स्वाभाविक रूप से तीक्ष्ण बुद्धिवाले, मननशील और प्रतिभा- 
वान्‌ व्यक्ति थे । नवीन ज्ञान-विज्ञान के तत्व सीखने के लिए उनके कौतृहल और 
ओत्सुक्य की सीमा नहीं थी। ठाकुर की सेवा तथा ध्यान-जप से अवकाश 
मिलने पर प्रायः वे प्राच्य और पाश्चात्य विज्ञानों के ज्ञान-समद्ध ग्रंथों का धध्य- 
यन करते । एक दिन सेवा कम से छुट्टी पाकर श्रीरामकृष्ण के समीप बेठ 
जान स्टुआट्ट मिल की एक पुस्तक पढ़ रहे थे ) ठाकुर ने प्रहन किया--'क्या रे, 
यह कोन सी पुस्तक है ?? 'जी अंग्र जी का न्यायशास्त्र है।' “इसमें कौन सी 
शिक्षा है ?! 'इसमें ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण सम्बन्धी तकं, युक्ति और विचार 
की शिक्षा है ।' “तुम तो यहाँ देखते हो कि लड़के पुस्तकें पढ़ने से कतराते हैं । 
ट्म क्‍या जानते हो, पुस्तकें पढ़ने से कुछ भी विद्या नहीं आती। तुमलोगों को 
मारने के लिए एक नरेन्द्र ही पर्याप्त है। दूसरों को मारने के लिए ढ़ाल-तलवार 
प्रभति अस्त्र दास्त्र की आवश्यकता होगी। लेकिन जिसे लोक-शिक्षा देनी है 
उसके लिए इन पुस्तकों को अध्ययन अनिवाये है।”' 


इस वार्तालाप के पश्चात्‌ रामकृष्ण बिल्कुल चुप हो गये । कालीप्रसाद के 
पुस्तक-अध्ययन-सम्धन्धी कथा को लेकर उन्होंने और कोई आलोचना नहीं की । 
वे तो अन्तर्यामी थे | वे जानते ये कि परवरत्तीकाल में उनका यही नवीन शिष्य 
कालीप्रसाद, पृथ्वी की श्रेष्ठ सभ्यता के केन्द्रों में जाकर भारतीय धरम और 
दर्शन का प्रचार तथा प्रद्तार करेगा। श्रेष्ठ मनीषी और धर्म नेताओं के 
सम्मुख यही खड़ा हो सकेगा | अतएव उन्होंने कालीप्रसाद को ग्र॒थों के अध्ययन 
से वजित नहीं किया । उस समय भक्तों और शिष्यों के बीच धामिक मतवादें 
को लेकर प्रायः तक॑-वितक चला करते थे । कालीप्रसाद कौ प्रतिभा, युक्त, 
तर्क और परिष्कृत बुद्धि सबों की दृष्टि अपनी ओर आकर्षित कर लेती । 
सभी संवाद ठाकुर के कानों तक पहुंच जाते। एक दिन तो कालीप्रसाद की 


भारत के महान साधक ] | वे 


बुलाकर उन्होंने उठे बहुत कुछ उत्साहित कर ही छवि 
तुम्हीं बुद्धिमान हो। नरेन को छोड़ देने के वाद तो तुम्हें ही बुद्धि है । तरेन 
जिस प्रकार अपना एक सिद्धान्त चला रहा है, तुम भी उसी प्रकार कर सकोगे । 
एक दिन ठाकुर को प्रवीण भक्त बूढ़े गोपाल ने बतलाया :-- महाशय, 
काली कुछ भी नहीं मानता । वह बिल्कुल नास्तिक हो गया है। सुनकर ठाडई 
मंद-मंद मुस्कुराने लगे । एक दिन उन्होंने कालीप्रसाद से प्रघन किया-- क्या रे, 
तुम क्‍या नास्तिक हो गया है ?' कालीप्रसाद निरुत्तर थे । ठाकुर ने पुन: जिज्ञासा 
की --'क्या तुम ईइवर को मानता है ?' संक्षिप्त उत्तर दिया--“नहीं । “अन्य 
क्रिसी-साधु को यह बात बतलाने पर वह तुम्हारे गालों पर एक चपत जड़ देता ।' 
“आप भी मारें। ईइवर हैं और वेद सत्य हैं, जबतक इस तथ्य को में 
ठीक नहीं समझता तबतक केवल अन्धविश्वास से मैं उसे कैसे मान लू गा ? आप 
मुझे समझा दें, मेरे ज्ञान-चक्ष्‌ उन्‍्मीलित कर दे ओर तभी मैं सबकुछ 
मान'गा ।” इस कथा को सुनकर प्रसन्नता की हँसी विखर गई रामकृष्ण के 
आनन पर और सस्नेह वे बोल उठे -- 'एक दिन तुम सब कुछ जान लोगे और 
सब कुछ मानोगे । देखो, पहले नरेन मी कुछ नहीं मानता था परन्तु अभी तो 
वह राधे-राधे बोलकर कीत्तंन तथा नृत्य करता है। उसके वाद अब तुम भी 
सब कुछ मानोगे ।” 'आप मुझे सब कुछ समझा देंगे तभी तो ।' 'समय आने 
पर तुम सब कुछ समझ जाओगे । एक बात मन में रखना-की भी नीरस हँसी 
मत हँसो । मुझे नीरस भाव पसन्द नहीं ।' 
आप्त काम साधक स्वामी अभेदानन्द परवर्त्ती काल में लिखते हैं :-- 
“इसके कुछ समय उपरान्त श्री ठोकुर ने मेरे ज्ञान-चक्षु खोल दिए। तत्पश्चात 
मैं साधना के रहस्य सम्बन्धी सभी कथाओं से अभिज्ञ हो सका ओर तब मैं स थी 
वस्तुओं को मानने लगा। श्री श्री ठाकुर की असीम कपा का स्मरणकर आज भी 
मेरे दोनों चक्ष अश्रपूरित हो जाते हैं।' 
उन दिनों काशीपुर में कालीप्रसोद शीरामकृष्ण की पद-मेवा में एकजुट 
थे, उसी समय ठाकुर ने उनसे कहा - “भरे, तुम्हारे पिता कल आए थे, तुम्हारी 
माँ तुम्हारे लिए रोते-रोते प्राण देने पर तुली हैं। उनकी इच्छछा है कि तुम घर 
जाकर उनके दर्शन कर आओ | मैं ने इस तरह का वचन दे दिया है; अतः: तुम 
एक बार अपनी माँ के पास हो आओ |! 
५ ठाकुर की आज्ञा को शिरोधाय॑ करके कालीप्रसाद अहीरों की टोली में 
स्थत अपने निवास पर उपस्थित हुए परन्तु वहाँ जाने पर प्राय: आधा घंटा 
समय व्यतीत होते-होते उनका मन वहाँ से ऊब गया, एक उच्चाटन की मनो- 


१४ _ 
5) [ स्वामी अभेदानन्द 


दशा हो गई । काशीपुर में रोग-शब्या ग्रस्त श्रीरामकृष्ण के लिए मन व्याकुल 
हो गया, अतएव माता-पिता से विदा ले झटपट दौड़ हुए यहाँ भा गए , यहाँ 
पहु चने पर ठाकुर की दृष्टि उन पर पड़ी और उन्होंने कहा-- 'क्या रे, तुम घर 
नहीं गए ?! कालीप्रसाद ने उत्तर दिया-- “जी, में गया था ।! 

“माता-पिता ने अवश्य रहने के लिए कहा होगा, तब तुम रहे क्‍यों नहीं ?”” 

में थातो।' 

“कितनी घड़ी तुम वहाँ रहे ?! 


आधा घंटा मात्र ।! 
'कसे इतनी शीघ्रतां से तुम वापस आ गए ? 
माता-पिता ने पूर्ण प्रयत्त किया, रुकने के लिए बहुत आग्रह किया परन्तु 


मुझे ऐसा भान हआ कि मैं अग्निकु ड में रह रहा हैं। मेरे प्राण छटपट करने 
लगे, अतः मुह में एक मिठाई देकर दौड़कर पलायन करते हुए आया हु । यहाँ 
पहु चने पर ही शान्ति मुझे मिली ।” श्रीरामकृष्ण प्रसन्न हो स्नेहपूर्ण स्वर में 
बोल उठ--यहाँ निश्चय शान्ति मिलेगी ।' 

ठाकुर के स्नेह और उनकी ममता के पीछे उनकी आत्मिक शान्ति और 
आनन्द का स्पर्श था। इसी स्पर्श ने कालीप्रसाद प्रभृति तरुण साधकों को 
रूपान्तरित किया था एक नूतन मानव रूप में । अतः उनके लिए संसार, जीवन 
और माता-पिता का स्नेह, ममता आदि वस्तुएँ तुच्छ और व्यर्थ मन में 


प्रतीत होती थीं । रु 
पौष की संक्रान्ति प्रायः आसन्न थ्री। गंगासागर मेला जान के लिए साधु- 


संनन्‍्यासियों की भीड़ कलकत्ते के जगन्नाथ घाट पर इकट्ठी हो रही थी। बूढ़े 
गोपाल की इच्छा साधुओं को एक-एक गेरुआ वस्त्र और एक-ए* रुद्राक्ष की 
माला दान करने की थी। श्रीरामकृष्ण के कानों तक यह बात जा पहु ची तो 
बूढ़े गोपाल को बुलाकर उन्होंने कहा--' गंगासागर के इन वि को गैरिक 
दुकल दान ऋरने की अपेक्षा हजार-ग्रुणा अधिक फल तुम्हें होंगे मेरे एन बच्चों 
को देने में | इनके सदृश त्यागी साधु तुम्हें अन्यत्र कहाँ प्राप्त होंगे ? इनमें से 
प्रत्येक बालक एक-एक-हजार साधु के समान है । ये सभी हजारी साधु हैं । क्या 
समझे ?” तब बूढ़े गोपाल की विचारधारा परिवत्तित हो गई और उन्होंने 
ठाकुर के त्यागी मक्तों को ही दानस्वरूप व वस्त्र और मालाएं दे दो । 
'परमहंसदेव के आदेशानुसार नरेन्द्र, कालीप्रसाद प्रमति अनेकों साधक एक- 
एक गैरिक वस्त्र और एक-एक माला धारण कर उन्हें प्रणाम करने के निमित्त 
उनके समीप पहुँचे । एक नवीन संन्‍्यासी के परिधान में इन सभी वा दर्शन 


भारत के महान साधक ] [ १५० 
कर परमहंसदेव आनन्द सागर में निमज्जित हो गए । वे सभी एक-एक कर 
परमभहंसदेव को प्रणाम करने लगे और उन्हें वे 'तुम्हें इष्ट की प्राप्ति हो' ऐसा 
कहकर आशिष देने लगे | एक छोटी शीशी में यत्नपुवंक रखे हुए [करण -वारि१ 
सबको प्राण कराकर एवं उसका सिंचन करते हुए उन्होंने उन सभी को संन्यास 
आश्रम का अधिकारी बनाया | एक वस्त्न शेष बच गया, उसे गिरीश घोष के 
निमित्त रख दिया गया ।*२ 

ठाकुर रामकष्ण द्वारा आचारित 
के चिर आचरित संन्यास अथवा तांत्रिक या वैष्णवीय संत्यास-दान की प्रथा से 
स्वतंत्र थी फिर भी नरेन , राखाल, कालीप्रसाद आदि ग्यारह त्यागी भक्तों ने 
उस समय ठाकुर द्वारा प्रदत्त इसी संन्यास को मन और प्राण से ग्रहण किया 
और उसी समय से सादे वस्त्रों का परित्याग कर घारुण किया संनन्‍्यासोचित 
गेरिक दूकूल । 
काशीपुर के वगीचे में शब्याग्रस्त श्रीरामकृष्ण के सेवकों की संख्या दिना- 
नुदिन जिस अनुपात में बढ़ रही थी उसी अनुपांत में वर्धित हो रही थी उनके 
दर्शनाथं अजस्र गृहस्य भक्तों की संध्या । उनमें से अनेक इसी जगह अपना 
मोजन भी करते थे, परिणामस्वरूप व्यय-मार यथेष्ट बढ़ गया। भ्रवीण गृहस्थ 
भक्तों के बीच कोई-कोई इस व्यय को कमर करने की दिशा में अत्यन्त उत्साही 
थे | करत: उनलोगों ने प्रस्ताव रखा कि ठाकुर की सेवा हेतु स्थायी रूप से दो 
भक्त वगीचे में रहें और शेष सभी जिनके घर यहाँ पर हैं, जाकर मिक्षाटन करें। 
इस कथा को सुनकर ठाकुर विरक्‍्त हो गए और उन्होंने नरेन्द्र, काली- 
प्रसाद आदि को बुलाकर कहा--“मुझे अब यहाँ रहने की इच्छा नहीं है । इतना 
खच॑ कहाँ से चलेगा ? क्‍या इन्द्रनारायण जमीन्दार को बुलाकर नहीं ला सकते ? 
नहीं, तुमलोग बड़ बाजार के मारवाड़ी मकत को बुलाकर लेते आओ ! 
इसके बाद कुछ समयोपरान्त वह मारवाड़ी भक्त प्रचुर द्रव्य मेंट स्वरूप 
लेक: उनके समीप उपस्थित हुआ । कुछ क्षण तक रुपयों के थेले की ओर देख 
कर पुनः उन्होंने कहा-नहीं, नहीं तुम्हारे कांचन का मैं स्पशं तक नहीं करू गा ।' 
मकक्‍तलोग श्रीरामक्ृष्ण के स्पष्ट निर्देशों की प्रतोक्षा में उनकी ओर देखने लगे । 
उन्होंने तव क्टा--“तुमलोग मुझे अब कहीं अन्यत्र ले चलो | कया तुमलोगों को 
मेरे लिए भिक्षाटन करना होगा ? तुमलोग मुझे जहाँ कहीं ले जाओगे, मैं वहीं 
जाऊंगा | अच्छा, तुमलोग किस प्रकार भिक्षाटन करोगे, देखा-देखी । भिक्षा का 
१. सृष्टि के निर्माण का कारण स्वरूप मौलिक जल 
२, स्वामी अभेदानन्द की जीवन-कथा 


यह प्रथा निःसन्देह दशनामी सम्श्दायों 


१५१ ] [ स्वामी अभेदानन्द 


अन्न शुद्ध अन्न है | गृहस्थों का अन्न खाने की मेरी इच्छा नहीं है।! 

एकस्वर से सभी भक्तों ने उत्तर दिया-'आपके लिए निश्चय ही हमलोग 
भिक्षाटन करेंगे |! दूसरे दिन प्रमात वेला में उन लड़कों ने माँ शारदामणि के 
निकट जाकर भिक्षा की प्रथम मुष्टि प्राप्त की और तत्पश्चात्‌ भिक्षा हेतु वे 
सभी बाहर निकल पड़े गली-गली गृहस्थों के द्वार पर । इस क्रम में कोई उन्हें 
दो मुद्ठी अनाज देता, कोई ताना मारते हुए उन्हें मार मगाता। कोई-कोई 
महिला तीक्षण स्वर में कहती “ये तोंदिल नवयुवक छोकड़े शारीरिक श्रम द्वारा 
उदरपूत्ति नहीं करते, केवल भिक्षा के लिए द्वार-द्वार भटकते हैं; यहाँ से तुम 
सभी दूर हो जाओ ।” 


त्याग और तितिक्षा के मार्ग पर, गृह-निष्क्रमण के उपरान्त, नवीन भक्तों 
को यह एक कठोर और वास्तविक अनुभूति थी । संगृहीत सम्पूर्ण भिक्षा-द्रव्य 
को ठाकुर के चरणों पर निवेदित कर उन में से सभी एक-एक कर उन्हें अपना 
प्रणाम निवेदित करता । 

उस दिन शारदामणि ने भिक्षान्न से चावल का माँड़ ठाकुर के लिए तेयार 
किया । खाते-खाते ठाकुर ने कहा--“भिक्षान्न बहुत पवित्न है| इससे सुन्दर और 
दूसरी कोई कामना नहीं है। भिक्षान्न ग्रहण कर आज में ने परम आनन्द प्राप्त 
किया । [अपने नंश्वर शरीर के त्याग के पूव्व ठाकुर रामक्ृष्ण ने अपने 
त्यागी तरुण भकक्‍षतों को संन्यास वेश घारणोपरान्त भिक्षा-ग्रहण का कर्त्तव्य भी 
सिखलाया । 

तरुण साधकगण प्राय: ही बुद्ध की जीवनी और उनके आदर्श के सम्बन्ध 
में आलोचना किया करते थे | एकबार नरेन्द्र, तारक और कालीप्रसाद ठाकुर 
को बिना सूचना दिए बोध गया के लिए प्रस्थान कर गए । उद्ृंश्य था बुद्ध के 
पुण्यमय साधनास्थली में बैठ कर थोड़ी तपस्या करना । इस स्थान पर ध्याना- 
सन पर बंठ फर नरेच्द्रनाथ को ज्योति का दर्शन हुआ तथा तारक और काली- 
प्रसाद को आन्तरिक दिव्यानन्द और शांति की अनुभूति हुई। इसके पश्चात्‌ 
इन उत्साही तापसों के मन में अनुताप हुआ कि ठाकुर को इस प्रकार छोड़कर 
आना उचित नहीं हुआ । अत: और अधिक विलम्ब नहीं करके वे लोग काशीपुर 
लौट गए । इस बीच कई दिनों तक इनलोगों की अनुपस्थिति में ठाकुर इनके 
लिए उद्विग्न थे । इन लोगों के लौट आने पर तीथ॑स्थान की तपस्या, मधुकरी 
वृत्ति आदि की कथा सुन वे अत्यन्त प्रसन्न हुए । 

उस दिन विजयक्ृष्ण गोस्वामी ठाकुर रामकृष्ण के दर्शना्थ आए थे। 
कथा-प्रसंग में उन्होंने कहा कि कुछ दिन पुदं गया के बराबर पहाड़ पर एक 


मारत के महान साधक ] [ १५२ 


प्रसिद्ध हठयोगी का दर्शन वे करते थे । गोस्वामी जी उनकी कीत्ति का बखान 
करने लगे । कालीप्रसाद ने मन ही मन संकल्प किया कि एक बार इस हठयोगी 
क्रा दर्शन करूँगा और संभव हुआ तो उनके पास कुछ साधना-प्रणाली भी 
सीख लू गा। रि 
एक दिन बिना किसी को सूचना दिए वे चुपचाप ट्रेन से गया के लिए 
प्रस्थान कर गए । वहाँ पहुँचकर वराबर पहाड़ के नीचे ग्राम में जो धमंशाला 
है, उसी में रात्रि-विश्वाम किय। । उस समय उस धममंशाला में पुरी के एक दश- 
नामी संन्‍्यासी रहते थे। कालीप्रसाद ने उनसे अपना परिचय किया | प्रसंग में 
ज्ञात हुआ कि उसके पास संन्‍्यास-पद्धति एवं विरजाहोम सम्बन्धी एक छोटो 
पुस्तिका है । कालीप्रसाद को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई । तब बड़ी शीघ्रता 
से उन्होंने इस पुस्तक से प्रेषमंत्र, मढ, मढ़ी, योगपट्ट इत्यादि संन्यास मंत्रों 
को लिख लिया । 
दूसरे दिन वे पह्दाड़ पर चढ़ने के लिए प्रस्थान कर गए उस हठयोगी की 
गुहा की ओर । आगे बढ़ने पर ग्रामीणों ने उन्हें सावधान कर दिया कि हृठ- 
योगी की ओर जाना निरापद नहीं है क्योंकि किसी को गरुहा की भोर बाते 
देख उसके शिष्यगण ऊपर से पत्थरों के चट्टान उड़ेल देते हैं। कोई भी उसकी 
साधना या उसके क्रिया-कलाप में विध्न पहुँचाये, यह उन्हें अभीष्ट नहीं | गुहा 
के निकट पहुँचने पर कालीप्रसाद के ऊपर भी प्रस्तर-खंड बरसने लगे। उसी 
समय इन्होंने एक चातुरी की । दूर से ही हठयोगी एवं उनके शिष्यों को प्रणाम 
किया और कहा--'ऊ' नमो नारायणाय ।' 
अब साधुगणों ने शान्त होकर प्रस्तर-व्ंड गिराना बंद कर दिया। उन्हें 
घारणा हुई कि कालीप्रसाद एक संन्‍्यासी है जिसके द्वारा अनिष्ट होने की कोई 
आश का नहीं हो सकती । परन्तु निकट पहुँचने परवे लोग कालीप्रसाद से 
मठाम्ताय, संन्यास मंत्र क्रादि के विषय में बार-बार जिरह करने लगे । काली- 
प्रसाद भी ठीक-ठीक ये सभी तथ्य जानते थे, इसो कारण हठयोगी के शिष्यगण 
इनके उत्तर से शान्त हो गए । 
प्रश्नोत्तर के परचात्‌ कालीप्रसाद की समझ में यह वात आ गई कि यह 
यथा हठयोगी नहीं वल्कि एक अघोरपंथी है जिसे अध्यात्म-साधना के सम्बन्ध 
में कं दब था नहीं हक उसने निश्चय किया कि यहाँ अब और रुकना 
नहीं, यहाँ से खिसक जाना ही श्रे ग॒ र 
पलायन करना अत्यन्त सहज पहीं | इस बीच बह 'उदयोगी की के खप्पड़ से 
अत्यधिक आकृष्ट हो गया था । उसने मन ही हंठयोगी काली प्रसाद के प्रति 
पर /। उसने मन ही मन निएचय किया कि इसे अपने शिष्यों 


. १५३ ] [ स्वामी अभेदानन्द 
की मंडली में मर्ती कर लिया जाय । स्पष्ट शब्दों में उसने अपना प्रस्ताव 
रखते हुए कहा -- तुम्हारा माफिक चेला बहुत भाग से मिलता हाय ।”१ 

कालीप्रसाद पलायन करने का सूयोग ढू ढ रहे थे, हठात्‌ बीच में उन्हें एक 
अवसर मिल गया, वे हठयोगी की गुहा से दौड़ते हुर॒ भाग खड़े हुये। हॉफते- 
हाँफते वे बराबर पहाड़ी के नीचे आ पहुंचे । 

काशीपुर लौटने पर रामकृष्ण ने कहा-- “बोलो तो, इतने दिनों तक तुम 
कहाँ गए थे ? कालीप्रसाद ने ठाकुर को उस हठयोगी से अपने दर्शन सम्बन्धी 
सम्पूर्ण घटनाओं का विवरण सुनाया और तत्पश्चात्‌ कहा-'मुझे हठयोगी भच्छा 
नहीं लगा । आपकी तुलना में तो वह कुछ नहीं है । तभी तो पुनः आपके चरणों 

: तले दौड़ा आया हू ।' 

प्रशान्त स्वर में ठाकुर बोल उठ--“जहाँ जो महानू साधु या सिद्धयोगी 
हैं, सबको मैं जानता हूँ | चतुदिक घूमने पर भी इस तरह का ( अपने वक्ष:- 
स्थल की ओर दिखाते हुए ) तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा ।” बोलते-बोलते उन्होंने 
शायित अवस्था में ही काली प्रसाद के वक्ष:स्थल में अपन चरण-स्पर्श कराए 
जिससे वे आनन्द -सागर में निमज्जित हो गए 

इसीबीच कालीप्रसाद के पिता एक दिन रामकृष्ण के समीप उपस्थित 
होकर अनुरोध करने लगे-- आप कालीप्रसाद को इतना अधिक प्यार करते हैं, 
आपही उसके यथार्थ मंगलकांक्षी हैं। उसे समझा-बुझाकर घर भेज दें । घर का 
लड़का शुभ-शुभ घर में वापस हो जाए ।' इस बार ठाकुर ने स्पष्ट बब्दों में 
उसे ज्ञापित कर दिया- “तुम्हारे पुत्र को मैं ने खाने के लिए छोड़ दिया है। 
अत: वह अब तुम्हारा नहीं है। अब वह यहाँ से वापस नहीं होगा ।” 

गुरु-कृपा से वैराग्यमय साधना द्वारा कालीप्रसाद एक नूतन मानव के रूप 
में रूपान्तरित हो गया है--उस दिन ठाकुर ने उनके पिता को यह तथ्य स्पष्ट 


भाषा में समझा दिया । 
सेवा-निमर्त कालीप्रसाद को आगे एक दिन उन्होंने कहा-- तुम्हारे साथ 


आत्मा और आत्मा का सम्बन्ध है--इसे पूर्व जन्म का समझो। मानो तुम 
बन्दर हो और मैं मदारी । बन्दर जब दुष्टता करता है तो मदारी-रज्जु को 


जोर से खींचता है और तब बन्दर रास्ते पर आ जाता है |! 
१५८५६ ई० का १६ अगस्त । कालीप्रसाद और उनके ग्रुरु-माइयों ने शोक 


सागर में निमज्जित हो संवरण किया ठाकुर रामकष्ण की मरण-लीला को । 


): अर्थात्‌ तुम्हारे सदृश शिष्य बड़े भाग्य से उपलब्ध होते हैं। 
१०/२० 


मारत के महान साधक |] [ १घ४ 
तशंण भक्तों ने अपना गृह-त्याग कर एकान्त भाव से ठाकुर के पाद-पद्यों में आश्रय 
लिया था । परन्तु आज वह आश्रय भी अन्तहित हो गया। 

माँ शारदामणि कुछ समय के पश्चात्‌ अयोध्या, वुन्दावन प्रभृति तीर्थों 
की यात्रा पर गई; उस समय कालीप्रसाद भी उनके साथ गए। वृन्दावन 
पहुँचने पर उनके अन्दर ब्रजमंडल की परिक्रमा करने की प्रवल इच्छा जग 
पड़ी । सुअवसर मिलने पर वंष्णव साधुओं के एक दल के साथ वे सम्मिलित हो 
इसके लिए निकल पड़े और इस प्रकार बड़े आनन्द से उन्होंने परिक्रमा 


प्रारम्म की | 
पथ में विश्राम के लिए पड़ाव आने पर कालीप्रसाद 'नारायण हरि! कहते 
हुए ब्रजवासियों के घर मधुकरी के लिए पहुंच जाते और यत्र-तत्न एक-दो टुकड़े 
मड़ आ की रोटी पा उसी से येनकैन प्रकारेण जीवन धारण करते । उस समय 
वे गेरिक वस्त्र धारण किए हुए थे, इसी से वेष्णव साधुगण इन्हें सोहंवादी 
संन्‍्यासी समझ यथा संभव इनका परिहार करते हुए चलते । वे सोचते कि इनके 
मन में कृष्ण-प्रम कतई नहीं है परन्तु शीघ्र ही एक दिन उनकी यह भूल जाती 
रही । कालीप्रसाद को भागवत की गोपी-गीता कंठस्थ थी। एक दिन कृष्ण-प्रेम 
में विमोर हो वे अपने मन में उन श्लोकों का पाठ कर रहे थे । इसे सुन सभी 
वैष्णव मुग्ध हो उन्हें घेरकर खड़े हो गए और उत्फुल्ल स्वर में बोन उठे-- 
“आप श्रीकृष्ण के परम भक्त हैं, इस बात से इतने दिनों तक अनभिज्ञ रह कर 
हमलोग अपने आपको आपसे दूर ही रखते आए । अभी देखता हें कि आप तो 
हमलोगों के अति निज व्य क्ति हैं। अब आपको हमलोग मधुकरी नहीं करने 

देंगे तथा आप की सेवा-व्यवस्था मी हमलोग ही करंगे। 

परिक्रमा के क्रम में श्री कृष्ण-लीला-स्थलियों का दर्शंन करके कालीप्रसाद 
के मन और प्राण आनन्द से परिपुर्ण हो गए । वृन्दावन से लौटने पर ज्ञात हुआ 


कि रामक्ृष्ण के शिष्यों ने बड़ानगर में एक छोटे से मठ की स्थापना की है। 


यह एक अत्यन्त सुन्दर संवाद था। माँ शरदामणि की सम्मति लेकर वे शीघ्र ही 


इस मठ में आ गए । 
मुशीबाबू लोगों का एक भरतग्रस्त और परित्यक्त उद्यान-पृह ग्यारह रुपए 
मासिक भाड़ा पर मठ के लिए ले लिया गया है। मक्त सुरेश ने भाड़ा देने का 
मार अपने ऊपर लिया है। चरम कृच्छ साधना के मध्य तीन त्यागी भक्त-- 
तारक, लुटकों गोपाल और बूड़ो गोपाल-- अपने हृदय में रामकृष्ण की स्मृति 
संजोये यहाँ निवास करते हैं। कालीप्रसाद मठ के चतुर्थ स्थायी निवासी हुए । 
इस समय नरेन्द्रनाथ की नेतृत्व-शक्ति ने असंमव को भी संभव कर दिया । 


१५५ |] [ स्वामी अभदानन्द 
श्रीरामकृष्ण के आंदर्शों कौ केछिद्रित कर त्यागी भक्तों के लिए मठ और मंडली 
की स्थापना में वे बद्ध परिकर हो दत्तचित हुए और स्वयं भी संसार त्यागफर 
स्थायी रूप से मठ में योगदान करने का ब्रत लिया । 


नरेन्द्र और कालीप्रसाद की युग्म प्रचेष्टा के फलस्वरूप उस समय मठ 
स्थापना की प्रकृत भित्ति भूमि निर्मित हुई। उस समय की अवस्था का एक चित्र 
स्वामी शंकरानन्द ने यों दिया है--“श्रीरामकृष्ण के विस्तर के सम्मुख बैठकर 
सभी ध्यान-जप करते हैं। भिक्षाटन के क्रम में जो कुछ मिलता उसी को बारी- 
बारी से क्रमानुसार रंधव कर सभी अपनी क्षुघा शांत करते । इन लोगों को 
भोजन का अत्यधिक कष्ट था, चावल उपलब्ध हो जाने पर नमक नहीं मिलता | इस 


तरह का अभाव था इन्हें । कभी इन्हें केवल भात और कभी स्‌स्वादु और ठीक 
से पकाया गया भोजन भी मिल जाता । काली प्रसाद के आ जाने से इनमें एक 


नवीन उत्साह का जागरण हुआ । नरेन्द्रनाथ, शरत, शशि, राखाल सभी मठ से 
लोट गए थे और सभी मनोनिवेशपूवंक अपने-अपने अध्ययन में जुट गए थे। 
कालीप्रसाद के आने पर उनकी भेंट नरेन्द्रनाथ से हुई और इन दोनों ने मिलकर 
मावी कार्यंपद्धति की रूप-रेखा तेयार करना प्रारम्म कर दिया। सभी 
लड़कों को एकत्र रखना--श्री श्री ठाकुर के इस आदेश का पालन नहीं कर पाने 
के कारण नरेन्द्रनाथ का: मन अत्यन्त खिन्न और सीदित हो रहा था। इस घड़ी 
में कालीप्रसाद को अपने सहायक के रूप में प्राप्त कर उनका उत्साह वरद्धित 
हुआ । दोनों ने मिलकर अपने भक्त बालकों के घर जाना प्रारम्म क्या एवं 
श्री श्री ठाकुर के आदेश तथा वराग्योहीपक वाक्यों के द्वारा उनके बीच भ्रचा- 
रित करने लग गए संसार-त्याग को कथा । 

शेष बालक भक्तों के मन में इस प्रकार आतंक उत्पन्न हुआ कि नरेन्द्रनाथ 
और काली प्रसाद को देखते ही अनंक बालक दौड़कर अपने घर का द्वार बंद 
कर लेते परन्तु नरेन्द्रनाथ भी बड़े दढ़-प्रतिज्ञ और पिंड छोड़ने वाले नथे। 
वे दरवाजे पर इस प्रकार धकका-मुक्की करते कि बाध्य होकर असमंजस और 
मय की अवस्था में उन्हें द्वार खोलना ही पड़ता | उन बालकों के अभिमभावकों 
को यह अच्छा नहीं लगता अ्तएवं उनकी अनुपस्थिति में ये समी काये होते । 
उस समय नरेन्द्रनाथ और कालीप्रसाद के इस प्रकार के भाचरण से अभिभावक- 
गण अत्यन्त संत्रस्त हो गए चे। एक दिन वे दोनों आदमी लुटको गोपाल, 
शरद और शशि के घर पहुँच द्वार पर धवका देने लगे परन्तु शरद्‌ द्वार नहों 
खोल रहा था, उधर नरेन्द्र भी छोड़नेवाले न थे | तब नरेन्द्रनाथ ने और बल- 
रैवेक दरवाजे पर मुष्टिका प्रह्दार प्रारम्भ कर दिया, परिणाम स्वरूप द्वार 


भारत के महान साधक ] [ १५६ 


खोलता पड़ा। घर में प्रवेश करते-करते ही नरेन्‍्द्रनाथ ने अविरल गति से तीज्र 

वैराग्य और मगवद्‌ लाम का प्रसंग छेड़ एक ऐसी अपूुर्व म्राध्यात्मिक वातावरण 

की सष्टि कर दी जिससे शरद और शशि उनके वाक्य-स्रोतों में प्रवाहित हो 
गए। आंत में जब नरेन्द्रनाथ ने कहा --“चलो, बड़ानगर मठ में चलें। तब उन- 
लोगों ने पुन: कोई आपत्ति नहीं की । शरद्‌ और शशि शरीर पर चादर बोढ़ : 
उसी समय उनलोगों के साथ वराह नगर के लिए प्रस्थान कर गए । 

वराह-नगर के मठ में नवीन साधकों का त्याग, वेराग्य शलौर ऋृष्छ - 
साधन च्रमोत्कर्ष पर पहुँच गया परन्तु नरेन्द्रनाथ की प्रेरणा और उनके नेतृत्व , 
के प्रभाव स्वरूप कोई मी इस कठोर जीवन के कष्टों का अनुभव नहीं करता-। . 
उस समय की याद करते हुए परवर्त्ती काल में अभेदानन्द ने कहा धा--“महा- . 
समाधि की पूव॑ रात्रि में श्रीठाकुर ने नरेन्द्र को अपने समीप बुलाकर कहा था: 
तुम बालकों को एकत्र रखना ओर उनकी देख-रेख करते रहना ।? श्री श्री: 
ठाकुर के इसी निर्देश का स्मरण दिलाकर हमलोगों ने नरेन्द्रनाथ को सब का: 

प्रधान बनाया और उसी के अनुसार चलकर मठ में नियमित रूप से ध्यान- 

घारणा, पूजा-पाठ, कीर्तन आदि करके दिन व्यतोत करने लगे | स्वाभाविक रूप - 
से हमलोगों की भाशा और सुख-सांत्वाना के आश्रय थे नरेन्द्रनाथ । उम्र समय 

हम सबों का जीबन अतिशब दु:ख, कष्ट और दारिद्रय में व्यतीत हो रहा था; 
किर भी एक मात्र थ्री श्रीडाकुर को अपने जीवन का सम्बल मान मन में आनन्द . 
का अनुमव कर हृमलोग दिन यापन करने लगे । निश्चय ही उस समय मोजन 

और वस्त्र का गत्यधिक कष्ट था ।” 

“तारक दादा, मैं, लाटू और गोपालदादा प्रमृति सभी लोग मिक्षाटन के 
लिए निकल पड़ते और सहज रूप से चावल आदि जो सामग्री मिलती उसी को 
पकाकर हम सभी अपनी क्षुधा शान्त करते | कभी-कभी शाक-सब्जी किसी भी 
प्रकार से उपलब्ध न होने पर हमलोग तेलाकुचा के पत्तों को लाकर उसे सिद्ध 
करते और उसी के साथ मात खाते भौर निश्चय ही यह आहार भी हमलोगों 
को एस समय ही प्राप्त हो पाता । हम सभी के पास पहनने को वस्त्र नहीं थे । 
एक कपड़े को फारकर उस्तका कौपीन बना हम सभी धारण करते और मात्र 
एक कपड़े को हमलोग रख देते, बाहर-जाने की आवश्यकता होने पर हम बारी- 

बारी प्ले उच्े पहन बहिगंमन करते। उन दिनों के द्वुःख-कष्टों के विषय में 
और अधिक क्या कहाँ ? इस समम उन सभीकथाओं की स्मृतिकर मन आनन्दित 


हो उठता है ।* लो मे 
उस यमय रामक्ृष्ण की तरुण संततियों में कुच्छू साधना, ध्यान और शास्त्र-पाठ 


१५७ | [ स्वामी अभेदानन्द 


की चरम अमिलाषा थी। कालीप्रसाद का अपना एक छोटा सा घर था उप्में 
वे दिन रात तपस्या और अध्ययन-रत रहा करते और इस क्रम में वे अपने शरीर 
का भी कोई विचार नहीं करते उनके गुरु भाई इस घर के विषय में कहा 
करते--- काली तपस्वी का घर । 


. एक दिन कालीप्रसाद मठ के बरामदा में सोये हुए थे। उसी क्रम में 
उनका बाह्य ज्ञान जाता रहा । मध्याह्न सूर्य की किरणों से वरामदे की भूमि 
उत्तप्त हो गई झौर वे उसी पर सोये रहे । उसी समय स्व्रामी विवेकानन्द के 
मझले भाई महेन्द्रनाथ दत्त वहाँ पधारे। काली प्रसाद को बेसुध अवस्था में देख 
वे उनके पास गए और अपने हस्त-स्पर्श से देखा कि उनका शरीर उस भीषण 
धूप से संतप्त हो गया है और उनके अन्दर जीवन के कोई लक्षण नहीं प्रतीत 
होते । महेन्द्रनाथ आदइचयं में पड़ गए; उन्होंने सोचा कि ऊच्छ साव्रता के कारण 
ही कालीप्रसाद की मृत्यु हो गई है। 

मठ के भीतर जाकर उन्होंने विषण्ण स्वर से इस कथा की सुनाया। सुनते 
ही योगानन्द हँसते-हेसते बोल उठे--“वह क्या मरेगा ? वह शाला इसी प्रकार 
ध्यान लगाता है |” काली प्रश्नाद की ध्मान-निष्ठा के प्टम्प्क में रहने के कारण 
उस सभय के उनके सभी गुरु माई इस ब्रकार की उच्च धारणा उनके सम्बन्ध 


में रखते थे । 
मठ के भीतर उन गुरु भाइयों के बीच जो अनेद्य बंघुत्व और अन्तरंगता 


उत्पन्न हो गई थी, उसकी तुलना निश्चय ही विरल है । एक दिन किसी कार्ये- 
वश नरेन्द्र और काली प्रसाद कलकत्ता गए थे | गृह्ी भक्तों के घर घूम-घूमकर 
वार्त्तालाप और. आलोचना-प्रत्यालोचना करते रहे परन्तु किसी ने इन्हें भोजन 
के लिए आग्रह नहीं किया | क्रमश: रात्रि अधिक हो गई और काली प्रसाद के 
साथ नरेन्द्र अपने पैतृक घर आ पहुंचे । उप समय उतका परिवार घोर आशिक 
कष्ट झेल रहा था, मोकदमे के कारण उनलोगों का सवंस्वाहा हो चका था 
और दो मुट्ठी अन्न मी उपलब्ध नहीं था। इस विषम परिस्थिति से दोनों अवगत 
थे अतएव घर में मी इन दोनों ने अपने आहार की बात तक न की । 

सम्पूर्ण दिन इप्त प्रकार अनाहार में व्यतीत हुआ था और रातव्षिमें भी 
मोजं॑न मिलने की. संमावना नहीं थी | ऊपर से पूष की प्रचण्ड शीतल रात्ति: 
बड़ी विंपिदायुक्त थी। नरेन्द्र अथवा काली प्रसाद, किसी के गात्र पर कोई 
वस्त्र न था। 

इस. अवस्था में क्‍या किया जाथ ? फ़ेंट के वस्त्र को किसी प्रकार लपेटकर 

दोनों आदमी एक दूसरे से अपनी पीठ. सठाकर सो गए। तम्बाक्‌ पीना, वेदान्त 


भारत के महान सा क ] [ १४६८ 


की आलोचना करना आदि सभी कुछ चलने लगा परन्तु शीत की यातना किसी 
भी-तरह कम नहीं हो रही थी । इधर अनाहार के कारण दरीर भी अवसक्न 
था। काँपते-काँपते काली प्रसाद बोले--“भाई नरेन, शीत के प्रकोप से मैं नहीं 
सो था रहा हूँ ।” नरेन्द्र ने उत्तर किया-'दुर शाला, घबराने से क्या होगा, भौर 
अधिक सटकर सो जाओ ।' 
इसके बाद काली प्रसाद को अत्यधिक कष्ट होते देख नरेन्द्र उठकर बैठ 
गए और बॉले--“ठहरो शाले, उठ बेठो, देवता हु तुम्हारे लिए चाय की कोई 
व्यवस्था हो सकती है अथवा नहीं | खोजने पर कुछ चाय पत्ती, चीनी भौर 
केटली का संग्रह हो सका । चाय तेयार हो जाने पर नरेन्द्र ने कहा--'क्या रे 
शाला, जगा है ?” उस समय भी काली प्रसाद शीत से कम्पित हो रहे थे, वे 
बोले--“इस अवस्था में जगा न रहूंगा तो और क्या ? नींद और उचष्णता 
कहाँ ? शीत के प्रकोप से मेरा शरीर श्याम हो गया है ।” 
लो शाला, चाय पीओ, और थोड़ी उष्णता का अनुभव करो ।” इस 
प्रकार बोलते हुए नरेन्द्र ने चाय का प्याला काली प्रसाद के हाथों में थे दिया । 
कुछ क्षणोपरान्त रात्रि का अवसान हुआ और उष्णता के साथ प्रभात का छाग- 
मन हुआ। इसके साथ ही दोनों व्यक्ति बड़ी शीघ्रतासे प्लायन कर गए 
वराहनगर की दिशा मे । सुख और दुःख, आापद और विपद मे रामकृष्ण के 
इन तरुण तनयों ने इस प्रकार दिन पर दिन व्यतीत किए; उनके भीतर तो एक 
प्रकार का अभेद्य॒ आत्मिक बंधन गठित हो गया था। 
मठ के ये तरुण साधक अहनिद्य शास्त्र-पाठ, जप-ध्यान और कीत्तंन में 
मत्त रहते । एक दिन हठात्‌ नरेन्द्र ने इनलोगों से कहा-- “मैं सोचता हैं; हम 
समी मिलकर इस बार शास्त्रानुसार संन्यास ले लेंगे। तुमलोगों के क्या विचार 
हैं ?” काली प्रसाद ने अपना मंतव्य प्रकट करते हुए कहा--'शास्त्रानुसार संन्यास 
लेने के लिए हमलोगों को विरजा होम करना होगा। मेरे पास बिरजा 
होम का मंत्र भी हैं ।! कौतूहलता से नरेच्रताथ ने प्रन्‍नन किया--'“तुम्हें मंत्र कैसे 
प्राप्त हुआ ? 
कालीप्रसाद ने कहा--'बराबर पहाड़ पर उस बार ह॒ठयोगी के 
संधान हेतु गया था, यह जानते हो ? उस समय पहाड़ के नीचे जो धर्मशाला 
है उस में एक संन्‍्यासी के पास एक पुस्तक थी। उसी से मैं ने इसे लिख लिया 
था ।” यह सुन नरेद्धताथ को अतीव प्रसन्नता हुई और वे बोले--'यह सब 
ठाकुर ही की कृपा है। देखो, कैसा क्षच्छा संयोग है। आओो हम सभी विरणा 
होम स+। न्रकर शास्व्रानुसार पृर्णझूप से संन्‍्यासी हो जाय ।” सभी ने सोत्साह 


१५६ ] | स्वामी अभेदानन्द 


एकस्वर से इसका समर्थन किया। 
इस अनुष्ठान का वर्णन करते हुए कालोप्रसाद ने लिखा है-'एक दिन प्रात:- 
काल गगा-स्तान करके वराहनगर मठ के ठाकुर के घर में श्री श्री ठाकुर की रखी 


हुई पवित्र पाढुका के सम्मुख समी उपबिष्ट हुये । शशि ने विधिवत श्रीठाकुर की पूजा 
की समाप्त की । होम के लिए थोड़ा विल्व-काष्ठ, १२ विल्व-दण्ड और गोघत 


संग्रह करके अग्नि प्रज्वलित की गई। नरेन्द्रनाथ के आदेशानुसार तंत्नधारक 
के रूप में मैंने अपनी पुस्तक से संन्यास सम्बन्धी प्रेष-मंत्र का पाठ प्रारम्भ 
किया प्रथम नरेन्द्रनाथ, तब राखल, निरंजन, शरत्‌, शशि, शारदा प्रभृति ने 
मेरे पाठ के साथ साथ प्रेषमंत्र का पाठ करते हुए उस प्रज्वलित अग्नि में आहुति 
दी ओर बाद में मैंने अपना प्रेषमंत्र पढ़ते हुए क्ररिन में आहुति दी। निश्चय ही 
हमलोगों ने दीक्षा तो पहले ही श्री श्री ठाकुर के सान्निध्य में ग्रहण कीथी। 


पृव॑ में ही गोपालदादा ने गंगासार के मेले में आगत साघुभों कि प्रदान करने 
हेतु बारह गैरिक वस्त्र और रुद्राक्ष मालाओं का जो प्रबन्ध किया था वे हमें 


श्री श्री ठाकुर की उपस्थिति में प्राप्त हो गये थे; उसके बाद वराहनगर मठ 
में हमलोगों ने शास्त्र सम्मत संन्यास का अनुष्ठान सम्पन्न क्रिया । 
संन्यास के बाद नरेन्द्र ने विविदिषानन्द१ नाम ग्रहण किया, राखाल ने 
ब्रह्मा नन्द और कालीप्रसाद ने अभेदानन्द । नरेन्द्रनाथ की सम्मति के अनुरूप 
अन्यों ने मी अपने नाम ग्रहण किए । 
कुछ समय पश्चात्‌ माँ शारदामणि का आशीर्वाद लेकर स्वामी अभेदानंद 
तीर्थाटन हेतु निकल पड़े । सव॑ प्रथम उत्तराखंड के हरिद्वार, हृषिकेष, बदरो, 
केदार प्रभति आदि स्थानों का इन्होंने परिभ्रमण किया । ईस समय परिब्राजक 
अभेदानंद ने संकल्प लिया कि वे रुपये पैसे का स्पर्श तक न करेंगे, रंधन नहीं 
करेंगे, कुरता आदि ऊपरी वस्त्र न पहनेंगे एवं किसी के घर शयन न करेंगे। 
इसके अतिरिक्त मधुकरी द्वारा जीविका निर्वाह करेंगे और रात्रिकाल में किसी 
वक्ष के नीचे आश्रय ग्रहण करेंगे । 
इस परित्राजन के क्रम में वे अनेकानेक विपद एवं आपदाओं में पड़े परन्तु 
प्रत्येक बार सदगुरु श्रीरामकृष्ण की कपा से उनका उद्धार हुआ । पथ-प्रान्त र, निजंन 
मरण्य और एकांत ध्यान-गुहा में सर्वत्र उसी सदुगुरु ने अलक्ष्य रूप से उनका आहार 


ल्ल््िििडससस असकअसअकसअसओओ३हस्‍हधचड३़्े्ंस्‍क्‍ु_इ॒िैु नकक।-“ न ० ७७७७७७.०००००छनक्ननानआनन व् शच _प . 


गज 29-०९ इस ००० धाम मानक 
१. परवर्तीकाल में नरेन्द्रनाथ मे इस विविदिषानंद नाम को परिवर्तित कर 
अपना नाम विवेकानंद रखा। अपने शिष्य क्षेत्री के राजा अजीत सिंह के 
परामश से इन्होंने यह नाम घारण करके अमेरिका की यात्रा की । 


- दष्टव्य - स्वामी विवेकानंद : ए फौरगौटन चंप्टर आफ हिज लाइफ 
--वी० एस० शर्मा 


भारत के महान साधक ] [ १६० 


जुटाया और पद-पद पर उनकी रक्षा करते हुए उन्हें आश्रय प्रदान किया । इस 
परिभ्रमण में इनका अध्टिकांश समय हुषिकेश में व्यतीत हुआ । इस स्थान में 
भारत के अन्यतम श्रेष्ठ वेदांती धनराज गिरि का आश्रम था । इन्हों के समीप 
अमेदानन्द ने वेदान्त का अध्ययन किया और ज्ञान-मार्ग के सर्वोच्च तत्व को 
हस्तामलक कर लिया । 

इसके कुछ पश्चात्‌ हृषिकेश में स्वामी विवेकानन्द का धनराज .गिरि 
के साथ साक्षात्कार हुआ। अभेदानन्द के सम्बन्ध में प्रश्न करने पर गिरि 
महाराज ने अपना मंतव्य यों प्रकट किया--“अमेदानन्द.? उसे तो अलीौकिक 
प्रज्ञा है ।' 

इसके उपरांत पद्चिम ओर दक्षिण भारत के तीर्थों का भ्रमण कर अभे- 
दानन्द कलकत्ता लौटे । उस समय मठ आलम बाजार में स्थानान्तरित हो चुका 
था। वहाँ पहुंच कर वे बड़े प्रसन्न हुए । अब पूर्व की तरह आथिक दुरवस्था नहीं 
थी । तरुण तपस्वियों के मुख पर अब थोड़ी रौनक थी । गृहस्थ भक्त भी नाना 
प्रकार के मेंट भेजते थे अत: ठाकुर की पुजा और भोग-राग में इस समय कोई 
असुविघा नहीं थी । 

१८६३ ई० के अंत में एक अप्रत्याशित संवाद मिला | शिकागो की धर्म 
महासभा में हिन्दू-धर्म के प्रतिनिधि रूप में स्वामी विवेकानन्द ने जो अपना 
भाषण प्रस्तुत किया उससे सम्पूर्ण अमेरिका आलोड़ित हो उठा था । कुछ समय 
बाद मठ में स्वामी विवेकानन्द का एक पत्र आया जिसमें उन्होंने लिखा था कि 
उनके विरुद्ध एक अभिरुन्धिमूलक प्रचार द्वारा कहा जाता है किवे हिन्दू घम्म 
के कोई प्रतिनिधि नहीं हैं; वे तो एक भेगाबौण्ड मात्र हैं। अत: कलकत्ता में अवि- 
लम्ब एक सावंजनिक सभा आह्वान करके उससे यह प्रस्ताव पारित करना है 
कि विवेकानन्द हिन्दू धर्म के प्रतिनिधि हैं तथा इनके प्रचार-का्य के पीछे भारत 
के जनमानस का समर्थन है । 

अभेदानन्द, शारदानन्द प्रमृति गुरु माई इस कार्य में तत्पर हो गए। 
कलकत्ता में एक विराट सभा का आयोजन कर उसमें पारित प्रस्ताव प्रेषित 
हुआ अमेरिका को । है 

कलकत्ता की तत्कालीन कमंतत्परता के सम्बन्ध में विवेकानन्द के भाई 
महेन्द्र दत्त महाशय ने लिखाहै--'ेदान्ती काली ने इस समय प्राणपन से 
मिहनत की है । एक उन्मत्त की हक अहनिश कार्य करके टाउन हाल में 
उन्होंने समा की । अपने यरिच्ितों से धन-संग्रहू कर सभा की कायंप्रणाली 
मुद्रित करवाई और इस रिपोर्ट को अनेक प्रेसों में प्रेषित किया तथा अन्य 


समस्त कार्यों को इन्होंने एक साधना की तरह पूरी मुस्तंदी से किया ।! 


१६१ ] [ स्वामी अमेदानन्द 
१८६६ ई० में स्वामी अमेदानन्द के जीवन में एक नवीन अध्याय का 
संयोजन हुआ । आधुनिक युग के अन्यतम वेदान्त-प्रचारक रूप में प्रथम इ गलेंड 
में और तत्पदचात्‌ अमेरिका में “काली वेदान्ती' का अभ्युदय देखने को मिलता 
है जहाँ जाकर उन्होंने अद्व॑त वेदांत और श्रीरामकृष्ण की विचारधारा का प्रचार 
किया । विशेष रूप से अमेरिका में पच्चीस वर्षों तक निवास कर इन्होंने 
विवेकानन्द द्वारा प्रचारित मावधारा को विस्तारित किया और एक दृढ़ संगठन 
का निर्माण किया । 
उस बार विवेकानन्द अमेरिका होते हुए लंदन पहुंचे । वहाँ वेदांत के 
प्रचार के लिए एक सुयोग्य गुरु-भग्राता की आवश्यकता थी, अतः तन्निभित्त उन्होंने 
अभेदाननंद को वहाँ वुला लिया। प्राय: एक महीने के अपने लंदन प्रवास काल 
में अमेदाननंद ने वहाँ के रीति-रिवाजों को शने: शर्न: आयत्त फर लिया। इस 
समय विवेकानंद अनेक स्थानों में घूम-घधूमकर माषण दे रहे थे। एक दिन 
हृठात्‌ अमेदानंद को बुलाकर उन्होंने कहा-- यहाँ के क्राइस्ट थियोसौफिकल 
सोसाइटी में तुम्हें माषण देना होगा । वक्ता के रूप में तुम्हारा नाम मी छाप 
दिया गया है ।! 
अभेदानंद तो मानो आकाश से गिर पड़ें। उहदिग्न हो बोले--“यह क्या 
कह रहे हैं ? मैं भला किस प्रकार भाषण दे सकता हूँ ? मैं तो भाषण देना नहीं 
जानता ।* 
यह कथा मैं नहीं सुनना चाहता, तुम्हें तो माषण देना ही होगा ।” “हम 
में यह क्षमता एकवारगी नहीं हो सकती, मैं तो कुछ भी नहीं कर सक्‌गा ।! 
'तब तुम यहाँ आए क्यों ?' उत्तेजित स्वर में बोले विवेकानंद | 'तुमने मुझे 
बुलाया था तभी तो । घोलो मैं अभी वापस चला जाता हूँ। मुझे वक्‍त॒ता देनी 
होगी यह कथा बतलाने पर मैं कभी भी नहीं आता ।' 
इस बार विवेकानंद दृढ़ स्वर में बोले - “सो नहीं होगा। तुम्हें यहाँ 
रहना होगा ओर भाषण देने की कला सीखनी होगी ।' 'मुझ से नहीं हो सकेगा ।' 
'ऐसी स्थिति में तुम क्या मुझे अपमानित करता चाहते हो?” 'कैसे आप 
अपमानित होंगे ?! 
“इस सभा में मुझे ही भाषण के निमित्त निमंत्रित किया था परन्तु मैं ने 
कहा कि इस बार मैं नहीं माषण दे सकगा; मेरे एक गुर भाई जो महापंडित 
हैं, आए हुए हैं, वही भाषण करेंगे । यह सुन बड़े प्रसन्न हुए वे लोग और उन्होंने 


इस आशय की सूचना भी छप॑वा दी है / 'पहले से नहीं सूचित कर तुमने इस 
२१|१० 


मोरत के महान सांघक ] [ १६२ 


प्रकार का निमंत्रण क्‍यों दिया ?” 'ऐसा करके मुझे नीचे देखना पड़ रहा है, और 
बया होगा ?' 
अभेदानंद अब कुछ नम्न हुए श्लौर बोले--'तब भाषण कंसे प्रारम्म 
करू गा और उसका समापन किस तरह होगा, यह मुझे बता दो ।” "मुझे कब 
किसने बतलाया था ? तुम्हारे भीतर जो भाव और जो रस पुर्णरूप से निवास 
करते हैं उन्हें तुम क्रश: सिलसिलेवार ढंग से प्रकट करो। तुम तो काली 
वेदांती हो । इतने दिनों तक न जाने तुमने वेदांत की कितनी आलोचना की, 
उन्हीं के विषय में बोलना । यह पंचदशी तो एक वेदांत का ही ग्रथ है-- इस में 
जो शिक्षा दी गई है उसे अंग्रेजी भाषा में लिख लो । लिखने के उपरांत उसे 
अनेकवार पढ़ो और तब उसे हटा दो। बाद में समा में जाकर उसे बोलो ।' 
अँग्र जी में लिखने का मेरा अभ्यास जो नहीं है ।' चेष्टा करो, ट्राइ-ट्राइ 
ट्राइ एगेन । प्रेक्टिस करो । श्रेक्टिस मेक्‍्स ए मैन परफंक्ट ।! 
अभेदानंद एक बड़ी समस्या में पड़ गए। अपनी अक्षमता का विचार 
कर वे हताश हो गए। सूचना तो यथार्थ में प्रसारित की गई है, ऐसी अवस्था 
में भाषण न देने पर यहाँ के समाज में स्वामी विवेकानंद को निश्चय ही अप- 
मानित होना पड़ेगा । परन्तु आकण्ठ प्राण रहते अमेदानंद ऐसा नहीं होने 
देंगे । अगत्या हृदय में साहस बटोरकर वे भाषण देने के लिए प्रस्तुत हुए । 
श्री श्रीठाकुर और श्री माँ का भक्तिभाव से स्मरण कर 'पंचदशी' पुस्तक लेकर 
एक दीघे प्रवन्ध लिख लिया । तत्पश्चात्‌.बार-बार पढ़ उसे आयत्त मी कर लिया। 
अपने इष्ट का स्मरण करते हुए अभेदानंद मंच पर दंडायमान हुए । 
इससे पू्व॑ किसी भी जन समा में उन्होंने भाषण नहीं दिया था, उस पर से 
यह सभा ऐसी थी जहाँ इ गलैंड सरीखे अग्रसर देश के शिक्षित और संस्कृतिवान्‌ 
श्रोतागण इक हुए थे तथा इनके सम्मुख उपविष्ट थे स्वामी विवेकानंद, 
इससे मन में थोड़ा आतंक और दौवंल्य का अनुभव हुआ परन्तु साहस बटोर 
कर अपने को दृढ़ कर लिया; श्रोताग५७ इनकी इस चंचलता और दुबंलता को 
भाँप न सके । क्रमशः आत्मस्थ हो वे विशुद्ध भेग्रेजी माषा में वेदांत के उच्चतम 
भावों की चमत्कारपृर्ण व्याख्या धारा प्रवाह रूप से करने लगे। ऐसा प्रतीत 
होता था मानो देवी-सरस्वती उनके कणठ में अधिष्ठिता हैं। माँ शोरदामणि ने 
एक बार अभेदानंद को आशीर्वाद दिया था---“पुत्र, सरस्वती तुम्हारे कण्ठों में 
तिवास करें । यह कथा आज सब के समक्ष फलित हुई । 
लंदन में ये दोनों गुरु भ्राता जिस अंतरंग परिवेश में निवास करते थे 


उसकी कुछ झलक शंकरानंद जी ने इस प्रकार दी है-- एक नूतन गृह में 


१६३ ] [ स्वामी अभेदानन्द 
स्वामीजी, गुडविन और अभेदाननंद निवास करने लगे । ग्रुडविन स्वामीजीके माषणों 
को सांकेतिक लिपि में लिपिवद्ध करता और उसे बेचता । अभेदानंद गृह-कार्य 
और रंघन आदि सम्पादित करते कारण कि घर में दास-दासी थी नहीं । बीच- 
बीच में स्वामीजी भी स्वयं मोजन पकाकर अँग्रोज बन्धुओं को आमंत्रित कर उन्हें 
खिचड़ी, निरामिष डालमा प्रभृति मारतीय सामग्रियों से स्वागत करते। 
गुडविन भी भोजन पकाने की ज्षेष्टा करता परन्तु उससे 2 मी नहीं हो पाता। 


जिस दिन स्वामीजी संध्या के पश्चात्‌ लम्बा भाषा देते उस दिन रात्ति में 
उन्हें गहरी निद्रा नहीं आती । मस्तक में रक्त की प्रवाह अधिक होने से मस्तिष्क 
गर्म हो जाता । रात्रि में जाकर अभेदानंद उनके मस्त को सहलाते तथा उनके 
अन्य सेवा कार्य में लगे रहते । आहार के सम्बंध में स्वामीजी का कोई >्यिम 
नहीं था। कमी तो पेट भर यथेष्ट सामिष भोजन करते; कभी फलाहार लेते, 
कमी उपवास भो करते तो कभी अद्ध॑ उपवास रखते । इस ५फार की अनिय- 
मितता के फलस्वरूप उन्हें प्रायः पेट सम्बंधी केप्ट रहा करता । अभ्ेदानंद तो 
उन्हें वार-बार आहार-नियंत्रण की बात कही करते । 
लंदन के वेदांत समिति के समापति के रूप में स्वामी अमेदानंद ने योग्यता 
और सफलतापूर्वक एक वर्ष तक अपना योगदान किया ओर तत्पदचात्‌ रवामी 
विवेकानंद ने सम्पूर्ण अमेरिका में एक विराट जागरण उत्पन्न कर दिया था और 
उस समय के शिक्षित समाज में भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रति उद्धूत 
हुई एक विस्मयकारी श्रद्धा । स्वामी विवेकानंद की यह आँदोलन सीमित था 
एक उदारपंथी दल के बीच । बाद में स्वामी अभेदानंद ते इस आंदोलन 
को स्थायित्व प्रदान किया और इसे और अधिक विस्तारित भी किया। श्राय: 
पचीस वर्षों तक इन्होंने अमेरिका में निवास किया और अपनी प्रतिभा तथा 
कर्मकुशलता के द्वारा उस देश के श्रेष्ठ मनीषी एवं धर्म-प्राण व्यक्तियों की श्रद्धा 
अजित करने में सफलता प्राप्त की । 


उस देश में प्रारम्भ में अमेदानंद को द्रोरियय और प्रतिकूल परिस्थिति 
का भरपूर सामना करना पड़ा । इस संबंध में स्मरण करते हुए वे लिखते हैं-१ 
'अप्ेरिका में वेदांत प्रचाराथ स्वामी विवेकानंद ने जो सूत्रपात किया था उसे 
सफल बनाने हेतु मैं उपाय खोजने लगा । कार्य को अग्रसारित करने हेतु उत्त 
समय मेरे पास न तो कोई द्रव्य ही था और हे किसी प्रकार की ही ही प्राप्त 
हुआ था । निश्चय ही मुझे अपने बल बूंते पर अकेले घर रब ही आओ) 
_व्याज्यान भवत का भाड़ा, निजी जेव खर्च! कद पकनानव) भवन का भोड़ा, निजी जेव खर्च, विभिरे साप्ताहिक एवं भनन्‍्यात््य 


श्र : प्रज्ञानानर्द 
१, लीक्स आाफ माइ डायरी : अभेदानन्द (्‌ नुवाद ) 


१६४ 
भारत के महान साधक | [ 


समाचार पत्रों में विज्ञापन का व्यय आदि के लिए घन संग्रह करना पड़ता । वर्ग 
लेते अथवा साधारण वक्‍तृता के पश्चात्‌ श्रोतागण स्वेच्छा से जो कुछ प्रदान 
करते उसके अतिरिक्त आय का अन्य स्रोत तो था नहीं । ऐसी अवस्था में निजी 
सुब-सुविधा का विम्तर्जन करके मैं उन दिनों अपने छात्रों के समीप अनेक के 
आतिथ्य ग्रहण कर अपने व्यय को वेम करता । यह थी मारत के संन्यासिय 
गी भिक्ठावत्ति की प्रणाली । 

पर स्थिति के परिवतंन के साथ-साथ अमेरिका के बुद्धजीवी और मुमुक्ष 


रियों : 3 । मनीषा 
नर-ता रियों का एक समुदाय ऋतशः आाकृष्ट हुआ स्वामी अभेदानंद की 9 


प्रतिमाशाली वक्र ता, वाग्मिता एवं उतके पावन चरित्न की ओर । घमतत्व- 
व्याख्यान का कौशल उनका 


सर्वाधिक आकर्षक था। आवेग और मभावमयता 
की अपेक्षा ताकिकता और युक्ति-संगति की पुट उसमे अधिक होती । वेदान्त के 


चरम तत्वों के साथ आधुनिक विज्ञान तथा पाइवात्य जीवनधारा का कोई विरोध 
नहीं है, इस विपय पर वे वराबर जोर देकर कहा करते । 

/हिन्दूइज्म इनभेड्स अमेरिका' पुस्तक के लेखक मि० वेलडन टामस ने 
अभेदानंद की जनप्रियता के प्रसंग में लिखा है? :--'स्वामी अभेदानंद में अपनाने 
फी शक्ति पर हमलोगों की विशेष कर दृष्टि पड़ी है! माकिन प्रदेश के 
प्रतिष्ठोनों के साथ उसकी भाषा तथा उसकी जीवनधारा को उन्होंने मिश्रित 
कर लिया था। ““ ““* ऐतिहासिक घटनासमूहों और कमं-परिधि की 
ओर दुकपात करने पर हमलोग देखते हैं--स्वामी अभेदानंद ने अपने विश्व- 
वरेण्य नेता की अपेक्षा प्राच्य वेदांत तत्व को पाश्चात्य संस्कृति के अनुरूप विशेष 
मात्रा में ढ़ाला था। वे ज्वलंत और धारा प्रवाह वाग्मिता देकर अभिभूत नहीं 
करते वल्कि सत्यकर युक्तियों, तर्कों तथा नूतन और आकषंक तथ्यों की सहायता 
से श्रोताओं का भन जीतने की ओर अधिक ध्यान देते हैं ।' 

ईशु खीष्ट और ईसाई धर्म के सम्बन्ध थें अभेदानंद अपने भाषणों में जो 
नवीन मूल्यांकन करते थे उसने अमेरिका निवासी मनीषियों का ध्यान अपनी 


ओर आवर्धित कर लिया | इस दसंग में अध्यापक कर्सन ने कहा है :-- आपकी 
वक्ता ने ईबु खीष्ट के सम्बंध में मेरी घारणाओं में एक युगातंर ला दिया है । 


ईशु खीष्ट के सम्बन्ध में आपने एक ऐसी चूड़ांत मीमांसा की है 


जिससे कि कट्टर पथी भावापन्न ईसाई धर्म को भी अंत में आपके सिद्धान्तों के 
आगे मस्तक झुकाना पड़ता है।' 


अद्वत तत्व को लेकर अभेदानंद के साथ अमेरिका के प्रसिद्ध दाशनिक 
अध्यापक विलियम जेम्स का एक दीघे वितके हुआ था। आंत में अध्यापक्ष 
१. मत और मानव : स्वामी प्रज्ञानानन्‍्द; २ ऐ-ऐ 


/7 ४ ंथर्ू ० -- : 


१६५ ] [ स्वामी अभेदानरद 


जेम्स ने कहा, स्वामीजी के दृष्टिकोण और युक्ति तर्कों के द्वारा विचार करने 
पर अद्व त तत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता परन्तु इस सत्य को भी 
अपने दृष्टिकोण से देखने पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस वितक के 
समय वहाँ जो प्रब्पात पंडित उपस्थित थे उनके नाम हैं लानमान, शेलार, लूई- 
जैम्स प्रभति। स्वामी अभेदानंद की मनीपा और उनके पांडित्य को देखकर 


वे सभी मुग्ध थे । 

१-९६ ई० में स्वामी विवेकानंद प्रचार कार्य के निमित्त दूसरी बार 
अमेरिका में उपस्थित हुए । इसबीच स्वामी अभेदानंद बड़े ठाठ-बाठ से वहाँ बस 
गए थे। इन्होंने न्‍न्यूयाक में मी वेंदांत समिति की स्थापना की थी। इनकी 
सफलता को देख स्वामी विवेकानंद ने सहप॑ कहा था--'इस न्यूयाकक के द्वार पर 
मैंने तीन-तीन दस्तक दिए परन्तु कोई उत्तर न मिला। तुमने एक स्थाथी 
केन्द्र स्थापित कर लिया है, यह देखकर मुझे अपार हएषं हो रहा है; ध्यूयाक में 
हमलोगों की समिति का यह प्रथम निजस्व गृह है। 

अमेरिका में स्वामी अभेदानंद द्वारा पचीस वर्षों तक प्रचार काये का एक 
सुद्रगामी परिणाम हुआ। इस सम्बंध में अपने एक व्याख्यान में उन्होंने 
स्वयं कहा था :-- 


'मेरे बंदांत प्रचार के फलस्वरूप अमेरिका के ईसाई पादरियों की आँखें 
खुली | गिरिजाघर में अपनी उपासना के रामय वेदांत के भावों को ग्रहण कर 
ईपाई धमं के मूलतत्वों की नवीन रूप से व्याख्या उन्होंने प्रारम्म कर दी । 
सत्यान्वेषी और चिन्तनशील लोगों का ईसाई धमं के कट्टरतापूर्ण क्रिया कलापों 
में अब और अधिक विश्वास न रह गया। इस समय अमेरिका में नवीन-नवीन 
धर्म-आन्दोलनों का श्रीगणेश हो रहा है। 'स्यू थौट' , 'ईसाई साइन्स', “स्पिरि- 
च्युएलिग्ट सोसाइटी” आदि नवीन घमंमत प्रचारित किए जा रहे हैं परन्त इस 
सव के पीछे पुझय रूप से काम कर रहा है हमलोगों का पचीस वर्षो तक वंदांत 
प्रचार और प्रस।र का कार्य । 'ईसाई साइन्स' की प्रतिष्ठात्नी मेरी वेकर ने 
गीता के चरद श्लोकों पर अपने सम्प्रदाय की स्थापना की थी। 'स्यू थौढ' 
सम्प्रदाय वाले सभी विवेकानन्द के छात्र थे । वे सभी कहते कि ईश्वर तो चरा- 
चर मे व्याप्त हैं, वें ही सब कुछ हुए हैं; व॑ तो अद्वितीय हैं। ईशु खीष्ट कहकर 
वे किसी भी व्यक्ति में विश्वास नहीं करते, फिर भी वे लोग 'खीष्टत्व' 
नाम के आध्यात्मिक आंदर्शों को स्वीकार करते हैं। खीष्टत्व सवंव्यापी है, यह 
तो हमलोगों के अभ्यन्तर में भी विराजमान है। सत्य कथा कहते हुए भी वे 
क्या मन में विश्वास करते हैं--प्रत्येक जीवात्मा स्वरूपतः “बीष्ट' है। बहु उदार 


भारत के महान साधक ] [ १६६ 


मत कट्टरपंथी खीष्ट धर्म की धर्मान्धता पर कुठाराघात करता की कारण कि 

कट्टर ईसाई गण ईशु खीष्ट नामक एक व्यक्ति में विश्वास रखते हैं तथा मन में 
सोचते हैं कि खीष्ट ने अपना रक्त-दान कर पापियों के पात-ताप को दूर किया 
था। चिन्तनशील व्यक्ति इस प्रकार के पापों से घुक्ति में विश्वास नहीं रखते । 
शिक्षित-समाज , विशेषकर जिन्होंने विज्ञान और दर्शन का अध्ययन-मनन किया 
है, 'अनन्त नरक के सिद्धान्त में आस्था नहीं रखता । इस समय इस प्रकार को 
अभ्र(न्त धारणाएं विलुप्त प्राय हो रही हैं ।' 

“छ; हजार वर्ष पूर्वे इम पृथ्वी की रचना हुई थी इस बात पर वे लोग 
अब विश्वास नहीं करते और वे इस तथ्य में मी विश्वास नहीं रखते कि ईशु 
खीष्ट के रक्‍तों से ही समस्त पाप घुलेंगे बल्कि 'खीष्ट” शब्द का वे एक आध्या- 
त्मिक अर्थ ग्रहण करते हैं। इसको वे लोग “खीष्ट' कहकर सम्बोधित करते हैं और 
कहते है कि यह 'खीष्टत्व' तो प्रत्येक जीवात्मा के भीतर सुप्तावस्था में अवस्थित 
है तथ। वह जागरित होगा । यह तो सुप्तावस्था है और उसके जागरित होने पर 
प्रत्येक व्यक्ति एक-एक “खीष्ट होगा। खीष्टत्व की वे लोग इस प्रकार व्यास्या 
करते हैं। पचीस वे पुवं का खीष्ट धर्म और अमेरिका का वतंमान खीष्ट धर्म 
एक नहीं है। वेदान्त में प्रचारित एक अनन्त गौर सत्य सत्ता के ऊपर ही खीष्ट धर्म 
को व॒तंमान समय में खड़ा करने की चेष्टा चल रही है। वेद वाक्यों 'एकमेवा- 
द्वितीयम्‌ , एक सद्दिप्रा बहुधा वदन्ति' प्रमुति वाक्‍्यों को आज दीष्ट साइन्स, 
न्यू थौट तथा स्पिरिच्युएलिज्म ने ग्रहण किया है । हमलोगों ने जो नूतन भाव- 
घारा प्रवाहित की है उससे वे लोग अत्यधिक अनुप्राणित हुए हैं ।” 


“शने: शने: इसका प्रमाव यूरोप पर मी निश्चित रूप से पड़ा है। इसी 
के फलस्वरूप इ गलेंड में भी आज “खीष्ट साइन्स'--इसके चर्च तथा 'न्यू थौट! 
मन्दिर असंख्या संख्या में खड़े हो रहे हैँ । सर आर्थर कनान डयेल, सर औलिभर 
लौज प्रमृति प्रेत-तत्व-विद्‌ गण भी वेदान्त के भावों से अनुप्राणित हुए हैं । 
वर्तमान समय में प्रेत-तत्व के अनुशीलन द्वारा हमलोग जानते हैं कि आत्मा नित्य 
ओर अविनाशी है; मृत्यु के पश्चात्‌ हमलोग नरक में नहीं जाते । सर आलिवर 
लौज की ही कथा को लीजिए। वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं और उन्होंने अपनी 


पुस्तक *रेपण्ड' में स्पप्टतया स्वीकार किया हैं कि हमलोग मत स्वजनों के संग 
कथांवार्ता चलाते हैं । 


मनीषी अमेदातन्द ने दीघ॑ गवेषणा एवं अपने लेखों द्वारा अमेरिका के 
शिक्षित समाज के भीतर भारत के प्राचीन एवं गौरवमय ऐतिहा को भी ऊ'चा 


उठाया था। इसके परिणामस्वरूप भारत की एक अपूर्व भावमुूत्ति वहाँ स्थापित 


१६७ ] [ स्वामी अभेदानन्द 


हुई थी । उन्होंने कहा है---“आय॑ सभ्यता की अरुण आना भारत के अन्‍्तरिक्ष 
में सवंप्रथम उद्भासित हुई थी । ग्रीस, रोम, अरब अथवा फारस नहीं बल्कि 
मारतवं ही अध्यात्मशारत्न, दर्शन, न्याय, ज्योतिष, विज्ञान, कला विद्या, 
संगीत, चिकित्सा शास्त्र और नतिक धर्म की आदि भूमि रही है। 
हिन्दूजों ने ही सब॑ प्रथम वंदिक ऋक्‌ छन्‍्दों के द्वारा संगीत कला का विकास 
किया था; विशेष कर सामवेद तो संगीत के लिए ही निदिष्ट हुआ था। ग्रीक 
वासियों से बहुशत वर्ष पूर्व ही भारतवासी सप्तरवर तथा तीन ग्रामों से अभिज्ञ 
थे। संभवतः भारतवासियों से ही ग्रीकों ने इन सभी वस्तुओं की शिक्षा ग्रहण 
की थी । आपलोगों को यह जानकर कौतूृहल होगा कि विख्यात पाश्चात्य संगी- 
तज्ञ वांग्नार भी हिन्दू संगीतज्ञों के विशेषकर उनके “लिड्ि मोटिभ” के लिए--- 
ऋणी थे । मारतीय संगीत के साथ वाग्नार की संगीत पद्धति का प्रचुर साम्य 
है । इसीसे प्रतीत होता है कि पाव्चात्य संगीत शिक्षाथियों के लिए उनके 
संगीत उतने सरल और बोधगम्य नहीं थे। वाग्नार ने अनेक भारतीय संगीत 
शास्त्रों का लैटिन अनुवाद पढ़ा या तथा जमं॑न दाशंनिक शोपेनहावर के साथ 
उन्होंने एतत्संबंधी आलोचना भी को थी ।”' 
स्वामी अमेदानन्द ने और भी कहा था--“अधिकांश इतिहासज्ञ इस कथा 
को स्वीकार करते हैं कि पिथागोरस भोौरतवर्ष आए हुए थे । हिन्दुओं के समप्प 
उन्होंने ज्यामिति, अंकशास्त्र, जन्मान्तर और परलोकवाद, निरामिष आहार 
तथा पंचतत्व आदि की शिक्षा ग्रहणकर इन्हें ग्रीसवातियों को वापस जाकर 
सिखलाई थी । इन्दुदीद एसेनी सम्प्रदाय के मध्य भी इन सभी भावधाराओं का 
प्रचलन था ! ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रीकों के समीप एसेनियों ने शिक्षा ग्रहण 
कर इन सभी भावों को गृहीत किया था । मिश्र ओर ग्रीसवासी चार तत्वों 
( उपादन अथवा एलीमेंट ) को ही स्वीकार करते थे, उस समय आकाश तत्व 
उनसे भ्ज्ञात था । हिन्दुओं से सम्प्क होने के पश्चात्‌ इन दोनों देशों ने आकाश के 
तत्व सम्बंधी ज्ञान उपाजित किया था ।” 
विवेकानन्द के प्रचार कार्यों से पूवं भी अमेरिका में वेदान्त की भावधारा 
किसी-किसी अमेरिकन मनीषी द्वारा प्रचारित थी । निःसन्देह उस समय यह धारा 
अत्यंत क्षीण थी | इस संबंध में स्वामी अभेदानंद ने कहा है--'राल्क वाल्ड 
एमसंन अमेरिका के एक विश्व विश्रुत मनीषी थे जिन्होंने सवंप्रथम अमेरिका में 
वेदांत का प्रचार और प्रसार किया था। उनकी पुस्तक में एतत्संबंधी भाव 
परिलक्षित होते हैं। तमी तो उनके 'एसे औन इमौटेलिटी ( आत्मा की अमरता 
शीषंक निबंध ) के मोतर नचिकेता संबंधी आख्यान हैं। 'ब्रह्म' ताम्नी उनकी 


भारत के महान साधक ] [ १६८ 


एक कविता है | गीता म्ैं जो आया है-- 
“य ऐन॑ वेत्ति हन्तारं यश्चेन॑ मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तो न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते ॥।” 
उस कविता में यही भाव है-इसीका स्वच्छन्द अनुवाद है वह | उस समय 
चाल्से विल्कि न्‍्स साहेव की गीता का अंग्रेजी अनुवाद थां। वारेन हेस्टिग्स के 
समय यह अनुवाद हुआ था। इमर्सन और कार्लाइल ये दोनों बांधव थे, कार्ला- 
इल के साथ इमसंन की भेंट होने पर उन्होंने इमसंन को गीता का उपहार देते 
हुए कहा था--“यह तो एक आइचयंमयी पुस्तक है। इस में मैं ने समी सन्देहों 
का निराकरण पा लिया है और मुझे विश्वास है कि मेरी तरह आप भी गीता 
के उपदेशों से प्रचुर प्रेरणा ग्रहण करंगे |! इस गीता पुस्तक का अध्ययन करके 
ही इमसंन ने “ब्रह्म” सम्बन्धी अपनी कविता की रचना की थी । 

“इमसंन क्लब के प्रेसिडेंट मि० म्यालय ने मुझ से “ब्रह्म सम्बन्धी उस 
कविता का अर्थ पुृछा और जिज्ञासा की कि उन्हें यह सब कहाँ प्राप्त हुआ ? 
मैंने तव उनसे गीता की ये सब बातें बतलाई । 

मैं ने इमसंन का पुस्तकालय देखा है, वहाँ गीता, मनु-संहिता, विष्णु 
पुराण आदि का अंग्रेजी अनुवाद है ।”६ 

अमेरिका में कृश्चियन साइन्स नामक तत्ववाद का प्रचुर श्रभाव है। 
स्वामी अभेदानंद बतलाते हैं कि अमेरिका में इसका पुष्कल प्रभाव है । मारतीय 
दर्शेन और धर्मविज्ञान का यह तत्व ऋणी है, इस तथ्य को ये मतावलम्बी 


स्वीकार नहीं करना चाहते । 

मिसेस एडी ने इस मतवाद का प्रवर्तन किया था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ 
'साइनस ऐण्ड हेल्‍थ” के अनेक संस्करण अमेरिका में हुए हैं। इस ग्रंथ का चौवीसवाँ 
संस्करण अमी दुष्प्राप्य है। इस संस्करण के भष्टम भ्रध्याय में गीता के 


इलोक स्पष्ट रूप से उद्धरित थे । परन्तु वतंमान में उसे निकाल दिया गया है । 
ल में स्वामी अमेदानन्द ने कठिन श्रम करके इन तथ्यों 


अपने अमेरिका प्रवास का 
काउदघाटन किया था और अमेरिकावासियों की भाँखों में उंगली डालकर 


बतला दिया था कि उनका जनप्रिय क्रिश्चियन मतवाद भारतीय दशंन से कहाँ 
तक प्रभावित हुआ है । 

अमेरिका प्रवास काल में नाना प्रतिकल अवस्थाओं में पड़ने पर तथा 
अनेक घात-प्रतिधातों के कारण क्लान्त होने पर भी अभेदानन्द ने कभी मी 


अपनी मानसिक स्थिरता नहीं खोयी । बीच-बीच में अपने सहकर्मियों को कहा 


१. महाराज की कथा--स्वामी चित्‌ स्वरूपानन्द 


१६६ ] [ स्वामी अभेदानन्द 


कहते कि शुद्ध होकर श्री श्री ठाकुर की ओर अपनी दृष्टि लगाकर तथा विवे- 
कानन्द के असीम प्रेम की कथा को स्मरण करके ही वे लोग इस दीघ॑ संग्राम 
म॑ जूझ सकेंगे । 

इस समय रामकृष्ण-संघ जननी शारदामणि का स्नहाशिष भी उनलोगों 
को यथेष्ट प्रेरणा प्रदान कर रहा था | माँ शारदार्माण के एक पत्र से इसका 
ऊुछ-कुछ परिचय प्राप्त होता है। उन्होंने लिखा था--'कल्याणीयेषु, कल तुम्हारा 
ऊशलता सूचक एक पत्र पाकर मैं आनन्दित हुई तुम्हारे द्वारा प्रेषित पासंल मिल 
गया है। तुम शारीरिक ओर मानसिक रूप से अच्छे हो, यह जानकर बहुत संतोष 
हुआ । तुम्हारे काय सुन्दर ढंग से चल रहे हैं यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई । 
तुमलोग श्री श्री ठाकुर का मुख उज्ज्वल कर रहे हो । श्री श्री ठाकुर के समीप 
मैं सर्गदा प्रार्थना करती हूं और आशीर्वाद देती हूँ जिससे तुम्हारे कायं. सफल 
होवें । तुम्हारे इस महान्‌ काय॑ में वे सहायक होंगे इसमें और अधिक सनन्‍्देह क्‍या 
है ? आहारादि के संबंध में अब उस प्रकार की विशेष कठोरता नहीं करना। 
आगे अब तुम बिल्कुल निरामिष आहार नहीं करना, उत्तम मत्स्यादि आहार 
करना । ऐसा करने से तुम्हें कोई दोष नहीं होगा । मैं तुम्हें अनुमति प्रदान कर 
रही हूं, तुम स्वच्छन्दतापुवंक उसे खाना । शरीर की ओर सवंदा अपनी नजर 
रखना । बीच-बीच में जाकर निर्जंन स्थान में निवास करना । बीच-बीच में अपना 
कुशल लिख सुखी करना । तुम्हें मेरा आशीर्वाद है । इति । तुमलोगों की माँ ।” 

श्री माँ के विषय में अपनी प्रणति जतलाकर अभेदानन्द उनके भक्‍तों को 
बीच-बीच में कहा करते--““आलम बाजार मठ में “श्री माँ का स्तोत्र! है। 
रचना कर सर्वप्रथम माँ को ही सुनाया था। उसे सुन आशीर्वाद देते हुए उन्होंने 
कहा - “तुम्हारी जिह्ना पर सरस्वती का निवास होवे । “मूक करोति वाचालं” 
सत्य ही उन्होंने मेरे सदश मूक व्यक्ति को वाचाल कर दिया । ऐसा नहीं होने 
पर इंगलैंड और अमेरिका सदृश देशों में उन सभी धुरन्धर और पंडित पाद- 
रियों के समीप मेरे समान एक नगण्य मारतवासी क्या विजयश्री को ले पाता ? 
यह सब तो श्री माँ और श्री ठाकुर की कृपा है | 

अभेदानन्द ने एकनिष्ठ हो, आप्राण एबं दत्तचित्त हो दृढ़तापृवंक सद्गुरु 
रामकृष्ण को पकड़ रखा था । परिब्राजक का जीवन हो या प्रचारक का या आचाय॑ 
का, सर्वत्च और सवंदा उन्हें विश्वास था कि ठाकुर रामहष्ण उनकी रक्षा 
कर रहे हैं एवं ईश्वरीय कर्मं-साधना के लिए वे ही दिव्य ग्ररगा भी दे रहे हैं । 

परवर्त्ती काल में कथा प्रसंग में अपने मक्तों के बीच उन्होंने ठाकुर की 


२२ ॥ १७० 


भारत के महान साधक ।] [ १७० 

करुणा-लीला के संबंध में प्रकाश डालते हुये कहा था--“उन्होंने पीछे रह॑कर 

जब-जब हमलोगों की ( अपनी संतानों की ) सहायता और रक्षा को है और 
इस समय मी सवंदा कर रहे हैं उसके ज्वलंत उदाहरण हमारे और तुम्हारे 
सामने हैं । जीवन में उनकी उपस्थिति का अनुमव हमलोगों ने अनेक बार किया 
है । वे असीम करुणामय हैं, हमलोगों का सवंदा हाथ पकड़ कर वे मार्ग दशन 
कर रहे हैं, इस कथा को मैं अपने म्मं-मर्म में अनुभव कर रहा हू । 

'“उस बार लंदन होते हुए अमेरिका जाना था। जहाज के टिकट के क्रय 
के हेतु सब प्रबंध कर लिया था । इ गलेंड के बंदरगाह होते हुए जो जहाज 
जाएगा उसका नाम था लूसिटेनिया | टिकट कय हेतु जाने पर ( ६ मई १६१४ 
ई० ) एक अदुभूत घटना घटी | टिकट खरीदते समय एक आवाज सुनाई पड़ी 

जिसने मुझे टिकट खरीदने से स्पष्टतया निषेघ किया | मैं तो घबरा गया; 
सोचा मेरे मन का भ्रम है यह । इधर-उधर देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ा । 
अतएव पुन: टिकट खरीदने हेतु गया परन्तु इस बार भी वही बात हुई । तब 
तो टिकट खरीदना संभव नहीं हो सका | लौटकर घर आ गया और आगे का 
कार्यक्रम सोचने लगा ! विचार किया--न हो तो कल ही णाया जाय । परन्तु 
दूसरे दिन प्रात:काल समाचार-पत्र खोलते ही बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था-- 
७. 9. रभ्ञाधाां9 8 ॥0 7076, अर्थात्‌ लूसिटेनिया ने एटलांटिक महा- 
सागर के वक्ष-स्थल पर कल रात्रि में जल-समाधि ले ली। मैं क्षपत्रि भूत हो 
गया। मेरी अखि अश्रुपुरित हो गई । विचार किया कि श्री श्री ठाकुर ने ही 
मेरी रक्षा की है।” १ 
" अभेदानन्द कुसुम सदश मृदुल ओर व्ञ के सदृश कठोर थे । अंतरंग 
भक्तों के साथ वार्त्तलाप करते समय उनका अंतर एक शिष्ठु की भाँति सरलता 
से पुर्ण रहता | उनके बहिरंग जीवन को देखकर उन्हें समझने में भूल हो सकती 
थी परंतु तात्विक विचार के समय इस मनुष्य की विस्मयकारी विश्लेषण शक्ति 
क्षुरधार बुद्धि और सिद्धांत-निरूपण की दृष्टि का परिचय मिलता था ््््ि 
अभेदानंद की अमेरिकन शिष्या सिस्टर शिवानी ( मेरी ल” पेज ) ने उनके 
जीवन वशिष्ट्य का परिचय देनेवाली दो-एक घटनाओं का उल्लेख किया है ।२ 
शिवानी ने लिखा है कि हमलोगों की वरीयसी बांधवी मिसेस केप ने एक दिन 
हमलोगों के सदृश अनेक तरुणी छात्राओं को कहा था--'देखो, जिस किसी 
सामान्‍य घटना के संबंध सें तुमलोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो उस संबंध में 
१, मन और मनुष्य : स्वामी प्रज्ञातानन्द 
२. स्वामी अभेदानन्द इन अमेरिका--सिस्टर शिवानी 


१७१ ] [ स्वामी श्षमेदानन्द 


स्वामीजी का विचार नित्य सुनने फी चेष्टा करो | मैं एक सामान्य घटना के 
विषय में सुना रही हूं । उस दिन का रामकृष्णोत्सव । अधिक पंसे खर्च करके मैं 
ने एक मनोरम गुलदस्ता खरीद लिया। उस समय स्वामीजी मजनगृह की वेदी के 
समीप प्रसन्न मुद्रा में खड़े थे, मैं सोत्साह-पुवंक शीघ्रता से आगे गई और 
गुलदस्ता की ओर देखते हुए उनसे मैं ने कहा-'स्वामीजी, देखिये तो मेरा 
यह पुष्पाष्यं कैसा चमत्कारपूर्ण है, क्या आप इसे पसन्द नहीं करते ?” उसी क्षण 
स्वामीजी ने अपना मुह फेर लिया, एक छब्द मुझसे बोले तक नहीं | उस मनो- 
रम पुष्प-ग्रुच्छ के संबंध में शिष्टाचार के नाते मी एक सामान्य शब्द तक 
उच्चारण नहीं किया । मैं तो स्तब्ध खड़ी रही | स्वामीजी ने मेरे साथ इस 
माति कठोर आचरण कभी नहीं किया था। इतना ही नहीं; उनके सदृश भद्र 
और कोमल आचरण मुझे अत्यल्प लोगों में देखने को मिला । तब फिर आज 
ऐसा क्‍यों किया ? मैं क्न्दर ही-अन्दर मर्माहत हुई। भश्रांत और हतवुद्धि 
होकर मैं रह गई। समिति-मवन त्याग करने से पूर्व मैं ने इस संबंध में उनसे 
पूछा तो वे मुह घुमाकर दूसरी ओर खिसक गए । 

मेरा चिर दिनों का अभ्यास रहा कि है किसी वस्तु के तह तक जाकर उसे 
देखना । कई दिनों के पश्चात पुन: मैं ने स्वामीजी को पकेड़ा और उनसे वहा-- 
'उस दिन निदएचय ही आपने अपने कठोर आचरण के द्वारा मुझे कोई शिक्षा 
देनी चाही थी वह कौन सी शिक्षा थी, उस संबंध में मुझे स्पष्ट रूप से कहें। 
उत्तर में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा--“उस दिन क्या तुम मेरे लिए वे पुष्प-गुच्छ 
लाईं थी या भेरे श्रद्धे य गुरुदेव के निमित्त ?” 


ततक्षण मिसेस केप को इस कथा का तात्पये समझ में आ गया। जो 
पष्पाध्यं प्रभु रामकृष्ण के निमित्त लाया गया था उसके द्वारा प्रमु-दास वमदानरद 
की मन तुष्टि की चेष्टा करना उसके लिए समीचीन नहीं था । 

सिस्टर शिवानी द्वारा वणित एक और कथा द्वारा अभेदानन्द के पोरुष 
फा परिचय प्राप्त होता है । “उस दिन आश्रम के पुस्तकालय में बैठकर हम- 
लोगों की प्रियदर्शिनी सेक्रेटरी एवं एक दूसरी छात्रा कार्य कर रही थी। उसी 
समय हाउस-कीपर एक अपरिचित व्यक्ति को उस कमरे में लेकर आया। 
नम सम्बन्धी दू-चार प्रश्न करने के पश्चात वह व्यक्तिगत स्तर पर उतर 
0 । उच्च स्वर से उसने भारम्भ किया स्‍्वामीजी के संबंध में अपमानजनक 
नन्तव्य तथा गाली गलौज। वह जानना चाहता था कि पारचात्य देश की 


भद्रमहिलाएँ इन सभी कृष्णकाय हिन्दुओं के साथ किस प्रकार सामाजिक रुप से 
सम्मिश्रण करती हैं? 


भारत फे महान साधक ] [ १७३ 


पुस्तकालय में उपविष्ट महिलाद्वय ने इम पर अपना प्रतिवाद 
उत्तेजित स्वर से प्रकट किया । इसी समय सीढ़ियों पर एक भारी जूते की पद 
ध्वति श्रवित हुई । क्षण भर में देखने में आया कि स्वामीजी ने इस अपरिचित 
अभद्र पुरुष को बलपुवंक पकड़कर बाहर फेंक दिया. और सीढ़ी के. उस पार 
रास्ते के किनारे उसका शरीर जा गिरा । इस घटना से स्वामीजी की शक्ति का. 
परिचय मिलता है। उस समय किसी में यह साहस नहीं था कि उनका प्रतिरोध 
या प्रतिवाद करता । ज्ञीत्र ही आश्रम मंडली में इस कथा, का प्रचार हो गया 
और सभी मक्त इससे बड़े आनन्दित हुए । इस कथा को सुनकर स्वामीजी के 
प्रति उनलोगों की आस्था बहुत बढ़ गई | गुरु के रूप में तथा एक सामाजिक 
व्यक्ति के छूप में अभेदानन्द की कोई तुलना नहीं है, ऐसा भाव उस दिन अनेकों 
के मन में आया ।' 
सिस्टर शिवानी कहती हैं-- 'स्वामी अभेदानन्द की योगर्लाक्त और रोग 
निवारण शक्ति के सम्बन्ध में अनेकों को विश्वास था परन्तु स्वामीजी स्वयं इस 
विषय में कभी हाँ अथग नहीं, कुछ भी नहीं बोलते। स्वामीजी की योग-विभूति 
से सम्बन्धित एक सर्वाधिक. विस्मयक,री घटना मुझे. स्मरण है ।. आश्रम की एक 
छात्रा की तरुण वहन का मस्तिष्क खराब हो गया था। आश्रम में वह प्राय: 
आया जाया करती और स्वामीजी से उसकी खूब जान-पहचान भी थी । इस 
विक्षिप्त तरुणी को मानसिक रोग के अस्पताल में जब-इलाज के लिए भर्ती 
किया गया तो डॉक्टरों ने स्पष्ट शब्दों में जतला दिया कि इसकी लिकि त्सा 
करने स॒ कोई फल नहीं मिलेगा । 


अब तो इस पगली तरुणी को बहन ने जो आश्वम की छात्रा थी , स्वामीजी 
की शरण में आकर उनसे कहना प्रारम्भ किया--'आप तो महात्मा हैं और 
आपकी योग-विभूति पर हमें अटूट विश्वास है। मेरी बहन की उन्माद. रोग से 
रक्षा करें, उसे चंगा कर कृपया उसे बचा लें ।' स्वामीजी योगी नहीं होने और 
योगबल द्व।रा रोग-निवारण की पद्धति से अपनी झनभिज्ञता की जितनी वकालत 
करते उतनी ही वह छात्रा जिंद पकड़ने लगी और अंत में उससे छुटकारा न मिलते 
देख उन्होंने कहा- अच्छा तुम तीन दिनों के बाद मुझसे मिलो, तब मैं तुम्हारी 
इस प्राथंता का उत्तर दे सक्‌गा। 
उस छात्रा ने वसा ही किया । तीन दिनों के उपरान्त वह आश्रम में 
उपस्थित हुई। अभेदानन्द उसके साथ उस मानसिक अस्पताल में चले गये । 
वहाँ पहुँचकर वे उस रोगिणी के समीप प्रशान्‍्त मुद्रा में चुपचाप बैठ गए और 
स्नेहपुवंक उसका हाथ पकड़े रहे और बीच-बीच में उसे थपथपाते रहे | वे कुछ 


१७३ | [ स्वामी अभेदानन्द 


बोल नहीं रहे थे, अधिकांश समय वे अन्तरलींन रहे, कोई जादू टोना नहीं किया, 
कोई शोरगुल भी नहीं किया । एकान्त भाव से प्रशान्त और निविकाम हो वे 
केवल कुछ क्षणों तक टकटकी लगाकर देखते रहे । 

इसके कई दिनों के पश्चात्‌ वह उन्मादिनी आरोग्य लाभ करने लगी । 
इतना ही नहीं अस्पताल के डाक्टरों ने साननद उसे वहाँ से मुक्त कर दिया। 
उसके बाद वह रोग-पुरव स्वाभाविक अवस्था में आ गई। अपनी बहन के इस 
आरोग्य लाम के परचात्‌ उस छात्रा ने कृतज्ञतापुवंक स्वामीजी के समीप आ 
उन्हें कुछ द्रव्य, सोना और आभूषण भेंट स्वरूप प्रदान किया । उसकी बात सुत 
स्वामीजी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया कि सत्य का कभी भी क्रय-विक्रय संभव 
नहीं । इस विषय में मैंने कुछ नहीं किया है। रोग मुक्ति के लिए जो कुछ 
करना था वह मेरे परम कृपालु गुरुदेव ने किया है ।” 

सिस्टर शिवानी के लेख से एक कथा और भी मालूम होती है। उसके 
एक मिकट आत्मीय की एक तरुणी वान्धवी थी। इस तरुणी को किस प्रकार से 
अभेदानन्द की अलौकिक रूप से क्रपा प्राप्त हुई, उसका वर्णन सिस्टर शिवानी 
ने दिया है । एक दिन मध्याह्ल भोजन के समय वह तरुणी अपने कार्यालय में एक 
प्रचण्ड मानसिक आधात से खिन्न होकर मेरे निवास के कक्ष में चली आई। में 
उस समय बाहर थी और मेरी अनुपस्थिति में उस तरुणी ने आत्महत्या को 
चेष्टा की परन्तु हमलोगों के हाउसकीपर की सावधानी से उसका यह प्रयास 
असफल हुआ । उसके बाद मैं घर वापस आई ओर अपराह्न में उस तरुणी को 
सम्पूर्ण झंझटें मेरे माथे पड़ी । 

उस लड़की ने स्वामीजी की कथा मुझसे पृवं में सुनी थी । सायकाल 
उसने कहा कि स्वामीजी की वक्‍तृता सुनने वह आश्रम जाएगी | निर्धारित समय 
पर हम सभी उस भाषण कक्ष में उपस्थित हुए । आश्चर्य की बात है कि भाषण 
के क्रम में स्वामी अभेदानन्द ने हठात्‌ आत्महत्या की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में 
बोलना प्रारम्भ किया । उन्होंने कहा कि इस प्रवति के परिणाम मनुष्य की देह 
और आत्मा के लिए विपयंयकारी हैं । इस प्रवृति के जो शिकार हुए हैं उनके 
लिए उन्होंने अनेक आशा ओर आदवासन मरे शब्दों का प्रयोग इस समय किया । 

माषण समाप्त होने पर उस रुग्ण मानसिक तरुणी ने स्वामीजी से मिलने 
की बात कही । साक्षात्कार के समय उसने स्वामीजी को धन्यवाद दिया और 
अपनी मानसिक दूरवस्था के विषय में स्पष्ट रूप से कहा। बड़े आइ्चयं की 
बात है कि स्वामीजी से साक्षात्कार क पश्चात्‌ एक सप्ताह के भीतर वह तरुणी 
पुर्णझपेण स्वस्थ्य हो गई । अब यदि कोई हमसे [प्रशत करता क्वि किस प्रकार 


४ 
भारत के महान साधक ] [ ९७ 


स्वामीजी उस दिन उसकी मानसिक पीड़ा को जान सके, कैसे उस आत्महत्या के 
प्रसंग को समझकर आश्वासन भरे शब्दों में उससे कहा तो मैं उत्तर देती कि 
यथाय॑ में स्वामीजी एक अन्तर्यामी महापुरुष थे ।” 
प्राय: पचीस वर्षों तक अभेदानन्द ने अमेरिका में निवास किया और इस 
बीच उन्हें शाताधिक बार अटलांटिक महासागर पार करना पड़ा था। इस 
दीर्घावधि में इन्होंने अक्लान्त और एकनिष्ठ कमंसाघना के द्वारा स्वामी विवेका- 
ननन्‍्द के अभीष्सित कार्यो का उद्यापन किया। वेदान्त के वचन अब अमेरिका 
एवं विद्व के अग्रसर देशों में शर्न:-शर्न प्रतिध्वनित होने लगे थे। उस समय 
अमेरिका को वेदान्त समिति भी सुसम्बद्ध रूप से संगठित हो गई थी । 
अब अभेदानन्द ने संकल्प किया जन्मभूमि भारत में प्रत्यावतेन करने का । 
जापान, चीन और प्राच्य के अन्य विभिन्न दूर स्थलों का परिघ्रमण करते हुए वे 
कलकत्ता में उपनीत हुए १९२१ ई० के दोष भाग में । 
अपने अमेरिका प्रवाप्त के समय क्षभेदानन्द ने रूसी पर्यटक निकोलस न्टो- 
भिच की पुस्तक 'द अननोन लाइफ आफ जेसस क्राइस्ट' को पढ़ा था जिसमें 
उसने तिब्वत के हिमिस मठ में रक्षित एक पुस्तक का विवरण उद्ध त किया है । 
उस पुस्तक में ईशु ख्ीष्ट के तिब्बत और भारत आगमन का विवरण है। तत्व 
और तथ्य के सम्बन्ध में अभेदानंद का कौतूहल और उनकी गवेषण-निष्ठा 
असाधारण थी । इसीलिए तो भारत लौटते समय वे तिब्बत में उपस्थित हुए 
ओर हिमिस मठ जाकर प्रधान लामा के पास नटोभिच प्रदत्त ठश्यों के सम्बंध 
में उन्होंने अनेक प्रकार के अनुसंधान किए। उस अनुसंधान के फलस्वरूप 
उन्होंने अपनी 'काश्मीर और तिब्बत” नाम की पुस्तक में अनेक सनसनीखेज 
तथ्यों को सन्निविष्ट किया है । ह 
१६२६ ई० में अपनी कल्पना के अनुसार अभेदानःद श्रद्व॑तवाद और 
रामकृष्ण तत्व के प्रचाराथ अग्रसर हुए | तदनुकल उन्होंने कलकत्ता और दाजि- 
लिड्ज में रामकृष्ण वेदान्त मठ की स्थापना की । उसके बाद उनके जीवन के 
शेष भाग अतिवाहित हुए नूतन प्रतिष्ठानों में केन्द्र स्पापित करने में ।१ 
कलकत्ता और दाजिलिज्ज के मठों में अनेकानेक मुमुक्षु भक्त, देश के धनेक 


कर्मी उनसे साक्षात्कार करते । कमंयोग, मनीषा भौर तत्वज्ञान के सम्मिलित 


१. असंख्य माषणों के अतिरिक्त स्वामी अभेदानन्द ने अनेकानेक ध्रथों की भी 
रचना की है। उतके संगठित रामक्ृष्ण वेदान्त मठ के द्वारा स्वामी प्रज्ञा 
नानन्द के व्यवस्थापन में उनकी रचनावली प्रकाशित हुई है। भभेदानन्द 
की प्रवरतित “विश्ववाणी” पत्रिका इस मठ का मुखपत्र है। 


१७४५ ] [ स्वामी अमेदानन्द 


मृत्तं विग्नह स्वरूप इस महापुरुष की वाणी और पावन चरित्र ने उनके जीवन में 
आत्मिक साधना की प्रेरणा जागृत की । 


आचाय॑ के रूप में स्वामी अभेदानन्द एक असामान्य दिग्दशेक थे जिनके 
सान्निष्य में उपस्थित हो अनेक प्राच्य और प्रतीची के भाग्यवान साधक उनके 
अमृतोपम उपदेशों का श्रवण कर अपने जीवन का तदनुकूल निर्माण करते । 

ब्रह्मानंद तथा ब्रह्म साक्षात्कार के विषय में उन्होंने एक दिन कहा-- 
ब्रह्मानंद में समी छोटे-छोटे सुख अन्तनिहित हैं मौर छोटे-छोटे ये सभी सुख 
इस ब्रह्मानंद के एक-एक कण हैं। बृहदारण्यक में आया है--एतस्थेवानंदस्या- 
न्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति । जिसे इस ब्रह्मानंद का आस्वादन हो चुका है 
उसे टुकड़े-टुकड़े आनंद नहीं चाहिए। वह तो आनंदमय हो चुका है और उसे 
कभी भी संसार-सुख का अभाव बोध होता ही नहीं । ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात्‌ 
यह संसार तुच्छ हो जाता है और ये सुख क्षणस्थायी । यदि विचार किया जाय 
तो दुख ही अधिक दिखलाई पड़ते हैं । 

दूसरी ओर ब्रह्मविर पुरुषों के सुख नित्य हैं। वे जिस आनंद का उपभोग 
करते हैं वह तो निरपेक्ष है अर्थात्‌ अन्य किसी भी वस्तु की व॑ अपेक्षा करते 
ही नहीं । 

गीता के 'कमंण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' इलोक को लेकर 
आलोचना चल रही थी । इस प्रसंग में उन्होंने कहा---'ईश्वर-ईइवर करते हो, 
कौन ईदवर ? क्‍या वह आकाश में निवास करता है ? उसकी सेवा किस प्रकार 
करोगे ? इस समस्त मानव-समुदाय के मध्य उसको देखो। उसीको विराट 
पुरुष कहा जाता है | इसी भाव से तुम संसार में पुत्न कलत्न के भीतर, पड़ोसी 
के भीतर--बंदनीय शुद्र, चांडाल, ब्राह्मण इन सबों के भीतर जो नारावण हैं, 
उसे देखो और इस प्रकार ईश्वर बुद्धि के साथ नाम, यश क्षयवा स्वार्थ सिद्धि 
किसी भी तरफ ध्यान न देकर उनके दुखों से दुखी होओ तथा उनकी सेवा करो। 

तुम मन में क्या सोचते हो-- जो कोई काय॑ तुम करते हो उसे भगवान्‌ 
उसी समय बेठकर देखते रहते हैं और उसका हिसाब लगाकर उसका फल 
प्रदान करते हैं ? ऐसा नहीं है। उनका सब कुछ का विधान और नियम बना 
हुआ है । वे तो नित्य, शुद्ध और मुक्त हैं। नित्य क्या--अनादि, अनन्त | शुद्ध 
अर्थात्‌ उसमें कुछ भी मालिन्य नहीं है। इसीलिए वे ज्ञान और चंतन्य स्वरूप 
हैं । ऐसे भगवान्‌ को प्राप्तककर हमलोग भी उसी अवस्था को प्राप्त करेंगे। जो 
अनित्य, अशुद्ध, अज्ञान अथवा बंधन है, उसे त्याग करना होगा। प्रतिदिन 
रात्रि के समय अच्छे-बुरे, पाप-पुण्य सब भगवान्‌ को अपित करो। ठाकुर एक 


झभारत के महान साधक ] [ १७६ 


फल लेकर माँ के पाँव पर रखकर बोले-माँ, यह न तुम्हारा पाप, यह न 37) 
बह न तुम्हारी अविद्या, यहन तुम्हारा बच्छा, यह न तुम्हा। बुत डी 
शुद्धा मक्ति दो ।' उपासना का यही है आदशे । भगवान्‌ की दृष्टि में मला-बुरा 
नहीं है ५ जैसे आग को लो । इससे मोजन भी वनाया जा सकता है और जाड़ भे 
हुक पड़ने पर शरीर भी गर्म किया जा सकता है| पुनः जब बच्चा जल जाता है 
अथवा सर्वताश होने पर लोग कहते हैं--ईश्वर का अभिशाप है। स्वार्थ की 
हानि होने पर हमलोग उसे बुरा कहते हूँ परन्तु यह तो बताओ कि आग का इसमें 
दोष क्‍या है ? इसी प्रकार बिजली को लो । क्या सुन्दर ट्राम चलता है परन्तु टूटकर 
यदि माये पर पड़ जाय तो अनिष्ट हो जायेगा । अत: एक ही वस्तु धच्छी भी 
है और वुरी भी है । यदि तुम भलाई को ग्रहण करते हो तो उसक्री बुराई भी 
तुम्हें ग्रहण करनी होगी ।” 'सर्वारम्मा हिं दोषेण धमेनाग्तिरिवावृता: |” आग 
की ज्वाला के साथ-साथ उसके ध॒ए को भी निश्चय ही ग्रहण करना होगा। 
ऐवस्पोल्यूट गुड अथवा विलकुल अच्छा, यहाँ कुछ मी नहीं है। मन में यही 
भावना करो कि यह संसार मगवान्‌ का है। “मैं-मेरा' कहते ही फल के भागी 
बनोगे । वासना-वजित होकर कार्य करने का अभ्यस्त होना पड़ेगा ।”१ 
एक दूसरे दिन स्वामीजी समझा रहे थे कि देह की भोगेष्छा त्याग कर 
ब्रह्मानन्द की ओर मन को ले जाना होगा । इसके लिए देह से आत्मा को पथक 
समझने की भावना का अभ्यास करना होगा। इस प्रसंग में उन्होंने कहा--'देह 
से आत्मा को पृथक्‌ कर लेने पर वाह्यज्ञान लुप्त हो जाता है। हमलोगों ने ठाकुर 
को ऐसा होते देखा है | आँखें खुली रहने पर और उनमें अंगुलियाँ डालने पर 
भी पलकें गिरती नहीं । मन निशचल होते ही शरीर जड़वत्‌ हो जाता है । ये सभी 
वस्तुएं ठाकुर ने दिखला कर सिखला दिया- व्याख्या करके नहीं । प्रत्यक्ष देखा 
है कि हाथ निर्जीव हो गए हैं- सब कुछ स्टीफ जैसा, गतिहीन । ऐसी कौन सी 
कठोर तपस्या है जिसे उन्होंने नहीं की ? सूर्योक््य से सूर्यास्त तक निराहार 
रह कर उन्होंने स्थिर भाव से सूयं की ओर अपनी दृष्टि निर्दिष्ट रखी इस प्रकार 
की अन्य अनेक साधनाएं उन्होंने फी । 
क्रमशः ऐसी अवस्था हो गई कि वे अहनिश गंभोर भाव में डूबे रहते। 
तब एक साध एक रूल लेकर उन्हें खूब सावधानी से मारकर ज्ञान कराता और 
उस अवसर पर बलपृवंक उन्हें कुछ खाने को भी देता | आघात बंद करने पर 
उनकी पुनः वही अवस्था हो जाती । १२ वर्षों तक वे सोये नहीं, भाँखों की 
पलक तक न गिरी । अत्यल्प साधक इस अवस्था को पहुंच पाते हैं। बाद में 
१. महाराज की कया : चित्स्वरू्पाननद........ 7 


१७७ ] [ स्वामी अमेदानन्द 


वे कहते--भरे, वह तो एक आँधी और तूफान था, उस समय मुझे चतुदिक का 
कुछ ज्ञान न था । उस समय हमलोग इसे समझ नहीं पाते--अवाक हो कर रह 
जाते । इस समय यह सब कुछ समझ में आ रहा है । एकबारगी देह से आत्मा 
को पृथक्‌ करलिया था उन्होंने, उस प्रकार की विदेहाधस्था में भी अपने शरीर 
को टिका पाने बाले इनके सदृश महापुरुष अत्यल्प हैं ।” 


प्रणव तत्व की व्याख्या करते समय अभेदानन्द उत्साहपूर्वंक कहते; तस्य 
वाचक: प्रणव:--जो कुछ नाम स्मरण तुम करते, जो कुछ पढ़ते और सुनते, 
विष्णु का सहस्न नाम हो अथवा शिव का लक्ष नाम--सब कुछ उस एक प्रणव 
से ही हुए हैं। यही है यथार्थ तत्व | मांडूक्योपनिषद्‌ तो ओंकार की ही व्याख्या 
है । अकार जाग्रतावस्था है, उकार स्वप्नावस्था, मकार सुषुप्ति एवं नाद तुरीया- 
वस्था है । कंठ, तालु प्रमृति शब्दोच्चारण के एक-एक स्थान हैं। अकार की 
उत्पत्ति कंठ से है। इसके उच्चारण में कोई अड़चन नहीं वह अत्यन्त सरल है । 
अकार ही बंदों का मूल है “'म' शेष वर्गीय वर्ण है, ओष्ठ-द्वय बंद करके इसका 
उच्चारण किया जाता है और “उ' इन दोनों के मध्य में है । अतएवं तुम जितने 
भी प्रकार के शब्दों का उच्चारण करोगे, वे सभी यही एक ओरगकोार हैं। 
ईसाई लोग प्रा्थना के अंत में जिस “आमेन”' का उच्चारण करते हैं वह इसी का 
अप्रमंश रूप है। 

“तज्जपस्तदर्थंभावनम्‌ । इस ओंकार का जप करना चाहिए। पत्थर के 
मस्तक पर भी क्रमश: एक-एक बूद जल गिरते रहने से वह भी अपना एक 
निश्चित स्थान निर्धारित कर लेता है। उसी प्रकार क्रमश: एक वस्तु का चितन 
करन से होता है। मन अन्यत्र जाता ही नहीं । हाथ में हरिनाम की माला 
मानसिक बाधाओं को दूर करेंगी, मन में ऐसी भावना होती है--परन्तु इससे 
कुछ नहीं होता । जप के साथ-साथ उसके अर्थ का भी चितन करना होगा। 
इससे मन की मलिनता, कालुष्य प्रभृति दूर हो जायेंगे--चित्त शुद्ध हो जायगा । 
यह विषयी मन बज़ बदमाश है। वह ईश्वर क्या केवल फूल मधु छींट कर 
शिक्षा देते हैं ? ऐसा नहीं। वह तो मस्तक में ठोकर मारकर शिक्षा देते हैं । 
आत्मीय स्वजन की मत्यु-- इस प्रकार बार-बार अनेकों ठोकर खाकर ही मन 
की शिक्षा होती है। सांसारिक दृष्टि से ये सब घोर अशांति के कारण समझे 
जाने पर भी ईश्वरीय दृष्टि से अत्यंत कल्याणकारक हैं | तमी तो कुन्ती ने 
कहा था--हे प्रभो, मुझे दुख दो । संसार में इस प्रकार की प्रार्थना दूसरा कौन 
कर सकता है ? कहावत भी है:-- 

२३/१० 


| । १७८ 
क्षारत के महान साधक ] [ 


जो करता अपनी आश, उसको करता मैं सर्गनाध । 

सब कुछ श्मशान बन जाने पर मन होता निरालम्ब । 

और तमी तो. भगवान्‌ मी होते अवलम्ब ।! 
एक दिन पुनः भक्‍तों को सम्बोधित करते हुए वे कह रहे थे१-ब्रह्म ध्रथवा 
सगवान तो ज्ञान स्वरूप हैं। तुम भी तो वही हो। ज्ञान 
स्वतः प्रकाश है। ज्ञान अपने प्रकाश के लिए अन्य किसी वस्तु की 
अपेक्षा नहीं रखता। आलोक को जानने के लिए अन्य किसी प्रयत्न की 
आवश्यकता नहीं होती । साधन-भजन करने से कब ज्ञान-लाम होगा, इस प्रकार 
का लेखा-जो गा नहीं किया जा सकता | साधन-भजन तो आलू गौर बंगन का 
व्यवसाय नहीं जो खाता-बही देखकर लाम-हानि का लेखा-जोखा किया जाय । 
साधन-भजन की बेला में यदि लाभम-हानि होती है तो वह एकमात्र साधक 
के निजी गुण और दोष के परिणाम हैँ। निष्ठा और आन्तरिकता के साथ चेष्टा 
करने पर अवश्य ही सिद्धि-लाभ होगा । यदि दूसरों के प्रदर्शनाथं जप-ध्यान 
करते हो तो स्वयं ठगे जाओगे । यथाथे में साधन-मजन करते समय यह विचार 
करना होगा कि तुम कितनी आन्तरिकता से उसे करते हो, तुम्हारा मन कहाँ 
तक उदार तथा संस्कार मुक्त हुआ है, दूसरों का दोष-दर्शन न करके उनके गुणों 
की ओर तुम्हारी दृष्टि कहाँ तक जाती है, तुम अपने आपको जितना प्यार 
करते हो उसी प्रकार दूसरों के लिए तुम्हारे मन में कहाँ तक प्यार है, तुम्हारे 
मीतर से स्वार्थ बुद्धि और काम-भावना कहाँ तक दूर हुई हैं--इन सब पर 
विचार करना एवं इनका लेखा-जोखा करना होगा । ऐसा न करके तुम साधन- 
भजन भी करते हो और अपने मन के मीतर कुसंस्कारों फो भी जगाए रखते हो 

तो उससे कुछ भी होने को नहीं । 


साधन-भजन के समय एकान्‍्त में रहकर मन को स्थिर करके यदि साधना 
की जाय तो मन के सभी संस्कार दूर हो जायेगे। जिस दिन मन के सभी 
संस्कार दूर हो जाँयगे उसी दिन सिद्धि-लाभ हो जायगा। मन में संकीणेता 
रखकर भगवान्‌ को नहीं प्राप्त किया जा सकता। शंकराचायं भी इसी तरह 
की बात कहते हैं-ज्ञान लाम करने का अथ है क्षज्षान को दूर करना | दीपक का 
प्रकाश तो है ही, अज्ञान रूप आवरण के कारण ही अन्धकार है। इसी लिए श्रंघ- 
कार दूर करने के लिए जिस प्रकार दीपक के प्रकाश की आवश्यकता होती है उसी 
प्रकार अज्ञान दूर करने के निमित्त साधन-भणजन धर्थात्‌ श्रात्मतत्व का विचार 
आवश्यक है | ब्रह्मश्षान तो सबंदा है ही, अतएव साधन-भजन द्वारा और क्‍या 
लाभ मिलेगा ? जो वस्तु नहीं है उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास या चेष्टा की 
१, मन ओर मनुष्य ; स्वामी प्रज्ञानानन्द 


(७६ | [ स्वामी अभेदानन्द 


आवश्यकता है परन्तु जो सर्गदा विद्यमान है उसे पाने के लिए भौर क्‍यों चेष्टा 
की जाय ? भ्ज्ञान के ना के साथ ही साथ ज्ञान का प्रकाश हो जाता है ।' 
तरुण साधक और भकक्‍तगण निविष्टपुवंक उनकी कथा सुन रहे थे । उन्होंने 
कहा--इन सब को ठीक-ठीक धारणा करने हेतु कुजी की आवश्यकता है ।' 
यह कु जी क्‍या है ?'-- इस प्रश्न के उत्तर में अमेदानन्द जी ने कहा-- 
“ऐकान्तिकता, एकनिष्ठ भक्ति, विश्वास और व्याकुलता ये ही कुणी हैं। 
उहँ श्य के प्रति मन की एकमुखता की आवश्यकता है । तुम्हारा मन केवल अपने 
इष्ट को चाहे, संसार की अन्य किसी भी वस्तु की वह कामना न करे। सभी 
पाथिव वस्तुएं मन के बाहर पड़ी रहें, तुम्हारा मन भात्मनि८्ठ होकर रहे । 
ऐसी अवस्था में मन का कोई पृथक्‌ अस्तिन्व नहीं रह जाएगा। मन को इस 
आत्मनिष्ठ अथवा ब्रह्मावगाही करने के कौशल के ज्ञान को ही कु'जी कहा जाता 
है। “गुहाहितं गह्दरेष्ठं वरेण्यम्‌ --आत्मा हृदय-गुहा में अवरुद्ध अथवा छिपी 
हुयी है । इसी गुहा के द्वार को खोलने के लिए इस कुजी की आवश्यकता है।” 
आत्मज्ञान भौर अद्व तबोध के द्वारा ईश्वर-प्रेम और ईश्वर-भावना किस 
प्रकार प्रतिष्ठित हो सकती है, उस संबंध में अमेद्यनन्द भी प्रायः एक उदाहरण 
दिया करते थे । वे कहते--“एक सुफी अपने किसी मित्र के द्वार पर ॒ जाकर 
दरतक देने लगा। भीतर से प्रश्न किया गया, 'बाहर कौन है ?” सूफी ने उत्तर 
दिया--'मैं, तुम्हारा मित्र । उस मित्र ने गंभीर स्वर से उत्तर दिया-:मित्र 
जाओ, मेरे टेबुल पर दो व्यक्तियों के लिए स्थान नहीं है ।” वह सूफी मित्र उस 
समय एक घोर कष्ट के साथ लौटने को बाध्य हुआ परन्तु विरह की ज्वाला ने 
उसके हृदय को दग्ध कर दिया। अतएवं वह लौट आया, उसने भय और श्रद्धा 
से पुन; अपने मित्र के द्वार पर दस्तक दिया | मीतर से पृव॑वत्‌ प्रदइन किया 
गया--“बाहर कौन है ?” इस बार सूफी मित्र ने उत्तर दियां--'हे प्रियतम, 
तम्हीं । ' तब द्वार-खुल। और उसके मित्र ने कहा--'जब तुम्हारा मेरापन 
समाप्त हो गया है तब भीतर आओ । कारण कि मेरे घर में दो जनों के मेरेपन 
के लिए स्थान नहीं है ।” 
एक दिन मन के सम्बन्ध में अपने भक्त साधकों से कहा- “मनुष्य के मन 
के सदृश और कुछ है कि नहीं, बोलो तो । मन के समान बली कौन है ? उसके 
पीछे रहनेवाली सवंशक्तिमय आत्मा है। चन्द्र जिस प्रकार सुय॑ में प्रकाश ग्रहण 
करके ज्योतिष्मान्‌ होता है, मन भी उसी प्रकार करता है। अन्यथा मन तो 
एक जड़ यंत्र है, आात्मचेतन्य ही उसके पीछे रहकर उसे नियंत्रित करता हूँ और 
मन तदाज्ञानुह्प काय करता हे। मन सब कुछ करता है का अभथ॑ है 
आत्मा ही मन को प्रेरगा प्रदान करती है। मन तो उसका 
माध्यम या यंत्र हैँ परन्तु भात्मा के कत्‌ त्व, भोकतृत्व थ्रादि गुण 


भारत के महान साधक ] [ १८० 


या अहंकार नहीं हैं। फिर मी 'तस्य भासा सवंमिद विभाति' , उसी के आलोक 
से संसार की सभी वस्तुएँ आलोकित होती हैं। जीव-जन्तु समी उसी से शक्ति 
और प्रेरणा प्राप्त कर कार्य करते हैं। देदीप्पमान सूये की किरणे सभी के 
ऊपर समान माव से पड़ती हैं, उसमें कुछ भी पक्षपांत नहीं है। सूर्य की किरणें 
यदि न हो तो आलोक का अस्तित्व नहीं रहेगा । आग मी क्‍या मिलेगी ? 
आत्मा भी उसी प्रकार है। मन आत्मा का द्वारपाल है, एक साधारण लोक है, 
ऐसी स्थिति में मन के ही कर्त्ता माव से और मन के वशीभूत हो यदि सृष्टि 
हो तो अनर्थ हो जाएगा । 
साधना का अर्थ ही है मन के अहं और कतृ'त्वाभिमान का विनाश करना; 
मन को समझा देना कि तुप कर्त्ता नहीं हो, कर्त्ता तो है शरीरी आत्मा--जो इस 
शरीर में मी है और विश्व में सवंत्र व्याप्त मी है। जब इस तरह के भाव 
जागृत होंगे तमी तुम्हारा मन वशीभूत होगा और तुम मन के परे जा सकोगे । 
मुक्ति कै मार्ग में मन ही बाधक है और वही मन मुक्ति में सहायक भी है। 
बाधक--का रण कि कर्त्ता रूप आत्मा मन से पृथक है, इस तथ्य को मनृष्य को 
मालूम नहीं होने देता और सहायक--कारण कि मन ही बुद्धि रूप से आत्मा से 
परिचय कराता है । वुद्धिवृत्ति के द्वारा ही चैतन्य ब्रह्म प्रतिविम्बित होता है और 
उसीोके द्वारा वत्तियों के मध्य जो अज्ञान है उसे नष्ट कर ज्ञान स्वत: प्रकाशित 
होता है। यही ज्ञान शुद्धज्ञान अथवा आत्म-ज्ञान है--अंग्रेजी में जिसे कहते हैं 
सेल्फ नौलेन्ष अथवा गुड कौनसेन्स । श्री श्री ठाकुर ने इस तथ्य को भिन्न रूप से 
कहां है। उन्होंने कहा है--महामा[या अन्त:पुर तक नहीं जाती हैं, वे दूर से ही 
ब्रह्म को देखकर अदृश्य हो जाती हैं। इसे दिखलाने की शक्ति तो मन में ही है 
अर्थात्‌ बुद्धि की । छेकिन मन अथवा बुद्धि ही माया अथवा महामाया है और 
इसके साथ ब्रह्म का भेद केवल पार्थिव दृष्टि से है, पारमाथिक दृष्टिट से दोनों 
एक ही हैं १ 
मक्तलोगों ने प्रशन किया -- “महाराज, श्री श्री ठाकुर ने कहा था कि 
यदि मन प्रसन्न रहे तो वह आात्मज्ञान भी दे सकता है। ब्रह्म तो मने और 
बुद्धि से अगोचर है परन्तु शुद्ध मन के द्वारा गोचर है, वह क्‍या है ?” 
अभेदानन्दजी ने उत्तर दिया--“हाँ, निश्चय ही वैसा है। मन प्रसन्न होने 
का अर्थ है मन का शुद्ध होना । मन की संकल्प-विकल्प ये दोनों वृतियाँ चले 
जाने पर ही मन शुद्ध होता है। साधक का मन शुद्ध होने पर दूसरा मन तो 
रहता नहीं, तब तो शुद्ध चंतन्य रूप ही प्रतिमात या स्पष्ट होता है। इसी को 


१. मत और मनुष्य; स्वामी प्रज्ञानानन्द 


१८१ |] [ स्वामी अभेदानन्द 


भिन्न प्रकार से कहा गया है कि मन प्रसन्न रहने पर वह आतलाज्ञान देता है।: 
दोनों एक ही बात है।” 

अभेदानन्दजी के सभी तत्वोपदेशों में ज्ञानचर्या एवं आत्मज्ञान-लाम की 
कथा सुनने को मिलती है। परन्तु उनके समी वकक्‍तव्यों के पार्र्ण मे निहित है 
मानव-प्रेम, जीवों के लिए असीम प्रेम की भावना । 


वे कहा करते कि इस युग में ज्ञानचर्या की चेष्टा तो विवेकानन्द ने ही 
की थी। जब देश अंधकार में डूब चुका था तब तो वेदान्त और उपनिषद्‌ की 
चर्या की आवश्यकता थी। आत्म-ज्ञान तो लाम करना होगा। तभी मृत्यु-मय 
नहीं रहेगा --संसार को प्यार कर सकोगे । ऐसा नहीं करके केवल अपना-अपना 
पुत्र और कलत्र | संसार डूब जाए मुझे क्‍या? इसकी औषधि है प्रेम--तुम 
अपने समान अपने पढ़ोसी को मी प्रेम करो--इस प्रकार का प्रेम अभी तो 
संन्यासियों के भीतर भी नहीं है। तभी तो वेदान्त की चर्या की आवश्यकता 
ट्रै-वृक्ष के नीचे बैठकर नहीं तथा यह केवल संन्यासियों के लिए ही नहीं है । 
घर में, स्त्री-पुत्र के अन्दर, समाज में और पड़ोसियों के मध्य में इसका भ्रचार 
करना होगा। थ्रत्येंक माँ अपने पुत्र को यह शिक्षा दे; तभी हमलोगों के देश 
का मंगल होगा । 

भक्त प्रवर चित्स्वरूपानन्द के अनुसार अभेदानन्द के चरित्र की विशेषता 
थी उनका अपार मानव-प्रेम । इस दृष्टि से स्वामीजी का मूल्यांकन करते हुए 
उन्होंने कहा था : उनके जीवन में मनीषा, प्रतिभा, साहस, क्ष्‌रधा र-विचा रबुद्धि, 
निविड़ दाशंनिकता और गंभी र-ज्ञान समान रूप से पुष्पित हुआ था। इस सब 
के ऊपर उनके चरित्र का परप्त माधुयं था उनकी असीम सरलता तथा निष्कारण 
सब्रों से प्रेम करने की मावना। आज जब वे सव कथाएं स्मरण होती हैं तो 
मन में प्रतीत होता है कि वे यथाथ में क्या ये वह ठीक-ठीक समझ में नहीं 
आता । केवल इतना ही जानता हूँ कि मेरे साथ उनका एक गंभीर आन्तरिक 
आकषंण था। वे एक प्रेमी थे, सत्य के द्रष्टा थे, अत: उनके समीप जो कुछ 
प्राणवान्‌ है तत्सम्बन्धी प्रेरणा उनसे प्राप्त होती थी। विश्व के दरवार में 
प्रचार हेतु जाने पर भी वे भूल नहीं सके स्वदेश के बु:ख और स्वजाति की 
व्यथा को । “इंडिया ऐ'ड हर पीपुल' यह कहते ही देश के दुःखों की स्मृति से 
उनके प्राण रो पड़ते। उनका प्रेम-सागर भौगौलिक सीमा में आवद्ध नहीं किया 
जा सकता । वे केवल बंगाल के ही नहीं है, भारतवर्ष के ही नहीं हैं-सम्पूर्ण 
मानवों की अन्तः-बेदी पर युव-युग से उनका कालजयी सिंहासन विराजमान है। 

मानव इतना सरल है, उसे न देखने पर यह बात मैं कभी भी विश्वास 


( ९८२ 
भरत के महान साधक ] (१९ 


नहीं करता । मैंने कई बार उसे क्षमा-मूत्ति रूप में देखा है और ते है हज 
से देखा है । कितने ही लोग आते हैं, मक्ति दिखलाते हैँ, प्रणाम कर ई कम 
कृतार्थ होकर चले जाते हैं अर फिर कई लोग इस स्वर्णिम आदश कप जज 
भाव से अस्वीकार कर चले जाते हैं। परन्तु जिसके समक्ष पेस 
घटित होती हैं, उसकी हेंसी--उस देवदुलंम हंसी को कोई भी म्लान नही 
रे को अभेदानस्द के दीधघ कम मय जीवन में अब शरनेः:-शरने: परित्याग की 
पारी भाई। इस समय बीच-बीच में मंद-मंद मुस्कान के साथ अपने अंतरग 
भक्तों की ओर देखकर वे कहते- 'जानते हो, इस बार ठाकुर मुझे पेंशन देंगे । 
इस शरोर से बहुत खटा हूँ, अव विश्वाम करने की इच्छा होती है ।' 
शरीरान्त होने के डेढ़ वर्ष पूव॑ से ही स्वामीजी को अनेक शारीरिक 
कष्टों को मुगतना पड़ा । अंतरंग भक्त एवं सेवकों ने प्राणपण से उनकी चिकित्सा 
और सेवा की व्यवस्था की । 
रोग शबय्या-ग्रस्त होने पर भी अभेदानन्द तरुण साधनाथियों को उपदेश 
देने में नहीं चुकते । जो कोई भी उनके समीप जिजञासु होकर जाता, पाता 
उनका साधन उपदेश थौर इस प्रकार रामक्ृष्ण की संतति के मुख से रामकृष्ण 
की स्मृति की कथाओं को सुनकर अपना जीवन साथंक करता। 
एक दिन स्वामीजी एक बालक की भाँति हठात्‌ बोल उढे--देश के 
सर्वस्व त्यागी नायक सुमाष को देखने की मेरी प्रवल इच्छा हो रही है ।? 
इस संवाद को पाते ही सुभाषचन्द्र ने स्वामीजी के वेदान्त मठ में उप- 
स्थित हो उन्हें अपना प्रणाम निवेदित किया । उस समय स्वामीजी अत्यधिक 
अस्वस्थ थे, वे उठने-बंठने की स्थिति में नहीं थे परन्तु देश के मृक्ति-संग्राम के 
पुरोधा, पुरुष-सिंह सुमाषचन्द्र को देखते ही वे आनन्द से विह्नल हो उठे। 
उत्साहपुवंक उन्होंने कहा -- 'आओो, आओ सुभाष । एकबार तुम्हारा आलिगन 
तो कर लू ॥ 


किसी प्रकार उठकर अपने दोनों हाथों से स्नेहपुवंक सुमाषचन्द्र का हृदय 
से आलिगन किया और गद्गद्‌ होकर बोले--“मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम 
विजयी होओ ।” असीम श्रद्धा के साथ एक नम्र किशोर बालक की तरह सुमाष- 
चन्द्र स्वामीजी की शय्या के बगल में बंठ रहे और बीच-बीच में दोनों में देश के 
मविध्य के सम्बन्ध में बातचीत होने लगी। एक घंटा के पश्चात्‌ सुमाषचन्द्र ने 
स्वामीजी को प्रणाम कर बिदा ली । 


१, महाराज की कथा : चित्स्वरूपाननद 


१ष्३ ] | स्वामी अभेदानन्द 


एरीर-त्याग में अब विशेष विलम्ब नहीं था, इस बात को अभेदा ननन्‍्द 
अच्छी तरह जानते थे । कभी-कभी धपने अंतरंग भक्तों से कहते-- क्‍या रे, 
तुमलोग मेरे शेष कृत्य कहाँ करोगे ?! 

अनेक प्रकार की कथाओं को कहकर वे स्वयं निर्देशित करते-- 'सब कोई 
अपना भला चाहता है, सभी ठाकुर के चरणों के तले सोना चाहते हैं ।” मक्‍्तगण 
समझ गए कि वे काशीपुर श्मशान में, ठाकुर रामकृष्ण के समाधि स्थल की 


कथा का उल्लेख कर रहे हैं । 

चिर विदा की निर्धारित घड़ी आ पहुंची । १६९३६ ई० के ८ सितम्बर 
को आत्मकाम साधक श्री अभेदानन्द ने सामाधि योग में महाप्रयाण किया । 

अध्यात्मशित्पी श्रीरामकृष्ण ने यत्नपृवंक अपने साधकगण रूपी संतानों 
का जो मणिमय हार गूथा था उसकी एक उज्ज्वल मणि उस दिन टूट गई। 

वेलर मठ के संन्‍्यासीगणों ने अपने इस गुरु भाई के सम्बन्ध में अपनी 
आह्तरिक श्रद्धा निवेदित करते हुए लिखा था१--“वे ( अभेदानन्द स्वामी ) 
भारतवषं के बाहर हमलोगों की जन्म भूमि और उसकी घम्म-संस्कृति के एक 
प्रख्यात प्रवक्ता थे जिनके जीवन में एक साथ गंभीर अध्यात्म शक्ति एवं सेवा- 
निष्ठा का सम्मिलन हुआ था ओर जिनका पुण्यमय जीवन अखिल मानवता कै 
परम कल्यांण में निःशब्द निवेदित हुआ था। ईइ्वरेच्छा से अपने सदगुरु के 
कमंव्रत के उद्यापन हेतु आविभू त हुए स्वामी अभेदानर्द । अतएवं उस ब्रत की 
समाप्ति के पश्चात्‌ वे अ्नन्तर्धान हो गए उसी भालोक--उत्स में जहाँ से वे इस 


घराधाम पर श्राविभूत हुए थे ।” 


१, द डिसाइपुलल्‍स ऑफ रामकृष्ण : अद्वत आश्रम 


गोस्वामी लोकनाथ 


श्रीगौरांग महाप्रभु का आविर्माव प्रेमाभक्ति के एकमात्र शक्तिधर नायक 
के रूप में नवद्वीप में हुआ था जिनके पाद-पद्मों की छाया में वैष्णव नर-नारियों 
का समृह अनेकानेक दलों में विभक्त हो आश्रय ग्रहण कर रहा था। व॑ष्णवों में 
अग्रगण्य और सवंजन श्रद्ध य अद्व ताचायं, श्रीवास पंडित और अवधूत नित्यानन्द 
प्रभति को बौरी-बारी से उन्होंने आत्मसात्‌ कर लिया था और इसके साथ ही 
कीत्तंन-स्थल--श्रीवास का निवास-तो मानो प्रमु और उनके परिकरों के 
मिलन का स्वगं-स्थल में परिवर्तित हो रहा था जहाँ लीला-नाट्य और रस विलास 
को विचित्रता अपने नित्य नूतन रूप में उद्घाटित हो रही थी और उसके साथ- 
साथ प्रोदमासित हो रही थी श्रीगौरांग की ज्योतिरूपा भगवत्ता। 

पन्द्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी का नवद्वीप मारतवर्ष के एक प्रख्यात 
विद्या-केन्द्र के रूप में विश्रुत था जहाँ उच्चतर संस्कृत ढोलों में ( चतुष्पाठी ) 
दिकपाल पंडित, ताकिक और दाशंनिक अपने सान्निघ्य में प्रतिभाशाली शत-शत 
छात्रों को नव्य न्याय, स्मृति और वेद-वेदान्त की शिक्षा प्रदान कर रहे थे । 
प्राच्य के इस आक्सफोरड्ड में तत्कालीन भारत के कोने-कोने से पंडितों और 
शिक्षाथियों का समुदाय एकत्रित हो रहा था। परिणाम स्वरूप उस समय के 
नवद्वीप के सारस्वत जीवन में जो कोई तरंग, जो कोई ताकिक विचारधारा 
और जो कोई धमं-संस्कृति का आन्दोलन उद्बे लित होता, वह देश के सामाजिक 
जीवन के सभी स्तरों को त्वरित प्रभावित करता । 

श्रीगौरांग के नवीन प्रेमामक्ति का जो ज्वार उस समय सम्पूर्ण देश के 
दिग-दिगन्त को तरंगायित कर रहा था उसकी एक लहर उत्तर बंगाल के 
तालखड़ी ग्राम तक पहुंच चूकी थी । 

तालखड़ी के संस्कृत टोल के तरुण पंडित लोकनाथ चत्रवर्ती को, लोक- 
मुख से श्रीगौरांग के आविर्भाव की कथा सुनकर, हृदय में असीम आनन्द हुआ | 
ये गौरांग तो उनके एक समय के प्रिय मित्र थे जो विश्वम्भर मिश्र के नाम से 


२४ १० 


मांरत के महान साधक ] [ ६५६ 


अमिहित ये । ये दोनों प्रय: समवयस्क ही ये। आचाय॑ अद्वत के समीप जब 
लोकनाथ मागवत का अध्ययन कर रहे ये उसी समय विश्वम्भर पंडित गंगादास 
के टोल पर व्य(करण का पाठ कर रहे ये और दोनों के बीच परस्पर घनिष्ठता 
की थी । वही विश्वम्मर आज गोड़ीय वैष्णवों के महानायक रूप में आविभू त 
हुए हैं जिन्हें श्रेष्ठ साधक साक्षात्‌ मगवत्स्वरूप समझते हैं। अतः लोकनाथ के 
हषं॑ की आज सीमा नहीं है । 
विषय-विरक्त झौर नैप्ठिक वैष्णव साधक पंडित लोकनाथ ने अब संसार- 
त्याग का संकल्प लिया और संसार से विदा ले वे उपनीत हुए नवद्वीप में । 
गौरांग प्रभु अपने अलिन्द में विराजमान हैं और उनके सम्मुख उपविष्ट हैं 
गंगाधर, मुरारि, श्रीराम आदि अन्तरंग भक्त । भावावेश की अवस्था में प्रभु 
कभी तो क्ृष्ण-कथा कहते हैं और कमी कृष्ण-विरह से मूज्छित हो जाते हैं । 
उनके मुखाकृति से चिन्ता और गंभीरता प्रकट हो रही है । 
इसी बीच स्थिर हो प्रभु संन्यास के संकल्प की बात कह रहे हैं। वे अपने 
भक्तों को समझ। रहे हैं कि कृष्ण-विरह में उन्मत्त हो वे यदि निज गृह-त्याग न 
करेंगे तो लोग कृष्ण के लिए किस प्रकार व्याकुल होंगे ? स्वत्यागी संन्‍्यासी न 
होने पर विषयी लोग उनकी कथा किस प्रकार सुनेंगे' ? इस वार्त्तालाप के क्रम में 
प्रमु की मुखाकृति वीच-बोच सें अत्यधिक गंभीर होते देख भक्तों के प्राण सूख 
रहे थे। विषण्ण हो वे मन ही मन विचार करते हैं कि प्रमु-विछोह संभवत: 
अब आसन्न ही है ओर इसमें अब अधिक विजम्ब नहीं । 
इसी समय एक सुदोध पथ-गमन जन्य श्रान्ति और क्लान्ति ले भक्‍त-प्रवर 
लोकनाथ वहाँ उपस्थित हुए | आते ही विराहातुर लोकनाथ एक कटे हुए वक्ष 
की नाई प्रभु-चरणों पर गिर पड़े । सर्वंद्शी प्रभु ने अपनी बाहें विस्तृत कर 
उन्हें प्रेमालिगन में आवद्ध किया जिससे इनके प्राण परमानन्द से उद्देलित हो 
उठे । कृष्ण-चिह्नित भक्त लोकनाध के हुंक्य में क्ृप्णप्रेम की विद्धलता उद्दीष्त 
हो उठी थी अतः स्वेस्व त्यागकर आज वे उपस्थित थे प्रभु-सान्निध्य में । 
गदुगद्‌ वाणी से श्रीगोरांग वार-बार उनसे कह रहे हैं--'लोकनाथ ! मेरे 
प्राणों के लोकनाथ ! तुम आ गए हो, अहा ! श्रीकृष्ण की क्‍या ही कूपा है ! 
अपने भूले हुए मित्र को मैंने आज पुनः पा लिया है।' 
नव-नव भावोददीप्त हो प्रभु ने अब नतेन और कीत्तिन प्रारम्भ किया। 
प्रभु का दिव्य लावण्य, उनकी भाव-विह्वलता और उनके सात्विक प्रेन-विकार 
के दर्शन से लोकनाथ तुरत आनन्द-विभोर हो उठे । मानो उनका चिर वांछित 
सुख-स्वप्न आज साकार हुआ | इस बार उन्हें प्राप्त हुआ कृष्ण-प्रेम के मूत्तं 
विरह स्वरूप गारांग का मधुर सानब्रिध्य और इसके साथ ही भरपुर हुआ उनका 
दिव्य प्रेम । आज लोकनाथ के नयन, मन और प्राण सभी मानो साथंक हुए । 


१८७ ] [ गोस्वामी लोकनाथ 


बे कहा बात में कीत्तंन, कृष्ण कथा और इष्ट-गोष्ठी समाप्त हुई । तब प्रभ 

“बहुत दुर से पेदल चलकर आने के कारण तुम श्रान्त और क्लान्त 
ही | भ्राज तुम घर जाकर विश्राम करो और कल प्रात: हमलोगों का पुनभिलन 
होगा । अन्तरंग कथा, प्राण सदृश गोपनीय कथा के सम्बन्ध में मैं तुम से उस 
समय कह गा। लोकनाथ, कृष्ण की क्‍या अपार महिमा है जो इस बार तुझ' 
सदृश मित्र के साथ उन्होंने मेरी भेंट करा दी है। क्ृष्ण-कार्य के लिए मुझे 
तुम्हारी अत्यधिक आवश्यकता है। कल तुम्हें सभी बातें स्पष्ट रूप से कहूँगा ।” 

प्रभु की यह स्पष्ट वाणी सुनने के पश्चात्‌ लोकनाथ जब घर पहुँचे तो 
उन्हें सम्पूर्ण रात्रि निद्रा नहीं आई | उनका चित्त एक अनिव॑चनीय आनन्द से 
उद्द लित हो रहा था। प्रभु की कई स्नेहपुणं कथाएँ उनके अन्तस्तल में प्रति- 
घ्वनित हो रही थी। 

प्रमात वेला में श्रीगौरांग के सान्निध्य में उपस्थित हो लोकनाथ ने प्रभु 
की चरणा वंदना की और उठ खड़े हुए, उसी समय प्रभु ने उन्हें अपनी मुजाओं 
में प्रगाढ़ स्नेहा लिगन किया प्रसन्न स्वर में प्रभु ने कहा :- “लोकनाथ ! तुम 
परम माग्यवान्‌ हो। कृष्ण के काय॑ में तुम्हें अविलम्ब समपित होना होगा । 
अब तुम्हें नवद्वीप में रहने की आवश्यकता नहीं, तुम अविलम्ब वृन्दावन चले 
जाओ | प्रेम-माधुय-मंडित कृष्ण की लीला स्थनी आज लोक-चक्ष्‌ से मोझल 
हो रही है। अनेकानेक वर्षों के व्यवधान के कारण वे सभी पृण्य-स्थल श्रब 
अरण्य में परिवर्तित हो रहे हैं। तुम उनके उद्धार का उत्तरदायित्व अपने ऊपर 
लो । अमी से तुम्हारे दो ही पावन नित्य कम सुनिद्चितत हुए, प्रथम तपस्या 
और द्वितीय क्ृष्ण-तीर्थों का उद्धार ।' 

लोकनाथ के कर्ण-कुहरों में ये शब्द क्‍या पड़े, मानो उसके मस्तक पर 
वज्रपात हो गया । उसने मन में सोचा कि गौर सुन्दर यह क्‍या निष्ठर कथा 
मुझसे कह रहे हैं। उसने करवद्ध हो प्रभु से विनती की, “प्रभु ! बड़ी आशा 
सेजोये गृह-त्याग कर आपके सन्निकट नवद्वीप में आया था आपकी भवन मोहिनी 
लीला का रसास्वादन करने और एक भिखारी की तरह यहाँ एक ओर किनारे में 
पड़े रहने हेतु । परन्तु इस प्रकार क्या आप हमारी आज्याओं पर वज्नपात करना 
चाहते है ? अपने दर्शन लाभ के पश्चात्‌ इस प्रकार क्‍यों आप मुझे दूर भगाना 
चाहते हैं? हमारे कौन से अपराध के कारण आप मुझ पर इस तरह 
निम॑म हो रहे हैं ?” 

“मैं निम॑म॒ कहाँ हू लोकनाथ ? तुम पर क्ृष्ण-कायें का जो भार सौंप रहा 
हों, उत्ते छोड़ वैष्णवों की दूसरी कौन सी अभिषप्सित वस्तु है, बोलो तो लोकनाथ ?” 


भारत के महान साधक ] [ १८८ 

नहीं प्रभू, आप जो कह रहे हैं उसे मैं समझता हू हे । क्षापके विशाल 
हृदय में इस नगण्य लोकनाथ के लिए इतना स्थान भी नहीं है । तभी तो उसे 
आप इस प्रकार यहाँ से हटा रहे हैं । 

उत्तर देते हुए प्रमु ने कहा--लोकन! थ, वुन्दावन ही तो हमारा हृदय है ' 
उसी वन्दावन में तो तुम्हें स्थायी रूप से स्थापित कर रहा हू । भगवान्‌ कृष्ण 
ने कहा है--व न्दावनं परित्यज्य पादमेकम्‌ न गउछामि । उतती वन्दावन में चिर 
दिनों तक कृष्ण-ध्यान में विभोर होकर और उनका सहचर बनकर तुम निवास 
करोगे | क्या यह कम सौमाग्य की बात है? लोकनाथ, जो व॒न्दावन-वविहा री-कृष्ण 
और उनकी लीलाएं तुम्हारे उपजीव्य हैं, उसी वृन्दावन में तो मैं तुम्हें 
भेज रहा हुं । 


'प्रमो, आप इतने निष्ठुर न हों । हमें इस समय आप दूर न करें।' 
क््दन करते हुए लोकनाथ ने प्रतिवाद किया । 
प्रबोधन के स्वर में प्रमु ने पुन कहा--'मेरी कथा ध्यानपूर्व क सुनो 
लोकनाथ | नित्य व्‌दावन तो सिद्ध वेष्णवों का आस्वाद्य है, सभी जनों के लिए 
वह नहीं है परन्तु पाथिव वन्दावन सकल मक्‍त नर-नारियों का आस्वाद्य है। 
में भाहता ह तुम्हारी साधना और कम के द्वारा उस पाथिव वृन्दावन को 
जागृत कर उद्नका द्वार मकत और पाखंडी सबों के लिए उन्मोचित करना । 
हताश मत होजो लोकनाथ, मैं भी वन्दावन जाऊंगा ओर जायेंगे मेरे साथ मेरे 


प्राणप्रिय भक्ततण । हम सब मिज़कर कृष्ण-लीला की पवित्न स्थली को प्रकट 
करेंगे और लीला-माहत्म्य का प्रचार-प्रसार कर अपने जीवन को सफल करेंगे ।' 


इसके साथ ही प्रभु ने वन्दावन-वास का निर्दिष्ट स्थान और दिनचर्या के 


विषय में संकेत किया । इस संबंध में भक्त नित्यानन्द दास ने अपने प्रेम-विलास 
में लिखा है : - 


कदम्ब श्रेणी में है चीर घाट वासस्थली 
जिसके निकट पूर्व है कुज परम माधुरी। 
जहाँ वकुल वट तमाल हें विराजते। 
जहाँ के दृश्य हैं मत को सदा मोहते ॥ 
वंशीवट में है निधुवन वासस्थली। 
जहाँ त्रिविध वायु है बहा करती ॥ 
नित्य करना यमुना स्तान ओ अयाचक भिक्षा। 
और करना भजन स्मरण जीव देह दीक्षा॥ 
प्रभ-दर्शत और कृृपा-लाम के पश्चात्‌ यह विरह-व्यथा असह्य थी । अपने 
अन्तरंग भक्तों के लिए प्राणप्रिय प्रमु नवद्वीप में आनन्द का मेला लगाकर 


१८६ ] [ गोस्वामी लोकनाथ 


भ्रममक्ति के इलेम रस को श्रवाहित कर रहे थे | इसे त्यागकर अरण्य संकुल 
ओर निजंन वन्दावन में किस तरह दिन व्यतीत होगें, इसकी परिकल्पना तक 
लोकनाथ नहीं कर पा रहे थे | परन्तु इसके साथ ही प्रमु की आज्ञा की कथा और 
कष्ण-जीना स्थलों के उद्धार सम्बन्धी ईश्वरीय ब्रतों के पालन जेसे गुरुतर भार 
को भुला भी नहीं पा रहे थे । अत: वे वन्दावत वास करने अवश्य जायेंगे परन्तु 
भय का पुण्यमय दर्शन और साहचय॑ कुछ दिनों के लिए उन्हें और चाहिए । 

सजल नेत्रों से उन्होंने प्रभु से कुछ और दिनों के लिए साक्निध्य की भिक्षा 
माँगी। प्रभु ने अपनी सहमति प्रकट की । तब लोकनाथ ने नवद्वीप में पांच 
दिनों तक उस प्रेम लीला का प्राण भर कर दशन किया और तत्पश्चात्‌ वृन्दावन 
धाम की यात्रा की । इस जीवन में प्रभु के साथ उनका साक्षात्कार पुनः नहीं 
हो सका। प्रभु द्वारा आदिष्ट कर्मों का उद्यापन एवं उनके द्वारा निर्देशित मार्ग 
पर कृष्ण-मजन में निष्ठा ही उनके दीघं जीवन का उपजीव्य बना । 

जिस समय लोकताथ के वन्दावन-यात्रा की कधावार्ता चल रही थी उस 
समय गदाधर पंडित का नवीन शिष्य भूगभे प्रभु के समीप दंडायमान था। 
वन्दावन जाकर साधन-भजन की प्रबल इच्छा बहुत दिनों से प्रच्छन्न रूप में 
उसके अन्दर थी। भूगरमे ने इसे एक परम सुयोग समझ प्रभु से कहा- '“्रमु, 
आपकी भाज्ञा यदि मिले तो मैं भी पंडित लोकनाथ के साथ वृन्दावन जा सकता 
हैं ”? उनका पाउ्वंचर बनकर आप द्वारा निर्दिष्ट कार्यों को यत्किचित्‌ भी यह 
अधम यदि सम्पन्न कर सकेगा तो वह अपना परम सौमाग्य समझेगा ।' 

असहाय और सम्पदाहीन अवस्था में बन्दावन जाने पर लोकनाथ के साथ 
एक सहचर रहना उत्तम होगा, ऐसा सोचकर प्रमु के आनन्द की सीमा नहीं 
रही | प्रभु ने प्रसन्न हो भूगर्म को लोकनाथ का सहन-यात्री होने की अनुमति 
प्रदान की और इस प्रकार प्रभु की आज्ञा जान गदाधर पडित को भी किसी 
प्रकार की आपत्ति न रह गई | प्रभ ने तुरत उन दोनों को अपने निर्दिष्ट कार्ये- 


सम्पादन हेतु विदा किया । 

अपने भक्तों के संग कीत॑न के रंग में गौरांग प्रभु प्राय: प्रमत्त हो उठते थे 
जहाँ सात्विक प्रेम-विकार के फलस्वरूप इनका बाह्मज्ञान लुप्त हो जाता था। 
फिर वे दिव्य मावों से प्रायः आविष्ट हो जाया करते थे । सुक्ष्मेक्षण से पता 
चलता था कि ईश काय के सम्पादन हेतु एक प्रेरित पुरुष के रूप में उनका 
आगमन हुआ था। उन्होंने जिस काय को ग्रहण किया, शत-शत भावावेश और 
प्रमत्तता के मध्य मी, उसके लक्ष्य एवं दायित्व को वे विश्मृत नहीं कर सके । 
बसी अवस्था प्राप्त होने पर भी वे उससे किचित्‌ च्युत न हुए । 


भारत के महान साधक | [ १६० 


आचार्य अद्त, श्रीवास प्रभृति भक्तों की सहायता के लिए ही भ्रभु ने 
नवद्वीप में वैष्णव आन्दोलन के माव तरंगों को प्रवाहित किया था | वंगाल में 
वैष्णव संगठन कार्य हेतु उन्होंने अवधूत नित्यानन्द को आत्मसात्‌ कर उसे गृही 
और ब्रती वनाया था। इसी प्रकार वासुदेव सावंभौम, स्वरूप, राय रामानन्द 
तथा राजा प्रतापरुद्र के माध्यम से उड़ीसा में भक्ति-आन्दोलन को दृढ़मूल किया। 
अंत में नवयुग के उन्दावन के गठन हेतु उन्होंने लोकनाथ, रूप, सनातन 
प्रमति को वुन्दावन में गोस्वामी रूप से वसाया। उन्हीं गोस्वामियों की तपस्या 
और कर्म साधना के फलस्वरूप व॒न्दावन में भक्ति-साम्राज्य की स्थापना और 
उसका प्रसार संमव हो सका । इसी के फलस्वरूप पार्थिव वृन्दावन के कृष्ण- 
लीला-स्थली का जिस प्रकार उद्धार संमव हो सका उसी प्रकार सम्पूर्ण मारतवर्ष 
के जन-मानस में वन्दावन की पवित्रता और उसका माघुय॑ भी प्रतिफलित 
हो सका । 
ईश्वरीय कर्मों का निष्पादन प्रभ अपूर्ण दूरदशिता से करते थे। उसकी 
कमं-सूची के प्रत्येक चरण पर उनकी सजग भौर तीक्ष्ण दृष्टि सतत निबद्ध 
रहती थी। अपने प्रिय सुहृद्‌ और प्रिय भक्त लोकनाथ को सुदूर वन्दावन में 
भेजने के पीछे थी उनकी दूरदशिता और अन्तद ष्टि । वन्दावन में कृष्ण-लीला- 
स्थलों के पुनरुद्धार का कार्य करनेवाले गोस्वामी लोकनाथ ही मानो प्रथम 
पथिक थे । उनकी अक्लान्त चेष्टा के परिणामस्वरूप सुदूर दुर्गंभ अरण्य में 
प्रारम्भ हुआ सहख्न-सहस्न भक्तों का समागम । परवर्ती काल में रूप, सनातन 
और श्री जीव प्रभृति प्रतिभा सम्पन्न गोस्वामियों ने प्रेमधर्म के प्राण-केन्द्र व्॒दा- 
बन में गौड़ीय धर्म भौर संस्कृति का जो विराट सौध खड़ा किया उसकी तींव 
तो इन्हीं लोकनाथ ने डाली थी । इन्होंने कठोर वराग्य, कृष्णमय तपस्या तथा 
विग्रहनसेवा में अत्यन्त निष्ठा के साथ एक कंगाल वेष्णव साधक फी जो ज्वलन्त 
मूत्ति अपने जीवन में प्रकाशित वी वह दीघंकाल तक गोौड़ीय स्वामी और 
सःधकों के बीच स्मरणीय रही । 
लोकनाथ गोस्वामी का एक और विशिष्ट अवदान था नरोत्तम को दोक्षा 
देना जो परवर्त्तीकाल में गौड़ीय धर्म के अन्यतम प्राण पुरुष सिद्ध हुए। तितिक्षा 
परायण साधक नरोत्तम ने सदा आत्मगोपनशील महावरागी लोकनाथ को जिस 
प्रकार लोक-लोचनों के सम्मुख एक दीक्षा-गुरु रूप में उपस्थापित किया, उसकी 
स्मृति आज भी गोौड़ीय गैष्णव-समाज में यथावत्‌ शेष है । 


अनुमानत: १८८४ ई० में यशोहर जिला के तालखड़ी ग्राम में गोस्वामी 


सररााभाराा-पराााााा कक दशा भा बहा समा. दवाााा का उभर कक 
9. यह तिथि प्रत्यक्षतः अशुद्ध है, संभवत: मुद्रण संबंधी भूल के +7रण मूल बंगला 
पुस्तक में ऐसा उल्लेख हुआ है। यह तिथि प्राय: १४८४ ई, हो सकतो है। 


१६१ ] [ गोस्वामी लोकनाथ 


लोकनाथ का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था पद्मनाम चक्रवर्त्ती और 
माता का सीता देवी । पद्मयनाभ एक प्रख्यात पंडित थे । अपनी तरुणावस्था में 
नवद्वीप में रहकर उन्होंने विद्योपाज॑ंन किया था और वेष्णवाचायं श्री अद्व॑ त से 
वष्णव धरम में दीक्षित हुए थे। गृह प्रत्यागमन पर पद्मनाम ने एक चतुष्पाठी 
( संस्कृत टोल ) की स्थापना की । देश के उस अंचल में वे एक सुपंडित आचाय॑ 
तथा भक्तिमान्‌ साधक के रूप में परिचित हो गए। इन्हीं की तृतीय संतति के 
रूप में गोस्वामी लोकनाथ आविभूत हुए । 

अपनी वाल्यावस्था में लोकनाथ ने अपने पिता की चतुष्पाठी में ही शिक्षा 
प्रहण की । १४ व की अल्पायु में ही संस्कृत साहित्य और शास्त्र में उनकी 
संतोषजनक पैठ हो गई थी । इसके बाद उच्चतर शिक्षा के लिए उन्हें नवद्वीप 
जाने की प्रेरणा हुई और यहाँ आकर लोकनाथ शास्त्रों के अध्ययन में तल्‍लीन हो 
गए । अपने पितृ-आदेश से उन्हीं के गुरु अद्व ताचाय॑ के समक्ष इन्होंने भागवत 
का पाठ प्रारम्भ किया । अद्ग त के पाठ चक्र और कीत॑न-सभा में उनके घनिष्ठ 
सहयोगी थे गदाधर । अद्वत की शास्त्र-व्याख्या और वेष्णव-साधना से प्रभावित 
होकर लोकनाथ कृष्ण-भजन और क्ृष्णतत्त्व-अध्ययन में अभिरुचि लेने लगे। 

इसके अनन्तर कई वर्षों के पश्चात्‌ लोकनाथ भागवत-तत्त्व के अधिकारी 
विद्वान हो गए। अब उनके अभ्यन्तर में कृष्णाराधना और कृष्ण-मिलन की 
दुनिवार भावना जग उठी | अतः अद्वताचाय ने इस स्नेह-भाजन तरुण को 
कृष्ण-मंत्र की दीक्षा दी और इसके साथ लोकनाथ के अन्तर्जीवन में आया एक 
दूरगामी परिवर्तन । प्रेमाभक्ति का रस-उत्पन्न होने पर वे साधना, तत्त्वानुसंधान 
और साधन-भजन में निविष्ट हो गए । 

नवद्वीप में निवास करते समय अपने छात्र जीवन में लोकनाथ तरुण 
विश्वम्भर के घनिष्ठ सान्निध्य में थे । दोनों प्रायः समवयस्क थे । दोनों शुद्ध 
और सात्विक थे जिसके फलस्वरूप दोनों में शीघ्र ही अभिन्न मित्रता हो गई । 
नवदीप में अध्ययन समाप्त कर लोकनाथ अपने घर यशोहर के तालखड़ी ग्राम 
वापस आ गए और वहाँ एक चतुष्पाठी की स्थापना कर उसमें अध्यापन-कार्ये 
प्रारम्भ कर दिया। शनौ-शर्ने: उस अंचल में निष्णात्‌ पंडित, अध्यापक और 
कृष्ण-मक्त आच्ाये के रूप में उनकी ख्याति हो गई । 

ऐसी जनुश्रुति है कि एक ब।र पंडित विश्वम्भर ने जो परवर्ती काल में 
श्री चैतन्य प्रभु के नाम से प्रद्यात हुए, तालखड़ी में पदापैण किया था। एक 
पंडित के रूप में विश्वम्मर उस समय पूर्व बंगाल के कतिपय अंचलों का परि- 
पञ्रमण कर रहे थे और उसी क्रम में उनका आगमन हुआ था तालखड़ी ग्राम में । 


[१६२ 
मारत के महान साधक ] 


नवद्वीप से विश्वम्मर पंडित के आगमन की कथा सुनकर लोकनाथ के 
पिता पद्मनाभ ने ग्राम की सीमा पर जाके: उनकी आगवानी को ं 
अपने गृह अतिथि के रूप में रखा। अपने पूवंकालिक मित्र तथा ड़ पे पे 
प्रतिभा सम्पन्न नवीन पंडित विश्वम्मर के आगमन से लोकनाथ के आनन्द के 
सीमा न रही । छात्रावस्था तथा नवद्वीप की पुरातन कयाओं के ऊहापोह 
में दोनों मत्त हो गए। ; मं 
इस साक्षात्कार कै अनेकों वर्ष पश्चात्‌ विश्वस्भर के जीवन में आया एक 
विराट परिवत्तंत | तीद्षण बुद्धि और विद्याभिमानी उस तरुण पंडित का काया- 
कल्प हुआ एक नवीन मानव के रूप में जिसने नूतन प्रेम-मक्ति के लक का 
महान्‌ नायक होकर नवद्वीप के साधक और पंडित समाज के मध्य सृष्टि किया 
एक विराट चेतना को । शीघ्र ही उनकी कीति फल गई अगणित वेष्णव भक्तों 
के मार्ग-दशंक और आश्रय दाता के रूप में । 
ऐसे ही समय लोकनाथ वेचेन हो उठे श्रीगौरांग के दशनार्थ। माता 
सीता देवी को बहुत पूर्ण भान हो गया था कि उनका पुत्र एक यथार्थ वराग्यवान्‌ 
साधक है ओर वह कृष्ण-प्रेम और क्ृष्ण-आराधना के लिए यहाँ नहीं रुकेगा । 
अति शीघ्र ही एक दिन कृष्ण की बाँसुरी ने लोकनाथ को घर और संसार के 
घेरे से बाहर खींच लिया । जननी सीता देवी ओर ब॒द्ध पिता पंडित पद्मनाभ 
अत्यन्त माग्यवान्‌ थे । तरुण पुत्र लोकनाथ के गृहत्याग के शोक को वे सहन 
नहीं कर सकते थे । पुत्र के वेराग्य ग्रहण के कुछ समय पूर्व ही उन्होंने अपनी 
इहलीला समाप्त की । 
इस बीच लोकनाथ के ज्येष्ठ दो माईयों ने विवाह कर अपनी घर-गृहस्थी 
बसा ली परन्तु लोकनाथ अविवाहित ही रहे। उस समय उनकी उम्र प्रायः 
पच्चीस वर्ष की थी । इस तरुणावस्था में ही उनके अन्तर में तीव्र निर्वेद जाग 
उठा और उनका मन एकान्त भाव से नवद्वीप की ओर लगा रहता | कारण, 


वहाँ प्रेम-धर्मं के नव उद्गाता, उनके पूर्व परिचित सुहृद्‌ गौरचन्द्र का उदय हुआ 
था। जिनके भक्ति-प्रेमालोक से समुज्ज्वल हो उठा था बंगाल क 


ु  तमसाव॒त 
अध्यात्म-गगन । उसी आलोक के हस्त-संकेतों ने आज लोकनाथ को पागल 
बना दिया था। 


अग्रहण महीने के एक निशीयथ में उनके जीवन का वह परम लग्न आकर 
उपस्थित हुआ । इष्टदेव के अमोघ हस्त संकेतों ने उसे व्याकुल कर दिया औौर 
कृष्ण-कृष्ण उच्चारण करते हुए वे घर के बाहुर आकर खड़े हो गए। तमसावृत 
उस निशीय में वे पैदल चल पड़े पथ-प्रान्तरों की ओर । तीन दिनों के निरन्तर 
भ्रमण के पश्चात्‌ एक लम्बी दूरी पारकर वे नवद्वीप में उपस्थित हुए और प्रभु 


पाए ः [ गोस्वामी लौकनांथ 


का दर्शन लाभ कर कृत्य-कृत्य हुए । तत्पश्चात्‌ मात्र पाँच दिनों के अन्तराल 
में प्रभु की आन्तरिक इच्छा और निर्देश के कारण चल पड़े चिर प्रवास हेतु 
वन्दावन को । ' 

वृन्दावन के यात्रा-पथ पर लोकनाथ और भूगमं को प्राय: तीन महीने व्यतीत 
करने पड़े । उन दिनों पथ-घाट बिल्कुल निरापद नहीं थे अतएव लोकनाथ और 
भूगर्भ को विपद-संकुल नाना अंचलों का मार्ग परित्याग कर अनेक अन्य मार्गों 
से घूमकर व॒न्दावन में प्रवेश करना पड़ा । इन तीन मास के निरन्तर साहचय॑ 
के कारण लोकनाथ और भूगर्भ का परस्पर घनिष्ट परिचय हो गया, परिणाम- 
स्वरूप वे दोनों आबद्ध हो गए एक अभिन्न एकात्मकता के बंधन में । वृन्दावन 
वास के समय भी इन दोनों का यह प्रीति-बंधन अक्षुण्ण रहा । शास्त्रविद प्रेमिक 
लोकनाथ लुप्ततीर्थ-उद्धा र-काये में प्रमु के प्रधान भार प्राप्त व्यक्ति थे और भूगर्भ 
पंडित थे उनके सदा विश्वस्त सहयोगी और सहचर । 

दोनों ने सम्मिलित रूप से मथुरा तथा ब्रजमंडल के अनेकानेक स्थलों का 
परिभ्रमण प्रारम्भ किया और इसके साथ ही प्रारम्म हुआ लीला-स्थलों का अनु- 
संधान काय । शास्त्र, पुराण और जनश्रुतियों से संकेत ग्रहण कर उनलोगों ने 
अनेकानेक स्थलों का घुम-फिर कर निरीक्षण किया। परन्तु मथुरा, वृन्दावन 
और ब्रजमंडल का बहुत बड़ा भूमाग उस समय बरण्य-आवृत था। मार्ग-दु्गंम 
थे तथा तस्कर और दस्युओं से उपदत भी थे। नि:ःसहाय गेरागी-द्वय. किस 
प्रकार इस कार्य का सम्पादन कर सकेंगे, यह उनकी समझ के परे था । 

स्थानीय साधुओों के समीप पुराण वरणित-कृष्ण-ली ला-स्थलों का कुछ-कुछ 
संधान अवश्य उपलब्ध था परन्तु उनकी प्रामाणिकता सद्ध करना कठिन था । यह 
अंचल जब अरण्य में परिणत हो गया तब कुछ निम्न शेणी के लोग तथा जंगली 
जातियों ने यहाँ आकर अपना वसेरा बनाया । प्राचीन इतिहास अथ॑वा ऐतिह्य 
में इसका कोई आलेख नहीं मिलता। इस सम्बन्ध में गंश-परम्परा द्वारा भी 
कोई जनश्रुति उपलब्ध नहीं होती । 

इन सभी असुविधाओं के बाबजूद लोकनाथे और भूगर्भम ने असीम निष्ठा 
और अध्यवसाय के साथ प्रमु-आदिष्ट कर्मों को करने में संलग्न रहे । 


वृन्दावन के लुप्त तीर्थों के द्शन और उद्धार के लिए अद्व ताचाय॑ं और 
नित्यानन्द प्रभु ने कम परिश्रम नहीं किया परन्तु ब्रजमंडल में उनका निवास अल्प 
समय के लिए हुआ था। अतएवं उनके लिए इस संबंध में कोई यथार्थ अनुसंधान 
करना संमव नहीं था । इसके विपरीत लोकनाथ और भूगर्म तो यहाँ स्थायी 


२५/१० 


गि ह॒ ५ ५ रु 
भ्लाश्त के महान साधक ] [ १६ 


निवासी के रूप में पधारे थे और शिरोघाये किया था लुप्त तीर्थों के उद्धार का 


महान्‌ ब्रत | जितना श्रम साष्ठा है, जितना कष्ट और विपद्‌ संकुलता संभव है 
सबको झेलते हुए आप्राण चेष्टा द्वारा इस ब्रत के उद्यापन में बंघु-द्य सन्नद्ध हुए । 


अनाहार और अनिद्रा से देह क्लेशित हो रहा है। मानव विहीन दुगंम और 
गंभीर वन में पता नहीं कितने दिन और कितनी रातें व्यतीत करनी पड़ीं परन्तु 
कहीं कोई वस्तु उनकी दृष्टि में नहीं आई । जब जिससे जो जनश्रति तथा शास्त्रीय 
संकेत प्राप्त होते उन्हें अपार निष्ठा से लिपिवद्ध करते जाते और तीथंयात्ती 
साधु-महात्माओं की सहायता लेकर वहाँ पहुंचते, उन तथ्यों के निरुपण ओर 
परीक्षण हेतु । 
मथुरा और ब्रजमंडल का पौराणिक ऐतिहा अति प्राचीन है। रामायण 
में ही हमें मथुरा का प्रथम उल्लेख मिलता है। उन दिनों इसका मघुपुरी नाम 
प्रचलित था। मह॒षि वाल्मीकि कहते है :---इषं मधुपुरी रम्य मधुरा देव 
निर्मिता !!१ यही मधुपुरी पीछे मधुराह हो गया और उसी का अप्रश्नश हुआ 
मथुरा | परवर्तीकाल में इसी नाम का अनुशरण करके दाक्षिणात्यों ने मघुराई 
अथवा मदुरा नगरी का निर्माण किया। 
शास्त्र और पुराणों के अनुसार मधु देत्य ने मधुराई की स्थापना की थी । 
उन दिनों इस अंचल में आय॑-प्रभाव-प्रसारित नहीं हुआ था। मधु देत्य के 
अनुज शत्ध्न ने मधुपुरी अणवा मधुरा पर अपना अधिकार जमाया। तब से 
यह अंचल आर्यों के अधिकार में है और आय॑ं-समभ्यता के एक विशिष्ट केन्द्र के रूप 
इसने अपनी पहचान बना ली है। परवर्तीकाल में शूरसेन वंश के आर्यों ने यहाँ 
अपना निवास स्थापित किया और शक्तिमान्‌ राजबंशी के रूप में प्रसिद्धि 
प्राप्त की । 
शुरसेन के क्षत्रिय गंश में कालक्रम से ययाति नाम के प्रसिद्ध राजा का 
क्विर्भाव हुआ | इसका पुत्त यमदुर निम्नगंशीय यादवों द्वारा मथरा में पराजित 
हुआ। इन्हीं यादवों की वृष्णि-शाखा में अवतरित हुए थे अवतारी पुरुष-- 
वासुदेव श्रीकृष्ण । 
बादवों की अन्यतम शाखा भोज-कंश के प्रधान राजा कंश ने मण.रा के 
राजसिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया । वासुदेव श्रीकृष्ण के साथ उसका 


संघर्ष हुआ और वह मारा गया। उस समय से अद्यावधि भारत के राष्ट्रीय 
और सामाजिक जीवन में मथ्‌रा भोौर ब्रजमंडल की ख्याति और प्रतिष्ठा 
अक्षण्ण रही है | 

१. रामायण, उत्तर कांड, 5३ 


१९४ | [ गोस्वामी लोकनाथ 

महामारत युद्ध के पश्चात्‌ राजा युधिष्ठिर अजुन के पौत्र परीक्षित 
फो अपना राज्य सौंप महाप्रस्थान के पथ पर अग्रसरित हुए। यात्रा के पू्॑ 
उन्होंने श्रीकृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाम का मथुरा मंडल कै राजा के रूप में राज्या- 
भिषेक किया । मक्तिमती माता की प्रेरणा से ब्रजनाभ प्रपितामह श्रीकृष्ण की 
स्मृति-पृजा की व्यवस्था में तत्पर हो उठा ।९ उसके उत्साह और प्रयास के 
कारण श्रीकृष्ण के कतिपय पवित्र विग्रहों का निर्माण हुआ जिनके नाम यथाक्रम 
हैं :--श्री गोविन्द, श्री मदनगोपाल एवं श्री गोपीनाथ । राजा ब्रजनाभ की 
प्रेरणा, उत्साह तथा भक्तिमान्‌ आचार्यों की सहायता से इन विग्रहों की अचंना 
और भोगराग की पद्धति प्रवर्तित हुई | ब्रजमंडल और मथुरा के साधकों ने दीध 
समय तक इन विग्रहों की सेवा-पुजा की और आम जनता के बीच जाग्रत विग्रह 
के रूप में ये सुपरिचित हो गए। इस समय तक भक्तिमान्‌ साधुओं की निरन्तर 
चेष्टाओं से मगवान्‌ श्रीकृष्ण के अनेकानेक लीला-स्थल नवीन रूप से आविष्कृत 
हुए और पवित्र तीथे के रूप में उनकी परिगणना होने लगी । 

परवर्तीकाल में कलियुग के प्रभाव के कारण ये सब विग्रह और तीथ॑ लुप्त 
हो गए । विशेषकर जन और बौद्ध धर्मों के प्रभाव तथा हिन्दू-बौद्ध धर्मो के 
संघं के परिणामस्वरूप ब्रजमंडल और मथुरा की धममं-संस्कृति पर प्रचण्ड 
आधात पड़ा । इस समय जन-जीवन जिस मात्रा में विपयंसत हुआ उसी अनूपात 
में क्षतिग्रस्त हुए अजञ्न तीथे, मठ, मन्दिर एवं साधना-पीठ । इतिहास के पाठक 
जानते हैं कि चीनी परिब्राजकों की लेखनी के द्वारा हिन्दुतीयं मथूरा का चित्रण 


एक बौद्ध नगरी के रूप में हुआ । २ 
काल क्रम से मथुरा ओर ब्रजमंडल की आबादी कम हो गई और सम्पूर्ण 


अंचल परिवर्तित हो गया एक दुर्गंम अरण्य के रूप में । 
मथुरा का राजकीय वेमव और प्रभाव जो भी रहा हो लेकिन वृन्दावन 
तो पौराणिक युग में प्रधानत: एक वन के रूप में अवस्थित था। अनेकानेक साधु, 
महात्मा और भक्तिमान्‌ अपने-अपने घरों का परित्याग का इस जनपद के 
आसपास सत्र निवास करते थे । स्कन्द पुराण के मथराखंड में संक्षेप में वृन्दा- 
वन का एक मतोरम वर्णन हमलोगों को मिलता है :-- 
वन्दावन सुगहन॑ विशाल विस्तृतम्‌ बहु । 
मुनीनामाश्रम: पृर्णम वन्यवृन्दसमन्वितम्‌ ॥ 
वृन्दावन की विशिष्टता और ऐतिहासिक परिवतंनों के सम्बन्ध में इतिहास 


१, श्री श्री वृन्दावन रहस्य --रामयादव बागची 


२, मथुरा--ग्राउन 


झारत के महान साधक ] [ १६६ 


विद श्री सतीशचन्द्र मित्र ने उल्लेख किया है न: 

* (७ कोसों की सीमा में यह विद्याल वन अवस्थित है। भी मी इसके 
व रह वन और चौवीस तपोवन तीथंस्थान में परिणत हुए हैं! पूव॑काल में इन 
सभी में मुनियों के आश्रम थे। साधकगण स्वेच्छा से साधन-मजन करते थे ओर 
बनों के मध्य में आमीर प्रभूति अन्नुनत जातियों तथा अन्य जंगली जातियों की 
वस्तियाँ यत्र-तत्र फैली हुई थीं । सुदूर पश्चिम के सीमान्त गिरि-पथ द्वारा 
जब मुसलमानों की वाहिनी धन- ठैमव लूटने की प्रत्याशा में झूंड के झ ड भोरत- 

वर्ष में प्रवेश करने लगी तो मथुरा की उपनगरी होने के कारण व न्दावन को 
आक्रमण का परिणाम मुगतना पड़ा। 

गजनीपति महमूद ने जब बहुत दिनों तक मथुरा को लूटा और देव- 
विग्नहों को मग्न कर दुर्भेध गगनचुम्बी मंदिरों को धराशायी किया तब व,न्दा- 
वन मी उसके प्रकोप से नंचित न रहा | व.न्दावन की परिक्रमा के अन्त गंत एक 
वन का ताम है महावन । वहाँ का राजा महमूद से पराजित हुआ ओर उसने 
उसके चरणों पर गिरकर क्षमा-याचना को परन्तु उसकी रक्षा नहीं हुई । उसने 
जब अपने सम्मुख अपनी प्रजाओं की निमंम हत्या देखी तो स्त्री-पुत्रों की हत्या 
फरके स्वयं मी अंत में आत्महत्या द्वारा उसने अपना उद्धार किया। इस दृश्य 
को देखकर मभरा से बहुत से लोग पलायन कर गए । 

कालान्तर में पाठानों ने दिल्‍ली, गौड़ प्रमृति स्थानों में अपना राज्य 
सिहासन स्थापित करके देश पर शासन करना प्रारम्भ किया। वन्दावन के 
जंगल तो और अधिक श्वापदों से संकुल हो उठे । तीर्थानुसन्धीत्सु निर्मीक साधुओं 
के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं उन घनघोर जंगलों में भ्रमण करने आता। 
उन जंगलों मेँ तो शुद्ध रूप से वन्य-प्र।णी ही निवास करते थे । 


द्वादश शताब्दी के अंतिम समय में गौड़ाधिप लक्ष्मण सेन के सभा-पडित 
कवि जयदेव जब दर्शनाथ वन्दावन पधारे थे तो उस समय व॒न्दावन विशुद्ध रूप 
से जंगल ही था । उनकी कोमलकाज्त पदावली में व न्दावन सम्बन्धी जो रसमयी 
घारा प्रवाहित हो उठी है वह तो केवल प्रेमरसिक की कल्पना की वस्तु है। 
अभी जिस प्रकार वन्दावत निरविण्ण मकत साधकों के लिए अंतिम आश्रय के रूप 
में जनकोलाहल के बीच मी शान्तिनिकेतन के रूप में परिणत हो गया है, 
पाठान शासकों के समय इसकी यह दशा नहीं थी । बंगालियों के लिए यह एक 
गौरव की बांत है कि उन्होंने ही वुन्दावन के वन-जंगलों को आबाद करक वहां 
भक्ति की नींव डाली थी । 


बंगालियों ने जिस समय इस वन्दावन का निर्माण किया था, वह था 
बंग-देश का स्वणिम थुग । पाठानों के विजय-जनित उद्ठाम आक्रोश प्रशमित हो 
चके थे और अव पराक्रानत शक्तिशाली पाठान शासकों ने स्वाधोन रूप से बंगाल 


१६७ | | गोस्वामी लोकनाथ 


का शासन करता प्रारम्म कर दिया था। उस समय विख्यात हुसेन शाह गौड़ 
के सिंहासन पर था। देश में चारो ओर शान्ति स्थापित थी, सवंत्र अन्नादि 
सुलभ थे और इसके साथ ही बंगदेश प्रध्यात हो उठा अपनी अद्वितीय शिल्प- 
कला के क्षेत्र में। हुसेन शाह का दरबार भी अलंकृत था प्रतिभा सम्पन्न 
हिन्दू अमात्य तथा यशस्वी पंडितों के द्वारा । नवद्वीप, चन्द्रद्दीप, विक्रमपुर 
प्रमृति अनेक विद्यालयों में सहस्नों ज्ञान पिपासु शिक्षार्थी अपनी-ज्ञान-पिपासा 
शांत कर रहे थे । बंगांली-लोग किसी भी विषय में परमुखापेक्षी नहीं थे । हाँ, 
एक मात्र धामिक क्षेत्र ही ऐसा था जहाँ व्यभिचार और परामव दृष्टि- 


गोचर होता था । 

इन्हीं परिस्थितियों के मध्य श्री गौरांग देव का आविर्भाव हुआ नवद्वीप 
में । उनकी अपरिपक्वावस्था में ही उनकी अलौकिक शक्ति के प्रभाव से सभी 
समस्याओं एवं विकारों का अभिनव प्माधान हो गया । यह तो बंगालियों ही का 
क्या, मारतीय इतिहास का एक नवयुग था। उस युग में इतिहास की जो 
एक नूतन धारा प्रवाहित हुई थी, उसी का एक प्रधान केन्द्र था वृन्दावन ! 
यद्यपि स्वयं श्री गौरांग ने स्थायी रूप से वृन्दावन में निवास नहीं किया परन्तु 
उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं की व्यवस्या तथा उनसे प्रेरित भक्त सम्प्रदायों की एकाग्र 
चेष्टा के परिणाम स्वरूप व॒न्दावन में बंगालियों का एक नृतन उपनिवेश स्थापित 
ही चुका था। उन उपनिवेशिकों की एक मात्र साधना थी--मक्ति-राज्य की 
स्थापना, मक्तिवाद को नींव डालना तथा लीला-धर्म का प्रवतंन । इन्हों 
उपनिवेशिकों के अग्रदृत थे गोस्वामी लोकनाथ और प्रतिच्छाया की भाँति उनके 
सहचर थे एक दूसरे बंगाली ब्राह्मण श्री भूगर्म गोस्वामी । 

वृन्दावन पहुँचने के प्रायः दो माह पश्चात्‌ लोकनाथ को संवाद प्राप्त 
हुआ कि श्री गौरांग प्रभु ने भक्तजनों को भाँसुओं में डूबोकर संन्यास ग्रहण कर 
लिया है| उन्होंने नूतन नाम धारण किया है श्री चैतन्य । पुरी में कुछ दिनों 
तक रहने के पर्चात्‌ प्रमु दक्षिण देश के तीर्थ भ्रमण हेतु निकल पड़े हैं। तीर्थ 
दर्शन और नवतर प्रेम-मक्ति का समभाव से प्रचार ये ही हैं उनके दो 
मुख्य कार्य । 
प्रभु के त्याग-वराग्यमय संनन्‍्यासमूर्ति के दर्शना्थ लोकनाथ और भूगर्भ 
बेचेन हो उठे । वन्दावन के कार्य को कुछ समय के लिए स्थगित रख दोनों दक्षिण 
भारत की ओर प्रस्थान कर गए। परन्तु प्रमु चेतन्य तो सतत भ्रमणशील रहा 
करते थे। प्रम-दर्शन की प्रत्याशा में दोनों दक्षिण के अनेकानेक तीर्थों और 


साधना पीठों की गहन गवेषणा करने लगे परन्तु उन्हें प्रभु के दशंन का 


[ १६५८ 
झभारत के महान साधक ) 


दीं । 

क्‍ पोगाग्य नह तय पुरीधाम में भाकर प्रेममवित-आन्दोलन को नींव की 
स्थापना में तत्पर हो गए हैं और उनके चतुदिक केन्द्रीभूत हो रहे हैं शवितमान्‌ 
वैष्णव साधक्रगण । तत्पश्चात्‌ गौड़ जाकर प्रमु ने रूप और सनातन को आत्म- 
सात किया । वन्दावन में उनके आने की कथा थी परन्तु गैसा नहीं हो सका । 

..परवर्ती काल में व॒न्दावन में प्रमु उपस्थित हुए तो अवश्य परन्तु उस समय 
लोकनाथ और मगर्म वहाँ नहीं थे । उस समय भी वे दोनों प्रमु-दर्शन की 
प्रत्याशा में दक्षिण देश के प्रत्येक तीर्थ की यात्रा कर रहे थे । किचित्‌ समयो - 
परान्त प्रत्यावतेन कर जब वे वुन्दावन आए तो उन्हें विदित हुआ कि भावा- 
विष्ट अवस्था में चैतन्य महाप्रमु ब्रजमंडल के नाना स्थलों का भ्रमणकर प्रयाग 
की ओर अग्रसर हो गए हैं। बत्र क्‍या था, प्रभु को पकड़ने की आशा में दोनों 


उन्मत्तावस्था में उघर ही चल पड़े । पथ में घनघोर अंधकार मय रात्रि आ गई । 
तब दोनों ने एक वक्ष के नीचे आश्रय ग्रहूण किया । 


गंभीर रात्रि में लोकनाथ ने बेचन करनेवाला एक स्वप्न देखा । ज्योति्म य 
मूत्ति से प्रमु उसके सम्मुख प्रकट होकर प्रसन्न मुदा में मधुर कंठ से उसे 
आदइ्वासन देते हुए कहने लगे : -- 

सदा तेरे पास है मेरा रहना । 

वन्दावन छोड़ तुम कहीं न जाना ।। 

प्रयाग होकर जाऊंगा मैं नीलाचल ॥ 

सुन पाओगे तुम मेरा वृतान्त सकल ॥ 


--[नरोत्तम विलास ] 
इस स्वप्न-दर्शन के बीच कृपामय प्रभु ने लोकनाथ के विरह-विदरग्ध हृदय 


पर शान्ति का प्रलेपन किया । लोकनाथ के कपोलों से पुलकाश्रु झरने लगे। 
प्रमु को वाणी शिरोधायं करके लोकनांथ ने संकल्प लिया कि ह॒ इस जीवन में 
वन्दावन का परित्याग कर वे कभी भी अन्यत्र नहीं जायेंगे और प्रभु आदिष्ट 
कर्मों का उद्यापन तथा प्रमु क। ध्यान मनन करते हुए वे करेंगे अपना जीवन यापन । 

लोकनाथ के अन्दर में विगत बहुत दिनों से श्री विग्नह की सेवा की 
भावना जागृत हो गई थी परन्तु सेवा-पुजा निमित कहाँ और कौन विग्रह प्रकट 
होगा यह वे नहीं समझ पा रहे थे। उस दिन प्रयाग के पथ से लौटते समय 
ब्रजमंडल के किशोरी कुण्ड के समीप वे पहुँचे । पवित्र कुण्ड में स्नान करते समय 
उन्हें अपने इष्टदेव की कृपा से श्री राधा विनोद के एक परम सुन्दर विग्रह की 


प्राप्ति हुई। उस समय उनके व्यक्तिगत साधनामय जीवन का प्रधान उपजीव्य 
हुआ इस विग्रह की सेवा-ध्यान और जप । 


१६६ | [ गोस्वामी लौकनाथ 

श्री विग्रह ने कृपापुर्"णं द्शंन देकर उनकी सेवा को प्रकट तो अवष्दय किया 
परन्तु अपने भक्त की अरकिचनता दूर नहीं की । प्रभु की सेवा के लिए आसन, 
साज-शय्या, पोशाक और भोगराग आादि अनेक उपकरणों की आवश्यकता होती 
है लेकिन अकिचन लोकनाथ के लिए इन वस्तुओं का प्रबन्ध करना कठिन था । 
कारण उन्हें किसी प्रकार का आथिक संबल नहीं था। वे तो एक अभरण्य चारी 
साधु थे | वे तो दिन-रात लुप्त तीर्थों के उद्धार के निमित्त वन-वन घूम रहे थे । 
उनके पास तो एक पर्णकुटीर भी नहीं थी । 

वनवासी साधुबाबा को बहुत प्यार करते थे। उन लोगों ने उनसे प्रस्ताव 
किया--“बाबाजी, आप स्वयं तो इधर-उधर घ्‌मते-फिरते रहते हैं और आपके 
भोजन-विश्रवाम का कोई ठीक नहीं रहता परन्तु कृपाकरके ठाकुर जब एक बार 
आपके समीप आ गए हैं तो उन्हें आपको भली-माँति रखना होगा । आपके लिए 
हमलोग एक झोपड़ी खड़ा कर देते हैं, उसमें आप ठाकुर की सेवा-पूजा करें ।” 

लोकनाथ ने उत्तर दिया--“बाबा, मैं स्वयं जिस प्रक्रार-वनचारी हु, उसी 
प्रकार हमारे ठाकुर भी हैं। जबतक मैं जंगलों में भ्रमण करता रहूंगा, वे भी 
रहेंगे मेरे समीप ही । मेरा निवास होगा व॒क्षों के तछे और श्रमु का उनके 
कोटरों में ।” इसी प्रकार की व्यवस्था अमी चल रही थी | प्रत्येक दिन प्रत्यूष 
में उठकर बड़े मक्ति भाव से लोकताथ वनतुलसी और वनफूलों का चयन कर 
और निविष्ट हो सम्पन्न करते थे अपनी श्री विग्रह पूजा। समय होने पर वनों 
से कंद-मुल, शाक-पात और फल तोड़कर लाते और भ्रस्तुत करते भगवान्‌ को 
भोग-राग । इष्ट विग्रह को सुलाने के लिए पुष्प-दय्या बनाते और उस पुष्प- 
बय्या पर बैठाते समय वृक्ष पल्‍लवों का चमर डुलाते। नित्य-सेवा-पुजा और 
जप-ध्यान के पश्चात्‌ अपने मित्र भूगभ को साथ ले सम्पूर्ण दिन लुप्त, अज्ञात 


और प्रच्छन्न लीला-स्थलों का संधान करते । 

प्रत्येक दिन अनुसन्धान काय हेतु दूर-दूरन्त स्थलों में चले जाते जिससे 
विग्नह सेवा में अनेक बाधाएं पड़तीं । तब उन्होंने एक नवीन व्यवस्था की । पके 
हुए पटुए के गुच्छों से निर्मित झोले में अपने विग्रह को स्थापित कर उस झोले को 
अपने कंठ में दोलायमान कर प्रतिदित भ्रमण करते अपने अनुसंधान का हेतु । 

लोकनाथ के पावन चरित्र, सेवा-निष्ठा, वष्णवोचित दीनता और उनके 
प्रेमावेश को देखकर वनवासी लोग क्रमशः उनके प्रति भाक्ृष्ट होने लगे। 
हने:-शर्न: कर जनपदों से एक-दो मकक्‍त बारी-बारी से उनके समीप आने लगे। 
अमनिक अवसरों पर कोई-कोई भक्त विग्रह की सेवा-पूजा हेतु फल-मूल आदि 
खरीवकर ले आते । आनन्द से प्रभु को भोग लगाकर उत फलों को लोकनाथ 


मारत के महान साधक ] [ २०० 


मक्‍त और दरिद्र वनवारियों के मध्य वितरित कर देते । सेवा-पूजा जन्य कोई 
भी उपचार या भेंट वे एक दिन के निमित्त मी संचय नहीं करते, प्राप्त होते 
ही उन्हें वे बाँट देते । 

दौष्णवोचित दीनता और त्याग-तितिक्षा के मूत्तं विग्रह स्वरूप लोकनाथ 
के आदर्शमय जीवन के सम्बन्ध में मक्तिरत्नाकर में लिखा है : -- 

वह गैराग्य हे अवर्णनीय, 

श्री राधाविनोद की कृपा सराहनीय । 

जहाँ जो फल मूल भेंट किए जाते हैं, 

राधाविनोद को समपित किए जाते हैं । 

वर्षा हो या शीत करते वृक्ष तले वास, 

साथ में है जीणं कंथा ओ जीर्ण वहिर्वास । 

स्वयं तो होते सिक्‍त वर्षा-सीकरों से, 

पर ठाकुर को रखते वक्ष कोटरों में । 

अन्य समय जीर्ण क्षोले में पोढ़ते, 


ठाकुर रहते उनके गले में झूलते। ( पंचम तरंग ) 


इस गैराग्यमय तपस्या और कमंनिप्ठा का फल कालक्रम से फलित होना 
प्रारम्म हुआ । लोकनाथ ने एक के बाद दूसरे, इस प्रकार अनेकानेक लुप्त और 
विस्मृत तीर्थों के उद्धार का उपाय किया। इस बार ब्रजमंडल में प्रतिक्रिया 
हुई । मक्त समाज श्रद्धा की दृष्टि से गौड़ीय साधक लोकनाथ की ओर देखने 
लगा । उनके निजी व्यापक अनुसन्धान के साथ-साथ प्रभ्‌ श्री चेतन्य का 
दिग्दशंन भी सम्मिश्चित था। ब्रजमंडल में पधारकर भाव-प्रमत्त की अवस्था में 
प्रमु ने अनेकानेक लीला-स्थलों और श्रो कुडों का आविष्कार किया था। इस 


प्रकार के सम्पक से स्थानीय साधु-संन्‍्यासी और जनसाधारण में नवीन जागरग 
और श्रद्धा का प्रादुर्माव हुआ । 


लोकनाथ के कर एकनिष्ठठ प्रयास के साथ केवल श्री चैतन्य महा प्रम का 
आविष्कार संयुक्त नहीं था बल्कि परवर्तीकाल में आगत रूप गोस्वामी त था 
सनातन गोस्वामी की असीम कमंतत्परता भी उनके कार्य में स 


पुरीधाम में प्रभु श्री चे का हु 


हज तन्‍्य ने रूप और सनातन में शक्ति का संचार करते हुए 
उन्हें ब्रजमंडल में भेज दिया। ये दोनों गोस्वामी शास्त्र के निष्णात्‌ पंडित ये 
साथ ही उनमें परिचालन दक्षता एगं अभिन्नता भी पर्याप्त थी । | इनलोगों 
जागमन के पर्चात्‌ लोकनाथ गोस्वामी का कार्यभार बहुत कम हो ग थ 
पूर्ण की तरह उन्हें वन-प्रान्तरों में दोड़धूप करने का श्रयोजन हो रहा । ा 


२०१ | [ गोस्वामी लोकनाथ 


रूप और सनातन को बुलाकर लोकनाथ ने अपने द्वारा उद्धारित लुप्त 
तीर्थो, का परिचय कराया; शास्त्र और पुराणों के तथ्यों से मिलान कराकर 
तथा उन दोनों मनीषियों से अनुमोदन कराकर उन्होंने नूतन तीर्थों का माहात्म्य 
प्रकटित किया । इस अवधि में अनेकों स्थलों का नव-नव नामकरण भी किया 
गया। परवर्तीकाल में रघुनाथ गोस्वामी की चेष्टा से श्याम कुड और राघा- 
कुड का उद्धार संभव हुआ और इससे साथ ही पूर्ण हुआ सम्पुर्ण ब्रजमंडल में 
तीथं, विग्रह भौर कुडों का माहात्म्य । 

ब्रजमंडल से सम्बन्धित अनुसन्धीत्सु श्री मद नारायण भट्ट नाम के एक 
साधक ने “श्री त्रजनाथ विलास” की रचना की है। इस ग्रंथ में इन्होंने उल्लेख 
किया है कि प्रम॒ श्री चैतन्य के आदिष्ट कर्मो का उद्यापन करते हुए लोकनाथ 
गोस्वामी तीन सी तैतीस वनों और तीर्थों का आविष्कार करने में समर्थ हुए । 
यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि नारायण भट्ट का यह ग्रंथ रचित हुआ था रूप 
और सनातन गोस्वामियों के जीवन काल में ही । ब्रजभूमि से सम्बन्धित किसी 
ग्रंथ का प्रकाशन श्रीचैतन्य के उन दोनों परिकरों के अनुमोदन के अभाव में उस 
समय संभव नहीं था। फल्नत: लोकनाथ द्वारा आविष्कृत लीला-स्थलों की उक्त 


संख्या मोटे तौर पर ठीक ही मानी जायगी । 

तत्पश्चात्‌ गौड़ीय मकत समाज पर बज्राधात हुआ-प्रभु श्रीचैतन्य ने 
अपनी लीला-संवरण किया नीलाचल में। उस समय भकक्‍तप्रवर रघुनाथ दास 
विषांद खिन्न हृदय लेकर वृन्दावन में उपस्थित हुए; उनके नेत्रों से प्रवाहित 
हो रही थी अविरल अश्रुधारा। वहाँ पहले से ही लोकनाथ, रूप, सनातन, 
गोपाल भट्ट और रघुनाथ भट्ट प्रमति अपनी उपस्थिति से भक्ति-प्रेम और साधना 
का आलोक प्रज्वलित कर रहे थे । चैतन्य महाप्रभु के इन प्रतिमावान्‌ परिकरों 
की एकान्तिक साधना और कर्मों के फलस्वरूप पार्थिव-वृन्दावन में स्थापित हुआ 
था नवीनतम भक्ति का एक साम्राज्य + इस पार्थिव वन्दावन के प्रथम ओर 
वरेण्यं पथिक ये गोस्वामी लोकनाथ । 

“बन्दावन में अभी जहाँ पर गोकुलानन्द म्ाश्चम है वहाँ पहले जंगलों के 
मध्य लोकनाथ का कुज था। उसी पथ से होकर थोड़ी दूरी पर, सघन वृक्ष- 
समूहों के पीछे, एक सुनसान घर था। उसे सहज रूप में खोज करना संभव 
नहीं था। विशेष प्रयोजन नहीं रहने के कारण लोकनाथ भी अपने कु ज को छोड़- 
कर कहीं बाहर नहीं जाते। जिनके संधान में वे वृन्दावन आए थे, उसी की 
पुजा-अचना और ध्यान धारणा में उनका अहनिश व्यतीत हो रहा था। उस 


र्‌ ६ /१० 


क्षारत के महान साधक | [ २०२ 


समय समस्त ब्लजमंडल के कर्त्ता, विपन्न मक्तों के सहायक बौर निराश्रितों के 
आश्रय रूप गोस्वामी ही ये । पांडित्य की भीत्ति पर उस समय एक प्रकार के 
जिस वैष्णव विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी उसके कर्णधार तो थे श्री रूप 
गोस्वामी । गोस्वामियों के नव सिद्धान्तों का मूलोच्छेद करने एवं उनके पांडित्य 
परीक्षण हेतु कितने ही दिग्विजयी पंडित आते जिनके साथ विचार-विमशे और 
जय-पराजय का उत्तरदायित्व होता रूप गोस्वामी पर | यदि किसी प्रकार के 
नूतन विधि-निषेध प्रवतित करना होता तो सभी रूप गोस्वामी से ही परामर्श 
ले वौसा करते । इन सभी कार्यों में लोकनाथ अपना समय कमी भी अपव्यय 
नहीं करते, वे तो अह॒निश साधन-भजन ओर देव-सेवा में निमग्न रहते ।” १ 
वुन्दावन और ब्रजमंडल के इन गोस्वामियों में प्रत्येक व्यक्ति एक एक 
प्रदोप्त भास्कर सदृश थे। अपनी प्रतिभा, शास्त्र-विद्या, कृष्छ साधना और 
मजन-निष्ठा के द्वारा उन्होंने जिस भक्ति-आन्दोलन के कैन्द्र की स्थापना को 
थी उसकी यश-प्रमा से आलोकित हो उठा था दिगदिगन्त । 
श्री चेतन्यदेव रा प्रचारित प्रेम-मक्ति धमं के मूल में था मागवत वर्णित 
परम पुरुष रसमय श्रीकृष्ण-तत्व जि 
प्रभति गोस्वामियों ने अपनी पनीषा बोर आप शराब किया था 
उस काल में गौड़ीय साधना थभौर दाशं कता कि न किया था। 
कणों ८ दाशंनिकता के वैशिष्टय में केवल गौडीय 
वष्णव कै जीवन को ही उद्दीप्त और प्रभावित नहीं किया था बल्कि सम्पूर्ण 
का परत बन्दावल रह ई थी प्रेम-मक्ति _साधना हे एक अभिनव दीप- 
के ५ हैं दूर प्रभावी उज्ज्वलता अधिक दिनों तक टिक 
नहीं सकी । प्रमु चेतन्यदेव के लीला-संवरण करने के पश्चात प्रवीण नेत 
नित्यानन्द और अद्व त ने भी अपनी-लीला का संवरण किया कौर इसके पा 
से निर्वा साथ 
ही क्रम-क्रम से निर्वापित हुई वृन्दावन की समस्त दीपशिखा । प्रयाण फरते के 
में सवेश्रथम थे सनातन और तत्पश्चात क्रम से प्रयाण किया पथ. बो 
| हे * रूप और 
स्घनाथ मट्ट न । 
रघुनाथदास गोस्वामी श्री चैतन्य देव के अन्यत्म लीला-परिकर तथा 
उनकी प्रेम भक्ति साधना के एक मूत्त॑ विग्रह स्वरूप थे परन्तु उस समय 
उन्होंने अपने को एकान्त भाव से छिपा लिया था। राधाकुड के समीप निवास 
कर वे कच्छ साधना में तलल्‍लीन हो गए जिससे वुन्दावन के साधक ओर भक्‍त- 
गण उनके पुण्यमय सान्निध्य से वंचित रहे । इस समय में वन्दावन में साधना 
की दीपशिखा प्रज्वलित रखनेवालों में तीन व्यक्ति मुख्य रूप से प्रधान थे--.. 


१, सप्त गोस्वामी : सतीश चन्द्र मित्र । 


२०३ | [ गोस्वामी लोकनाथ 


लोकनाथ, गोपाल भट्ट और श्रीजीव । इनमें श्रीजीव शास्त्रों में निष्णात्‌ और 
विपुल मनीषा वाले थे, इनकी संगठन शक्ति भी अस धारण थी | रूप गोस्वामी 
के तिरोबान के पश्चात्‌ वृन्दावन के भक्ति-साम्राज्य के प्रधान परिचालक और 
व्यवस्थापक यही थे । गोपाल भट्ट अपने पूर्वाश्रम में शास्त्रविद्‌ छुद्धात्मा ब्राह्मण 
थे ही व॒न्दावन आगमन के पश्चात्‌ वैष्णव धर्म की संहिता का निर्माण कर वे 
सबों के श्रद्धास्पद बने । इसी सावंजनीन श्रद्धा और चैतन्य महाप्रमु के मनोनयन 
द्वारा वे प्रतिष्ठित हुए थे गुरु स्थानीय एक महापुरुष के रूप में | इन गोस्वामियों 
के मध्य लोकनाथ सर्वेत्रिय वयोवुद्ध, त्याग-तितिक्षा, भजन-निष्ठा श्लौर मजन- 
सिद्धि की दृष्टि से वरेण्य थे। 

इस बीच प्राय: अद्ध शताब्दी तक वृन्दावन के ग्रोस्वामियों ने अनेकानेक 
दास्त्रग्रथों की रचना द्वारा गौड़ीय वेष्णव धमं की नींव डाली परन्तु गौड़ देश 
में इसका प्रचार उस रूप में नहीं हो सका | गौड़ तो महाप्रम॒ चेतन्य क्री भूमि 
थी। जिस भूमि में उन्होंने सर्मप्रथम निगृढ़ प्रेमघमे के मधुचक्र की रचना की 
थी, क्या उस देश में उनके परिकरों के भक्ति-शास्त्र एगं भक्ति-साहित्य का 
प्रचार और प्रसार नहीं होगा, नवजीवन क्या साधित नहीं होगा ? लोकनाथ, 
श्रीजीव प्रमृति भक्त बहुत चिन्तित और दुखी हो उठ थे इस आशंका से । 

प्रचार और उज्जीवन का कम अत्यन्त दृरूह और दायित्वपूर्ण है। इसके 
लिए तो कमंकुशल और तत्त्वविद्‌ साधकों की आवश्यकता है जो श्षपनी साधना 
और सिद्धि के आलोक द्वारा प्रेमघधम का उद्दीपन कर सके एवं लाख-लाख 
मानवों को परिचालित कर सके अध्यात्म जीवन के पथ पर । 

कुछ समयोपरान्त आशा की एक किरण दिखलाई पड़ी। त्याग, गैराग्य 
और मुमुक्षा की वेदना लेकर वृन्दावन में बारी-बारी से तीन चिह्चित साधक 
उपस्थित हुए जिनके नाम हैं श्रीनिवास, नरोत्तम ओर श्यामानन्‍्द । अपने-अपने 
प्रदेशों का त्याग करके प्राणों के आवेग से उन होंने वृन्दावन में पदापंण किया 
ओर भूल ठित हुए गोस्वामियों के पाद-पद्मों पर | परवत्तींकाल में इन्हीं तीन 
साधकों ने गौड़ीय गैष्णव आन्दोलन का एक नवीनतर अध्याय प्रारम्म किया । 
श्रीनिवास ने यदि बंग प्रदेश की ब्राढ़ में सहस्त-सहस्न भक्तों को आश्रय प्रदान 
किया, श्यामानन्द ने यदि श्रीचैतन्य द्वारा उड़ीता में प्रवत्तित नूतन धर्म को विस्तार 
प्रदान किया तो नरोत्तम ने उत्तर बंग और आतसाम में मक्ति-प्रेम की एक धारा 
ही प्रवाहित कर दी । 

गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षित हो श्रीनिवास धन्य हुए और द्यामानन्‍्द 


ने श्रीजीव गोस्वामी का शिष्यत्व स्वीकार किया परन्तु नरोत्तम के लिए उस 
समय मी दीक्षा-गप्रहण संभव नहीं हो सका कारण कि उनके हृदय में चिर दिनों 


०४ 
झारत के महान साधक ॥ [२ 


से गोस्वामी लोकनाथ की तपःपूत और सिद्धोज्ज्वल र्मत्ति अंकित हो उठी थी । 
बार-बार नरोत्तम उनके चरणों पर लोट कर सिक्‍त कर चुके थे अपने अश्रुजल 
से उनकी कुटिया की मिट्टी को किन्तु लोकनाथ ने अपने कृपा-द्वार का ला 
नहीं किया ! कभी किसी को दीक्षा नहीं देने का उनका दृढ़ संकल्प था और 
अमी मी इस पर आरूढ़ थे । इसीसे नरोत्तम के मानसिक कष्ट की सीमा न रही ५ 
श्रीनिवास, नरोत्तम और श्यामानन्द इन तीन प्रतिमावान्‌ नवीन गैप्णव 
को शास्त्र-शिक्षा को दायित्व लिया था श्रीजीव गोस्वामी ने । रूप जौर सनातन 
के परवर्ती साधक और उनके स्नेह माजन श्रीजीव श्री चंतन्‍्य महाप्रभु के 
अचिन्त्य भेदाभेदवाद के प्रधान प्रवक्‍ता और व्याख्याता थे। इसके अतिरिक्त 
ब्रजमंडल के वौष्णव-गोष्ठी के नायक और प्रधान परिचालक के रूप में भी वे 
चिह्नित थे। प्रतिमावान्‌ नवागत शिष्य-त्रय असीम श्रद्धा और निष्ठा के साथ 
उनके समप्प मक्ति-प्रेम धर्म का शास्त्रीय तत्व अध्ययन कर रहे थे । 
शिक्षा गुरु श्रीजीव गोस्वामी की इन तीनों प्रतिमावान्‌ और त्यागी शिष्यों 
को प्रभु चेतन्य के धर्म प्रचारार्थ नियोजित करने की प्रबल इच्छा थी परन्तु 
नरोत्तम के कारण बाधा उपस्थित हो गई । दीक्ष।-ग्रहण नहीं करने के कारण 
वे वृन्दावन की भूमि पर एक कदम मी अग्रसर नहीं हो सकते थे । उन्होंने मन 
ही मन गोस्वामी लोकनाभ को गुरु रूप में वरण किया था परन्तु उनकी कृपा 
प्राप्ति के कोई लक्षण श्रभी तक परिलक्षित नहीं हो रहे थे । 


श्री जीव एवं व॒न्दावन कै अन्य विशिष्ट वेष्णव-साधुगण अपने ऊपर गुरुतर 
कार्यमार का उत्तरदायित्वःसमझत्ते थे ओर यह भी समझते थे कि नरोत्तम जैसे 
प्रतिमावान्‌ नवीन साधु की चेष्टा के अभाव में गोड़ीय वैष्णव साधना और 
शास्त्र तत्व का प्रचार सफल नहीं हो सकता। अतएव सवों ने मिलकर 


लोकनाथ गोस्वामी पर दवाब डाला और अनुनय विनय करते हुए कहा कि 
वे यदि कृपा न करेंगे तो नरोत्तम पर नव कल्पित कार्यभार सौपा 


सकता । उनके समीप दीक्षित होने पर ही वे व न्‍्दावन फक्ला परित्याग कर 
सकते हैं भयवा नहीं । एकान्त तपस्थारत और निगृढ़ भजनानन्दी लोकनाथ 
का एक मात्र कथन यह था कि इस जीवन में अब वे शिष्य ग्रहण का दायित्व 
अपने ऊपर न लेंगे और इस सबंध में पुृव॑ से की गई प्रतिज्ञा को वे किसी 


भी परिस्थिति में मंग न करेगे । 
नरोत्तम राजशाही जिले के पद्मा तीरस्थ खेतरी ग्राम के निवासी थे । 
इनके पिता कष्णानन्द मजुमदार एक प्रभावशाली जमीन्दार थे | वे राजा की 
उपाधि से विभूषित थे और उनके पास था लक्ष-लक्ष मुद्राओं का विशाल व भव 


२०४५ | [ गोस्वामी लोकनाथ 
उनकी माता नारायणी देवी एक अत्यन्त धम्ंप्राणा महिला थीं। दीघं समय तक 
नि:सनन्‍्तान रहने के कारण उन्होंने धनेक ब्रत, अनुष्ठान और पृुजा अच॑ना 
की और प्रमु-कृपा से नरोत्तम जैसा पुत्र उनकी कोख से उत्पन्न हुआ | शुभ 
और सात्विक संस्कारों को लेकर नरोत्तम उत्पन्न हुए थे और बाल्यकाल से ही 
उनमें त्याग, वेराग्य मौर धमंपरायणता परिलक्षित हो रही थी । विशेषकर वे 
चतन्य महाप्रभु के जीवन और आदश से उद्दीप्त हुए थे। एतावता पिताके राज 
प्रासाद के अतुल वमव, धन, ए श्वयं और भोग विलासमय जीवन को तिलांजलि 


दे निकल पड़े मुक्ति संधान हेतु । 

वृन्दावन के आगवन के पश्चात्‌ श्रीजीव गोस्वामी के स्तेह और आशीर्वाद 
को प्राप्तकर नरोत्तम का जीवम धन्य हुआ । उनके प्रताद स्वरूप ये वेष्णव शास्त्र 
तत्व के पूर्ण ज्ञाता हो गए। श्रीजीव को इस बात की जानकारी थी कि नरोत्तम 
उत्तर बंग के राजतुल्य जमीन्दार की संतान हैं और वे प्रचुर वैभव के. 
उत्तराधिकारी भी हैं। इसी कारण वे नरोत्तम को इतना स्तेह करते थे, एं सी 
बात नहीं थी । नरोत्तम तो जन्मजात वैरागी थे, राजतुल्य वैमव को तिलांजलि 
देने की शक्ति उनमें थी । वे एक प्रतिमावान्‌ नवीन शाछ्त्र विद, कृच्छ ब्रती 
और भजन निष्ठ साधक थे और इसीलिए श्रीजीव का उनपर इतना स्नेह था । 
इस नवीन और कृपापात्र साधक से उन्हें अनेक आशाएँ थीं। अनेक भगवत्कारयों 
का उत्त रदायित्स वे इनपर सौंपना चाहते थे । यही कारण था कि श्रीजीव ने 
ठोक-ठोक कर इनकी रचना की और इन्हें परिचित कराया श्रेष्ठ साधुओं से । 


श्रीजीव की कृपा और स्तेह को प्राप्तकर अब नरोत्तम के मीतर गोस्वामी 
लोकनाथ से दीक्षा-ग्रहण करने की कामना जगी कारण कि इस दीक्षा-लामभ के 
पश्चात ही उक्षका जीवन कृता्थ होगा । इसके लिए नरोत्तम ने प्रत्यक्ष और 
परोक्ष रूप से अनेक चेष्टाएं की परन्तु परिणाम कुछ भी नहीं निकला ॥ यदि 
एक ओर लोकनाधथ प्रभ्‌ की प्रतिज्ञा अटल थी तो दूसरी ओर भक्त नरोत्तम ने 


भी अन्य किसी से भी दीक्षा-ग्रहण न करने का ब्रत ले रखा था। 
नरौत्तम ने दीक्षा के सम्बन्ध में स्थिर किया कि वह अब इसके लिए घोर- 


ब्रत लेगा | वृन्दावन के किनारे एक निभृत अरण्य में लोकनाथ का कुज था, 
उस कुज के समीप ही नरोत्तम ने भजन और साधना हेतु एक झोपड़ी का 
निर्माण किया । दिवा-रात्रि का अधिकांश भाग वे जप-ध्यान में ही व्यतीत करने 
लगे, मात्र कुछ समय श्रीजीव के सान्निध्य में शास्त्रों के अध्ययन में अतिवाहित 
करते । शेष समय चिर आकांक्षित गुरु-मृत्ति के ध्यान में निमग्न रहा करते | 
वे कमी भी अल्पमाषी और तपस्थारत लोकनाथ गोस्वामी के समीष वहीं 


मारत के महान साधक ] [ २०६ 


फटकते, कथा-वार्त्ता तो दूर की बात हुई। मृदु स्वर में इष्टनाम में निमज्जित ही 
वे उनकी कुटी की चारो ओर चहलकदमी करते । उनकी सबंदा चेष्टा यही रहती 
कि मजनशील लोकनाथ को कोई उनकी निर्दिष्ट दिनचर्या में व्यवधान न डाले । 
कुछ दिनों तक तो यह क्रम चला, तत्पश्चात्‌ नरोत्तम ने गुरु-सेवा की 
एक नृतन प्रणाली सोची । ब्राह्म बेला में उठकर लोकनाथ शौचादि के लिए 
निकटस्थ वन में एक निर्दिष्ट स्थान में जाया करते॥ नरोत्तम ने निश्चय किया 
कि अब से वे गुरु के मंगीं के रूप में कार्ये करेंगे। इससे एक ओर वृद्ध गुरु की 
परिचर्या होगी और दूसरी ओर अपनी अहंता का विनाश भी द्वोगा। वे तो 
उत्तर बंग के एक श्रेष्ठ जमीन्दार के पुत्र ये जिन्हें भरमी तक अपने देश में राज- 
तुल्य सम्मान प्राप्त था और जिनका जीवन अकल्पनीय भोग विलास में ही 
व्यतीत हुआ था। लोगों से प्राप्त राज-सम्मान जनित अहंता रूपी ग्रंथि को 
अपने अंदर से समाप्त करना अत्यावश्यक था परन्तु इस त्याग और गेराग्यमय 
जीवन के द्वारा' उसका उच्छेदन एकवारगी संभव नहीं होगा, वह तो सूक्ष्म रूप 
में अवशिष्ट रहेगी ही । वृन्दावन आने पर उन्होंने मंदिरों के पुजारी और 
साधुओं के जीवन का सुक्षेपेक्षण किया और उनसे मिलकर उनके पूर्वाश्र मों की 
जानकारी प्राप्त की। उनमें से बहुतों का सम्मान भी किया और उनलोगों 
ने इन्हें मार्ग भी बतलाए। क्‍या इसके फलस्वरूप उनके श्लन्दर कुछ सुक्ष्म प्रति- 
क्रिया नहीं हुई ? नहीं; इसवार गुरु के मंगी का कार्य कर एतद्वारा अपनी 
अहंता के विनाश का उन्होंने निश्चय किया। 
उन्होंने अपने संकल्पानुसार कार्य प्रारम्भ कर दिए। प्रत्येक दिन चार 
दण्ड रात्रि रहते ही वे निदिष्ट वन की सीमा पर उपस्थित हो उस स्थान को 
कंटकशुन्य करते, झाड़ू लगाते और प्रेमपूर्मक उसे लीपते। निकट में ही एक 
पात्र में सद्य: उपनीत जल रख देते । तत्पश्चात्‌ एक तरफ उस झाड़ को रखकर 
वे वहाँ से खिसक जाते । उसके बाद कुछ समय बीत जाने पर वे पुनः उपस्थित 
होकर कुदाली से उस स्थान को मल-मुक्त करते। इस प्रकार अन्तराल में 
आत्मगोपत करके नरोत्तम दिनानुदित अपनी गुरु-सेवा का काये चलाते रहे । 
प्रथम दिन लोकनाथ गोस्वामी ने समझा कि हो सकता है कोई व्यक्ति 
उनकी सेवा करना चाहता है। सोचा, स्थानीय वनवासियों में से अनेक उन्हें 
साधु-महात्मा के रूप में जानते हैं। संमव है किसी के मत में इस वृद्ध साधु की 
सहायता करने का माव जगा हो और उसी ने ऐसा किया हो । इस प्रकार मास 
पर मास व्यतीत«होने लगे और अब वर्ष पुरा होने पर आया । सदा कृष्ण-माव से 
मावित और आत्म-विस्मरण बाले गोस्वामी लोकनाथ को एक दिन भकस्मात्‌ 


२०७ |] [ गोस्वामी लोकनाथ 


एक धक्का लगा। विचार किया---“मेरी भोर से तो बड़ा गहित काय हो रहा 
हे । प्रती त होता है कोई भक्त साधु-सेवा की भावना से प्रेरित होकर भंगी का 
यह कार्य सुगमतापुवंक कर जाता है परन्तु मैं स्वेस्व त्याग के पदचात्‌ संन्यास 
घारण कर, क्ृष्ण-भजन में तल्‍लीन रहा करता ह'। अतएव मैं किस प्रकार इस 
सेवा को ग्रहण करूगा ? किस प्रकार इस पाप में अपने को लिप्त करूँगा ? 
नहीं-नहीं, यह हो नहीं सकता। निश्चय ही आज इसका कोई उपाय 
ढू ढना होगा ।” 

रात्रि व्यतीत होने में कभी पाँच छः दंड बाकी हैं, उसी समय लोकनाथ 
ने वन के उस निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर समीप के एक वक्ष की श्रोट में अपने 
को छिपा लिया। कुछ क्षणों के उपराप्त एक मानव आकृति वहाँ पर दिखलाई 
पड़ी । उस समय सारा जंगल अंधकार में डबा हुआ था और कहीं भी मनुष्य 
दिखलाई नहीं पड़ रहा था। लोकनाथ ने पुकार कर कहा---“तुम कौन हो भौर 
इस समय वहाँ पर तुम क्‍या कर रहे हो ? क्या तुम्हें मय नहीं लगता, बोलो ? 
आओ मेरे समीप ।”” उस मनुष्य की ओर से कोई शब्द नहीं, वह चुपचाप धीरे- 
धीरे उनके समीप आकर उनके चरणों पर लोट गया । 

उस समय भी घनघोर अंधकार था अतएवं उस चरण-लुठित व्यक्ति के 
खड़े होने के पश्चात्‌ भी लोकनाथ गोस्वामी उसे पहचान न पाए। अब उन्होंने 
सहज भाव से पूछा-- “तुम कौर हो भाई ? उस व्यक्ति ने नतसिर हो उत्तर 
दिया--मैं हे नरोत्तम ।” विस्मय के स्वर में गोस्वामी लोकनाथ बोल उढे-- 
“वतो क्‍या तुम्ही प्रतिदिन यह काये करते हां ?! “यदि आपको कोई विध्न न हो 
तो मैं कुछ सेवा करना चाहता हैं, प्रभू इसकी आज्ञा प्रदान करें ।! 

'राणतुल्य जमीन्दार के पुत्र होकर तुम इस प्रकार एक भंगी का कार्य 
करते हो मेया। नहीं, नहीं यह उचित नहीं है नरोत्तम । मैं यहाँ से चला 
जाऊंगा ।' व्याकुल हो बोल उठे लोकनाथ । 

प्रमो, मैं तो अत्यन्त कंगाल, आश्रयहीन ओर अपात्र हैं । आपके घरणों 
में मैंने अपता आत्म-समपंण किया है ओर आपको छोड़ मेरी दूसरी गति भी 
महीं हैं । अन्ततक मुझे यह सेवा करने की अनुमति प्रदान करें ।” काकु के द्वारा 
ज्ञापित किया नरोत्तम ने। हुं! कहकर गोस्वामी लोकनाथ सहसा गंभीर हो 
गए और निनिमेष दृष्टि से करुणा प्रार्थी तरुण भक्त की ओर देखते रहे । 

नरोत्तम के हृदय में इसबार थोड़ा साहस जगा। करबद्ध हो उन्होंने 
गोस्वामी से प्राथंना की - प्रभु, मेरा जन्म राज-परिवार में हुआ था परन्तु 
सांसारिक सुख कमी भी मुझे तृप्ति नहीं प्रदान कर सका। क्ृष्ण-कृपा का तथा 


भारत के महान साधक ] [ २०८ 


महाप्रभु की कृपा का लोभ मुझे बह पकड़कर बाहर खींच लाया है। लेकिन 
वुन्दावन धाम आने पर भी मजन का सहज मार्ग प्राप्त नहीं हुआ भोर बार-बार 
पत्थरों पर माथा पटक कर रह रहा हूँ । गुरु-कृपा के अमाव में महाप्रभु को कुपा 
और इष्ट-कृपा मिल नहीं सकती । आपके चरणों पर अपने को उत्सगं करके 
अपेक्षा की आशा में हों । यदि आप निर्देय हो जायेगे तो यह काया वृन्दावन की 
धूल को विसर्जित होगी ।' 
अब लोकताथ गोस्वामी भीतर से विगलित हो उठे, आँखें करुणाद्र हो 
उठी । म॒दुस्वर में अपने मन में कहने लगे- 'नरोत्तम मैं जानता हूँ कि तुम 
महाप्रमु के निजी जन हो औौर तुम उनकी कृपा के अधिकारी भी हो । उनके 
पवित्र कार्यों के लिए तुम एक चिक्तित पुरुष हो परन्तु वत्स, बताओ तो मैं 
अपनी प्रतिज्ञा स्वयं कंसे भंग कर सकताहूँ ? भगवान्‌ कष्ण ने मुझे एक 
कठिन परीक्षा में डाल दिया है ।' 
नरोत्तम ने लोकनाथ के चरणों में साप्टांग प्रणाम कर एक दीघ॑ नि:श्वापत 
छोड़ा और नतसिर हो शर्न-शने: वहाँ से प्रस्थान कर गया। लेकिन दूसरे ही 
दिन देखने में आया कि नरोत्तम की ३ पक पीड़ा फलवती हुई । प्रतिदिन 
की कुज परिक्रमा समाप्त कर ज्यों ही नरोत्तम अपनी भजन-कुटी में लौटे कि 
उसी समय लोकनाथ ने उन्हें अपने समीप बुलाया । उस समय गोस्वामो 
लोकनाथ के मुख पर और उनकी आँखों में प्रसन्नता की आमा विद्वर रही थी । 
नरोत्तम के हृदय में नवीन आशा बेधी और उसने अनुभव किया कि हिमालय 
की वफ शनः-शर्ने: पिघल रही है तथा इस बार वह शतधाराओं में प्राणदायिनी 
निश्चेरिणी के रूप में प्रवाहित होगी । 
इसके अनन्तर एक दिन लोकनाथ नरोत्तम को अपने भजन कञ में 
लाए और उससे कहने लगे-- 'मेरे समीप तुम्हें कतिपय शपथ लेते पडेगे । जज 
से तुम भोग विलास से कोई सम्पंक न रखोगे। यहाँ तक कि उसकी भावना भी 
तुम्हारे अन्दर नहीं आनी चाहिए। तुम्हें आज से आजन्म ब्रह्मचारी रहना 
पड़ेगा।” वराग्य-साधना के जिन कठोर ब्रतों का लोकनाथ एकान्त भाव से 
पालन कर रहे थे उन सबका इस प्रकार कथन करने में उन्होंने एक मूहत्त का 
भी विलम्ब नहीं किया । 
करुणा विगलित स्वर से लोकनाथ ने कहा--वत्स नरोत्तम यथार्थ में तुम 
नरोत्तम ही हो। तुम ज॑से योग्य शिष्य के निमित्त ही कृष्ण ने मेरी प्रतिज्ञा मंग 
कराई। मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा । आगामी श्रावणी पूणिमा को तुम्हेँ इष्टमंत्र की 
दीक्षा दी जाएगी ।' आनन्द से आत्महारा नरोत्तम तत्क्षण भूलु ठित हुआ लोकनाथ 
के चरणों पर और तत्पश्चात्‌ इस सुसंवाद को ज्ञापित करने हेतु दीड़ पड़ा श्रीजीव 
एक अन्य वैष्णम साधकों की भजन कुटी की ओर। चिर वांछित दीक्षा 


२०६ | [ गोस्वामी लोकनार्थ॑ 


प्राप्ति नरोत्तम को हुई श्ौर इस बार वह सोत्साह सद॒गुरु की सवंतोंमावेन 
सेवा में समपित हुआ । इसके साथ-साथ गुरु उपदेशानुसार वह अन्‍्तरंग प्रेम* 
साधना में क्रमश: अग्रसर होने लगा। 

नरोत्तम की धारणा थी कि गुरु की अजित साधना और सिद्धि के उत्तरा- 
घिकारी होने के लिए गुरु के साथ एकात्मता स्थापित करनी होगी जो सेवा 
और परिघर्या के माध्यम से ही संभव है। आत्मिक साधना के इस मूल सुत्र को 
ग्रहण कर वे तत्क्षण आप्राण चेष्टा द्वारा उस ओर अग्रसर हुए। नरोत्तम की 
गुरु सेवा और परिचर्या की यह कथा कालास्तर में सम्पुर्ण ब्रजमंडल में चर्चा का 
विषय बनी । 

यदि शिष्य नरोत्तम को विराट शुद्ध सत्व का आधार प्राप्त था तो गुरु 
लोकनाथ गोस्वामी ब्रजरस के एक सिद्ध महात्मा थे, ततःपर वे थे दिव्य करुण- 
धारा के एक विराट उत्स-स्वरूप । तभी तो ग्रुरु-्रृपा एकवारगी अजम्न रूप 
से प्रवाहित होने लगी शिष्य पर । ब्रजरस की जिस निगूढ़ साधना का अनुशरण 
कर वे सिद्ध हुए थे उसका रसास्वादन उन्होंने यत्नपुवंक अपने एक मात्र छिष्य 
को कराया। 

नरोत्तम अब एक साधारण नर नहीं रहे, तपबल ओर गुरु-कृपा से वे 
देव-मानव बने और इसके साथ ही व॒न्दावन के पथ-घाट, देव-मंदिरों में 
जो इनके तपः सिद्ध एवं आनन्द मूत्ति का एक बार भी दर्शन करता उसका 
सिर संभ्रम और श्रद्धा से अवनत हो जाता । 

 श्रीजीव गोस्वामी नरोत्तम को पुवंबत स्नेह करते रहे । लोकनाथ के 

साब्निष्य में उनकी कृपा-दीक्षा के उपरान्त नरोत्तम ने जिस निगृढ़ ब्रजरस को 
साधना में पारगामिता प्राप्त की वह उनसे छिपी नहीं रही । गोस्वामी 
एवं सिद्ध महात्माओं की मंडली में श्रीजीव ने नरोत्तम को ठाकुर! की उपाधि 
से विभूषित करने का प्रस्ताव रखा । इसके बाद गौड़ीय वेष्णव समाज में इन्हें 
गुरु का स्थान प्राप्त हो, इसी उद्देश्य से उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा। सभी ने 
आनन्दपूर्णमक अपनी सम्मति प्रदान की और अब से साधु नरोत्तम को संज्ञा 
नरोत्तम ठाकुर हुई। उस समय वृन्दावन में ठाकुर कहने से लोग वरेण्य गैष्णव 
साधक नरोत्तम को समझते ये । नरोत्तम की इस स्वीकृति और मर्यादा के 
भीतर से सिद्ध महात्मा लोकनाथ गोस्वामी के अवदान का श्रकृत माहात्म्य 
ही साधक-समाज में प्रस्फुटित हो उठा था । 

कालक्रम से लोकनाथ जराग्रस्त और स्थविर होकर शय्याग्रस्त हुए और 


२७/१० 


,...... : [ २१० 
भारत के महान साधक | 


जा-अर्चना की पूर्ण प्रणाली का पूर्णरूपेण निर्वाह अब उनसे व संमव न रह 
यहाँ. कि जप की पूर्ण निर्धारित संख्या भी अब पूण नहीं हो । फिर 
स्वावलः की वे पूर्ण मूत्ति थे, किसी की भी अपेक्षा करना वे नहीं चाहते थे । 
स्व ातो इतनी सेवा करते थे, फिर मी वे परवश नहीं हुए के हे नरोत्तम को 
गह-परत्यागमन की व्यवस्था देते समय भी अम्लान नहीं से उन्ह कि कि 
की अनुमति दी और उसके साथ ही कमी ग्रहण न किया किसी अन्य क 


शिष्य रूप में । इस प्रकार एकमात्र नरोत्तम को ही सौमाग्य प्राप्त हुआ उनके 
शिष्य कहलाने का । 


लोकनाथ की एक और विशेषता थी। वे अपनी कथा कभी किसी से 
किचित मी नहीं कहते । किप्ती प्रकार से अपना गुणगान उन्हें नापसन्द था। 
उन्होंने किसी शास्त्र-ग्रंथ की भी रचना नहीं की फिर भी रूप, सनातन ओर 
गोपाल भट्ट प्रमति गोस्वामी गण के साधना तत्व के अनेक सारांश उनके निकट 
ग्रहण किए जाते थे । 


व्‌ दावन में जब कृष्णदास कविराज सभी भक्तों के उपदेश ओर सहायता 
के निर्मत्त अपने विख्यात ग्रंथ श्री चेतन्‍्य चरितामृत, की रचना कर रहे थे 


उस समय लोकनाथ ने भी उन्हें अनेक प्रकार से सहायता प्रदान की परन्तु उस 
ग्रंथ में अपने प्रसंग के किसी भी उल्लेख की उन्होंने बार-बार वर्जना की और 
यही कारण है कि उस विराट ग्रंथ में उस युग के जिन अनेकानेक कथा और 
घटनाओं को अपने नेत्रजल की कालिमा से लिपिबद्ध किया गया, इनमें लोकनाथ 
की कोई चर्चा तक नहीं। उस युग में गोस्वामियों के मध्य लोकनाथ को छोड़कर 
अन्य किसी ने इतना आत्म-गोपन नहीं किया । लोकनाथ गोस्वामी के जीवन 
काल में किसो भी लेखक में इतना साहस न था कि वे अपने ग्रंथों में उनसे 
संबंधित किसी भी कथा का आलेख करते और यही कारण है कि लोकनाथ के 
अनेक चारित्रिक तथ्य लोकचक्ष से ओझल रहे। लोकनाथ के सद्‌श निस्पृह, 
सवेस्वत्यागी महापुरुष अत्यन्त विरल हैं । 
व्‌ दावन के गोस्वामियों की प्रतिमा, उत्साह और कमेनिष्ठा के फलस्वरूप 
अनेकानेक वेष्णव शास्त्र रचित और संग्रहीत हुए । गौड़ देश में इन अमूल्य शास्त्र 
सम्पदाओं को भेजने का निर्णय श्री जीव गोस्वामी एवं अन्य उच्चकोटि के 
साधुओं ने लिया और इस काय॑ के सम्पादन का उत्तरदायित्व लिया श्री जीव 
के तीन प्रतिभाधर शिष्य श्रीनिवास, नरोकत्तम और श्यामानन्द ने। इसके लिए 
उपयुक्त यान-वाहन और रक्षादल की व्यवस्था को समस्या उठी । उस समय 
लोकनाथ गोस्वामी की आयु प्रायः १०० वं थी। व्‌ दावन के वे प्राचीनतम 


२९१ ] [ गोस्वामी लोकनाथ 


सिद्ध पुरुष थे । उनके कुज में आकर श्री जीव ने उनसे प्रस्ताव किया-'श्रीनिवास 
और श्यामानन्द के साथ मैं नरोत्तम को भी गौड़ देश भेजना चाहता हु। इस 
प्रकार के कठो रतपा भक्त और साधक ही व॑ष्णव घर्मं और वैष्णव शास्त्र का 
सम्यक प्रचार करने में समर्थ हो सकते हैं। महाप्रभु के द्वारा आरब्ध कार्य 
सम्पादन हेतु इनका गौड़ जाना प्रयोजनीय है ।”” 

इस श्रस्ताव का सोत्साह समथेन करते हुए गोस्वामी जी ने कहा-'श्री जीव 
तुम्हारी इस व्यवस्था से महाप्रभु के काये की सिद्धि होगी और उसके साथ 
जीवों का कल्याण भी साधित होगा । यह तो भरत्यन्त आनन्दद्ायक संवाद है । 
नरोत्तम को गौड़ जाने की अनुमति मैं अवश्यमेव दूगा।” विदा-वेला में अपने 
प्राणाधिक शिष्प्र से गोस्वामी जी ने कहा --“वत्स नरोत्तम, मैं तुम्हें प्राणभर कर 
आशिववाद देता हु कि तुम्हारा यह नूतन ब्रत सुसम्पादित हो। तुम तो मेरे 
एक मात्र सार्थकनामा शिष्य हो । जब जहाँ रहो विषय-वासनाओं को सम्पूर्ण 
रूपेन वर्जित रखना उससे दूर ही रहना | भजनानन्द भौर अप्टप्रहर की लीला 
के अनुध्यान में ही अपना दिन यापन करना ।! 

आसक्न विछोह की कथा का स्मरण करके नरोत्तम शोकाकुल हो उठे 
और उनके कपोलों पर अविरल अभ्रधारा प्रवाहित होने लगी। उन्हें श्त्ोधन 
देते हुए लोकनाथ ने पुनः कहा - “वत्स, अपनी चिरकालीन प्रतिज्ञा भंग करते 
हुए मैंने तुम्हें अपना शिष्य बनाया था । तुम्हारी भक्ति और पुण्य के कारण ही 
मेरी प्रतिज्ञा भंग हुई। तुम्हारी कृतविद्यता और साधनोज्ज्वला बुद्धि देखकर मैं 
परम प्रसन्न हु । मेरे जो दिन अब भवशिष्ट बचे हैं उनमें मैं अब किसी को 
अपना शिष्य नहीं बनाऊँगा । मेरी शिक्षा-दीक्षा भर साधना-प्रदीप को अकेले 
तुम्हीं प्रज्जलित रख सकोगे ।” 

करबद्ध हो कातर कंठ से नरोत्तम ने कहा--प्रभु, आशिवईद हें, गौड़ 
देश के कमं-ब्रत के अन्तराल में यह श्रधम आपके चरणों का दशंन यदा-कदा 
कर सके ।' स्पष्ट शब्दों में गोस्वामी लोकनाथ ने कहा--“नहीं वत्स, अब 
वन्दावन आने की आवश्यकता नहीं है। मेरी और तुम्हारी यह अंतिम मेंट 
है ।” गुरु-गत-प्राण नरोत्तम के मस्तक पर मानो कोई वज्ञाधात हुआ हो हि 
तत्क्षण मूच्छित होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े । कुछ क्षणोपरान्त बाह्य-शान लौटने 
पर गुरु चरणों पर श्रणिषात करके उनसे (क्षा स्वरूप चरण-पादुका द्य की 
उन्होंने याचता की | इस प्रकार इन पादुकाओं को अपने सिर पर धारण कर 


वे निष्क्रान्त हुए वृन्दावन से । 
इस घटना के पदचातु तपःसिद्ध महापुरुष गोस्वामी लोकनाथ किक दिनों 


मारत फे महान साधक ] [ २१२ 


तक जीवित न रह सके । अनुमानत: १४५८८ ई० में चिर वियोग की वह पूर्व 
निर्धारित बेला आ पहुची । अपने इष्टदेव श्रीराधा विनोद की विजयिनी मुत्ति 
की ओर अपने सजल नेत्र-द्वय को निबद्ध करके चिर दिनों के लिए उन्होंने अपनी 
नर-लीला का रूपक समाप्त किया और इसी के साथ महाप्रभु चैतन्य द्वारा 
वन्दावन में नवोज्जीवन हेतु स्वहस्त प्रज्वलित आलोक-वर्तिका भी निर्वापित 
हो गई । 

हक 


यामुनाचार्य 


नं पशम शताब्दी का तृतीय पाद । दक्षिण के पाण्डय राजा की राज-समा 

में इस समय आचाय॑ विद्वज्जन कोलाहल के प्रवल प्रताप की धूम मची हुई है । 
राजा की इस पंडितराज के प्रति असीम श्रद्धा है और उन्हें वे गुर सदृश आदर 
करते हैं। देश-विदेश के श्रेष्ठ शास्त्र वेत्ताओं को आमंत्रित कर वे बुलाते ओर 
अपनी राज-समा में आवचाय॑ कोलाहल के साथ उनकी शास्त्र चर्चा करवाते । 
इस शास्त्र-चर्चा में पांडय-राज के उत्साह की कोई सीमा नहीं थी। राज्य के 
गुणीजन आमंत्रित होकर वहाँ पधारते और वहीं समा-स्थल में सबके समक्ष 
चलता तकपूर्ण शास्त्रों का खंडम और मंडन । 

शस्त्राथ के प्रत्येक क्षेत्र में शक्तिधर और कुशाग्रबुद्धि आचाय॑ कोलाहल 
की विजय परिलक्षित होती | सभा-समापन के पश्चात्‌ राजा अपने सम,-पंडित 
के गले में सादर माल्यापंण करते ओर उसके साथ ही उन्हें अपने राजकोष से 
प्रदान करते प्रचुर धन राशि | इतना ही नहीं, राज-नियम के अनु &प पराजित 
पंडित आचाय॑ कोलाइूल के सामनन्‍्त पंडित के रूप में परिणत होते और प्रति 
वर्ष वे सम्राट्‌ को सम्मान और दक्षिणा अपित करते । 

उस दिन अपने मवन में उपविष्ट आचाय॑ कोलाहल अपने हिसाब की 
खातावही देख रहे थे । हठात्‌ वे गंभीर हो गए और उन्होंने अपने भार-प्राप्त 
शिष्य वन्‌ूजी को बुलाया । 

रुष्ट-स्वर में आचाय॑ ने कहा--'वन्‌ूजी, तुम इतने अकमंण्य हो, इसका 
मुझे पता नहीं था। क्‍या तुम्हें मालूम है कि विगत तीन वर्षों से पंडित 
भाष्याचायं मेरा वाधिक सामस्त कर नहीं दे रहे हैं ? 

हिसाब की खाताबही की ओर दकपात करते हुए शिष्य वन्‌जी निरुपाय 
होकर अपने मस्तक को खुजलान लगे, तब आचार ने क्ुढ्ध होकर कहा -'सुनो, 
तुम कल ही भाध्याचाये के घर जाओ और बकाये राशि के एक-एक पैसे क। 
भुगतान कराकर लेते आओ, नहीं तो मेरे यहाँ तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं ।' 

जैसी आज्ञा । कई वर्षों से अनाज नहीं उत्पन्न ही रहा है, ऐसा कहकर 


| २१४ 
झारत के महान साधक ) [ 


भाष्याचाय अपना पाठना बकाया रखे हुए हैं। मैं तो बार-बार उन्हें तगादा 
करता हूँ परन्तु परिणाम कुछ नहीं निकलता । 
<एक परिणाम तो अवश्य हुआ है। इधर जाके देखों, इस मोहल्ले के 
लोगों ने इस बीच यह कहना प्रारम्म कर दिया है. कि आजकल भाष्याचाय 
सामनन्‍्त कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं, समव है राजपंडित दिग्विजयी कोला- 
हल की वश्यता से मुक्त हो गए हैं।' 
दूसरे दिन अपने गुरु के प्रतिनिधि स्वरूप वनूजी भाष्याचाय की चतुष्पाटी 
में उपस्थित हुए परन्तु आचाय॑ दुसरे गाँव में अपने एक द्विष्य के यहाँ गए हुए 
थे और वे दूसरे दिन लौटेंगे । प्रवीण छात्रगण कहीं घूमने चले गए हैं और 
और चतुष्पाठी में आचायं के आसन के समीप शास्त्न-पाठ में रत है एक द्वादश 
वर्षीय वालक, यामुन । 
गृह-प्रवेश करते हुए रुक्ष स्वर में वनजी ने श्र 
तुम्हारा गुरु कहाँ भाग गया है, बोलो तो ? ! 
'आप कौन हैं ? इतने कर्कंश स्वर में क्‍यों बोलते हैं? आचाये पलायन 
कर कहाँ जायेंगे? और किसके मय से ?” ऋद्ध स्वर में उत्तर दिया यामुन ने । 
“राजपंडित विद्वज्जन कोलाहल का शिष्य मैं वनजी पंडित हूँ । तुम्हारे 
गुरु तीन वर्षों का बकाया सामन्त कर खाकर बेठ गए हैं। जान लो, इस राशि 
का भुगतान नहीं होने पर राजाज्ञा से तुमलोगों की थह चतुष्पाठी बंद हो जायेगी ।' 
छात्र बालक यामुन का शरीर उस समय क्रोधावेग से थर-थर काँप रहा 
था। उसने दढ़ स्वर में उत्तर दिया--'देखो वन्‌जी, मेरे समझने में अब कुछ 
शेष नहीं रहा । तुम्हारे आचाय॑ दिग्विजयी पंडित हैं, विद्वज्जन-कोलाहल की 
उपाधि उन्हें है परन्तु उनके भीतर विद्या नाम की वस्तु बिल्कुल नहीं है। उनके 


छात्र तुम तो निरे मूर्ख हो, यह तो तुम्हारी वाणी और वचन-भंगिमा से ही 
स्पष्ट होता है । 


न किया--अरे छोकड़े, 


'छोकड़े, तुम्हारी यह धृष्टता ! मेरे समक्ष तुम अनाप-शनाप बोले जा 
रहे हो । आचाये॑ कोलाहल कौन हैं, उनका क्‍या प्रताप है यह तुम्हें मालूम नहीं, 
तुम्हारे गुरु इसे जानते हैँ। अच्छा, मैं जाकर यह कहे देता हु । इस चतुष्पाठी 
को मैं मिट्टो में मिलाकर छोड़ गा । 


तुम्हारे सामथ्यं में जो हो, तुम जाकर करो। परन्तु यह जान रखो कि 
तुम्हारे गुरु विद्याहीन हैं, मेरी यह बात परम सत्य है | 

“इसका तात्पयं ?” क्रोधावेश में आघात हेतु खड़े हो गए वनजी । 

'विद्या से अखंड ज्ञान होता है, समदर्शिता आती है और विनय होता है । 


२१६ | | थामुनाचार्य 


वह स्वंभूतों को स्नेह और प्रेम के बंधन में बाँध देती है । लेकिन तुम्हारे आचाय॑ 
के पास वह विद्या नहीं है। मूर्ख और सुनोगे | विद्‌ तो आत्मज्ञान का आलोक 
है, ईश्वरीय आलोक है; जिन्होंने इस आलोक को प्राप्त किया है बे हो हैं 
विद्वान्‌ । तुम्हारे आचार्य हृतमाग्य हैं, कूट ताकिकता की वंजर भूमि में केवल 
हाँफ रहे हैं ।' 

विक्षिप्त की भाँति वन॒जी चतुष्पाठी से बाहर निकल घृणित भाषा में 
चिल्लाकर गाली बकने लगे । 

अब बालक छात्र यामुन प्रांगण में भा खड़ा हुआ और दृढ़ तथा संयत 
स्वर में बोल उठा- वनूजी सुनो ! तुम्हारे गुरु के अंध अहंकार और औरद्धत्य 
को मैं समाप्त कर दूगा, मैं यह संकल्प करता हूँ। शाह्तत्रार्थ के लिए मैं उन्हें 
चुनौती देता हूँ । राज-समभा में यह शास्त्रा्थ होगा, यह कथा तुम उन्हें एवं 
पाण्ड्य राज को विदित कर देना ।? 

विस्मय से वन॒जी की बोलती बंद हो गई । यह बालक क्या पागल है? 
१२ वर्ष का एक नवीन छात्र, एक अर्वाचीन छोकड़ा शास्त्रार्थ हेतु ललकार 
रहा है दक्षिण मारत के श्रेष्ठ राजपंडित को ? तब वनजी क्या इस समय एक 
पागल के साथ झगड़ा करेगा ? 

संयत और प्रशान्त स्वर में बालक यामून ने पुनः कहा--वन्‌जी, मेरी 
कथा को एक बालक की कथा समझकर तुम उड़ा मत देना । आचाये नाथमुनि 
मेरे पितामह हैं और ईश्वर मुनि मेरे पिता । हमलोगों के वंश के ऊपर प्रभु 
श्री रंगनाथ की कृपा और वरदान है। वनजी और भी सुनो, अपनी गुरु कृपा 
से मैंने इसी बीच बहुत से शास्त्रों को आयक्त कर लिया है। आचाये कोलाहल 
को शात्त्रार्थ हेतु आह्वान करने की शक्ति मुझ में है। शास्त्र-तत्व श्रथवा कूट 
प्रइनों के द्वारा, चाहे जिस प्रकार हो, मैं उन्हें परास्त करूँगा, ऐसा मुझे 
विश्वास भी है ।' 

क्रोधानल में जलते हुए पंडित वन्‌जी वहाँ से तत्क्षण प्रस्थान कर गए और 
तुरत राजधानी में उपनीत होकर राजसभा में निवेदित की भांष्याचाय॑ के शिष्य 
की समग्र कथा । 

सब कुछ सुनकर आचाय॑ कोलाहल क्रोध से आग बबूला हो गए और इस 
औद्धत्य के लिए समुचित दण्ड हेतु राजा से कहने लगे। समाषदों को भी बालक 
की इस धृष्टता से बहुत विस्मय हुआ । 

गंभीर स्वर में पांडयराज ने कहा--'मेरी समझ में एक किशोर छात्र की 
कथा लेकर इतना उत्तेजित होना हमलोगों के पक्ष में उचित नहीं होगा। 


भारत के महान साधंक ] [ २१६ 


चतुष्पाठी के संचालक माष्याचार्य के समीप मैं दूत भेजता ह। यहाँ आने पर 
भाध्याचार्य इस विषय में क्‍या कहते हैं इसे हमलोग जान लें। वे अपने छात्र के 
लिए क्षमा-याचना करते हैं अथवा शास्त्रार्थ द्वारा अपने मतामत का निर्णय 
करना चाहते हैं यह स्पष्ट हो जाएगा ४ एक पत्न के साथ विशेष दूत को तत्क्षण 
बहाँ भेज दिया गया । 
इधर पाठशाला में लोटने पर झाष्याचाये को यामुन द्वारा पूरी कथा को 
सूचना प्राप्त हुई और मय से उनका मुख सूख गया। उन्होंने कहा--“वत्स 
यामुन, यह तुमनें अत्यन्त अनुचित काये किया । आचार्य कोलाहल दिग्विजयी 
पंडित है, इसके अतिरिक्त वे अत्यन्त अहंकारी भी हैं। बहुत जल्दी वे प्रतिशोध 
लेंगे। इस बार मेंरी एवं इस पाठ शाले की असीम दु्देशा होगी | 
प्राचीन एवं नवीन सभी छात्र एक-एक कर वहाँ आकर जमा हो गए । 
इस बार इस पाठशाला पर राज-रोष अत्यधिक है और इस बार किसी का निस्तार 
नहीं, यह सोचकर सभी के चेहरों पर आतंक की छाया दिखलाई पड़ने लगी । 
यामुन ने दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया-- 'प्रभू, मुझे आप क्षमा कर । 
बनजी को मैं ने जो कथाएं कहीं वे तो उनके औद्धत्य के समुचित उत्तर हेतु कहीं 
और सम्मान के रक्षार्थ भी ।' 
यामुन, तुम तो संसार के विषय में अभी अनभिज्ञ हो। आचार्य कोलाहल 
को राजा गुरु सदृश श्रद्धा करते हैं और राज-सभा में उनकी विपुल प्रतिपत्ति भी 
है । उनके शिष्य के साथ कठोरता से बातें करके उसे असन्तुष्ट करना तुम्हारे 
लिए उचित नहीं हुआ । तुमने तो अनेक जटिलताओं ओर विपत्तियों की सृष्टि 
कर ली है ।' हु 
प्रभु, आपकी प्रतिष्ठा और सम्मानाथे ही तो मैंने इस विपत्ति का खतरा 
मोल लिया है। इसके अतिरिक्त मेरी अन्तरात्मा से कोई बार-बार कह रहा 
है--'कोई भय नहीं है । अपनी मेधा और प्रतिशा के द्वारा गुरु के सम्मान की 
रक्षा करो और अहंकारी आचाये कोलाहल के सम्मुखीन होओ । तुम्हारी विजय 
तो सुनिश्चित है।' 
थोड़ी देर चूप रहकर आचाय॑ ने कहा - 'वत्स, तुम तो प्रभु श्रीरंगनाथ 
के प्रिय भाक्त, सिद्ध महात्मा, नाथमुनि के पौत्र हो। इसके अतिरिक्त मुझे ज्ञात 
है कि ईश्वर प्रदत्त किस अमानुषी प्रतिभा को लेकर तुमने जन्म ग्रहण किया है 
और मात्र १२वर्ष को आयु में तुमने आयत्त किया है कितना विपुल 
शास्त्र-शान | संभव है ऐसा करते में ईश्वर का कोई अभिप्राय हो | संभव है 
तुम्हारे माध्यम से ही आचाय॑ कोलाहल के दपं चूर्ण हों, सभी प्रकार के अत्या- 
चार दूर होवें तथा उसके साथ ही इस देश की सारस्वः वा... और जीवन 
वत साधना और जीवन 


5] [ यामुनाचार्य 


रुद्धतर, पवित्नतर हो उठे ।! 

अम्‌, मुझे अ शीर्वाद दें कि आपके प्रसाद से मैं विजयी होऊ '-... गृ ₹- 
चरण वंदना करते हुए यामुन ने अपनी प्रार्थना निवेदित की । हु 

गुरु ने आशीर्वाद तो दिया परन्तु मन से आतंक गया नहीं। ईश्वरीय 
कृपा के अतिरिक्त इस आसन्न विपदा से रक्षा का कोई दूसरा उपाय दिखलाई 
नहीं पड़ रहा था। 

दूसरे दिन प्रातः काल होते-होते पाण्ड्यराज का दूत आ धमंका । परिष्कृत 
भाषा में पंडित भाष्याचायं ने विदित कर दिया कि उनका शिष्य एक बालक 
होने पर भी अमानुषी प्रतिमा और विद्या से युक्त है और प्रस्तावित वाद-विवाद 
की सभा में वह यथासमय उपस्थित होगा । 

सम्पूर्ण पाण्ड्य-राज्य में दावार्नि की तरह यह संवाद फैल गया कि 
बारह वर्ष का एक किशोर वाद-विवाद के लिए आह्वान कर रहा है आधा 
कोलाहल सदृश बहुश्रुत और दिग्विजयी महारथी को । इससे अधिक आश्चयं 


की बात भला दूसरी क्‍या हो सकती है ? 
आचाये कोलाहल अतिशय विद्या-दर्पी थे और उन्होंने पाथिव समस्त ज्ञान 


उपाजित किया था| इसीलिए तो पाण्ड्य की राजसभा में एवं राजधानी के 
प्रबुद्ध समाज में उसके शत्र ओं का अभाव नहीं था। अनेक लोग सोचते थे कि 
दंवी विधान से यदि कोलाहल का पतन होगा, तो क्‍या वह एक चमत्कार 
नहीं होगा ? 

सवंत्र भीड़ इकट्टी होकर विचार विमश करने लगी कि पता नहीं यह 


प्रतिद्दन्द्दी बालक ईश्वरीय शक्ति से समन्वित है अथवा नहीं। नहीं तो उसकी 


यह स्पर्द्धा! देश के सभी पंडितों को पराजित करने का साहस माला उसे 


फ्से ॥ 9 
केसे हुआ ! ही 
इसी बीच राजा को तर्क योद्धा बालक यामुन जिस विस्मयकारी पांडित्य 


और प्रतिभा के अधिकारी हैं, यह कथा मालूम हो गई परन्तु दुद्धंपं भौर तक 
हर कोलाहल के समक्ष वे किस प्रकार ठहर सकेंगे, यह बात उनकी कल्पना 
में भी नहीं समा रही थी । 

उस दिन राजा और रानी दोनों बगीचे में घूम रहे थे, दोनों के बीच 


वाद-विवाद सें कौन विजयी होगा, इस विषय को लेकर बहस छिंड़ गई । 
राजा की धारणा थी कि राजसभा में दिग्विजयी के सम्मुख खड़े होते ही 


वालक भय से मूछित द्वो जाएगा पःल्तु रानी अन्य रूप में सोचती थी। उसने 
ऊऋहा --महा राज, मेरे मन में पूर्ण रूप से ऐसा होता है कि यहू बालक ईश्वरीय 
र्‌८ (१ ० 


| ल्‍ [११५८ 
भारत के महान साधक ] 
शक्ति से शक्तिमान्‌ है । जिस तरह साहस करके वह तकेयुद्ध के लिए जित 
हुआ है, उससे मेरे मन में होता है कि वह प्रतिहनन्द् को अवश्य परा 
करेगा महाराज ।' 

राजा ने सहास्य विचार प्रकट किया--'इसे उसका साहस, अथवा 
दुस्साहस अथवा हास्यकर प्रयास ही तो कहेंगे ।' 

“महाराज, दो दिनों से बार.बार मेरे मन में चिन्ता की एक झलक कौंध 
जाती है कि राजा जनक के सभा पण्डित आचाय॑ बन्दी को १२ वषं के ही 
बालक अष्टावक़ ने तो वाद-विवाद में पराजित किया था तथा आंचाय॑े शंकर ? 
सोलह वर्ष की आयु में ही वे मारतजयी पंडित हो गए। महाराज, मेरी तो 
दृढ़ घारणा है कि यह बालक उसी तरह एक ईश्वरीय शक्ति का अधिकारी 
है । वह अवश्य ही विजयी होगा । 

“यदि वह विजयी नहीं होता है तब ?' 

“तब मैं आपकी दासियों की दासी होकर रहोंगी महाराज”---इस प्रकार 
रानी ने बाजी लगाई । 

कथोपकथन के प्रसंग में पाण्डयराज को भी जिद हो आई भौर उत्तोजित 
स्वर में वे बोले--“तो ठीक है, रानी तुम भी मेरी शपथ सुन लो । यदि बालक 
यामुन विजयी होता है तो तत्क्षण उसे मैं अपना आधा राज्य दान में दे दू'गा । 
देखा जाय अब कौन विजयी होता है इस बाजी में ।! 

राजा-रानी की इस बाजी की कथा तुरत चतुदिक प्रसारित हो गई 
ओर इसके साथ ही जनसाधारण के भी कौतूहल की सीमा न रही । 

राजा द्वारा प्रेषित स्वणं खचित शिविका पर आरोहण कर यामुन 
राजधानी भदुरा में उपनीत हुए । राज-समा में केवल राजधानी के ही नहीं 
बल्कि कौतृहलवश हूर-दुरस्थ के लोगों की भी भीड़ इकट्ठटी हो गई । असम और 
अद्भुत वाद-विवाद देखने हेतु उस दिन समा में शास्त्रविद आचाये, शिक्षित 
तथा अशिक्षित नागरिक एक साथ सम्मिलित हो गए थे। उत्तेजना और 
उन्‍माद की तो कोई सीमा नहीं थी । 

बालक यामुन धोर और गंभीर भाव से समा-कक्ष में आा उपस्थित हुआ 

और नतसिर हो ज्ञापित किया राज-रानी को अपनी श्रद्धा। आचाय॑ कोलाहल 
ने कौतृहलतावश् उस क्षुद्र बालक की ओर तत्क्षण देखा और फिर रानो की ओर 

मुह घुमाकर उपेक्षा और घृणामिश्रित हंसी विखेरते हुए प्रशन किया ; 
८“आलकउयान्दारा ?” अर्थात्‌ यह बालक मुझे क्या पराजित करेगा ? 
बालक पंडित में अपनी पूर्ण आस्था ज्ञापित करते हुए दृढ़ स्वर में रानी 


२१६ |] [ यामुनाचाय॑ 


न उत्तर दिया-'आलउयान्दार' अर्थात्‌ हाँ, यही बालक तो पराजित करेगा ।”१ 

राज-समभा में तो तिल रखने की जगह नहीं थी; सभी उत्साह और 
उमंग के साथ चंचल होकर वाद-विवाद की प्रतीक्षा कर रहे थे । 

पाण्डयराज का निर्देश पाकर आधाय कोलाहल ने प्रारम्भ किया अपना 
प्रशन । इन्होंने प्रथम पाणिनि और अधघर कोष से कई प्रश्न पुछे । ऋजुता और 
दीप्त मंगिमा से खड़े होकर यामुन ने बड़ी सरलता से उनके उत्तर दिये। 
मीमांसा की दक्षता तथा वांक्‌ चातुरी से दशकों को सहज प्रेम हो गया । तुमुल 
करतलघध्वनि से समागृह गूज उठा। ' 

अब यामुन के प्रइन करने की बारी आई; परन्तु यामुन इस बात को 
भली मांति जानते ये कि दिग्विजयी आधाये फोलाहल ने प्रारम्म में उन्हें 
प्रतिद्न्द्दी पंडित के रूप में कोई सम्मान नहीं दिया। उनकी गणना तो मात्र 
एक अध्ययन-रत नगण्य छात्र के रूप थें की । इसीलिए अब अपने प्रशन-षाणों के 
प्रहार द्वारा इन्होंने कोलाहल को ऋरद्ध कर दिया । इन्होंने कहा - “आचायं, 
आपके प्रइन कोई गूढ़ नहीं थे । प्रतीत होता है कि एक हेढताा वी कक समन 
कर मेरी आप अवहेलना कर रहे हैं; जापके अनुसार विशजिकाय और विराट 
उदर होने पर ही अगाध पांडित्य होता है । तो क्या मैं ऐसा समझू कि एक 


््पॉ 9१ 
विशालकाय हाथी आपकी अपेक्षा ओष्ठ पंडित हैं 
सभा में हँसी की फुहारें छूटने लगीं और हसीके साथ-साथ कोलाहल भी 


होने लगा । दित है, जब अष्टावक्र ने 
तब यामुन ने कहा--“आचाय॑वर, आपको वि उस '"म्य उनकी अवसर हा 

जनक के सभा-पंड्ित बन्दी को पराभूत किया था, शलर के लिए उम्र की कथा 

मात्र बारह वर्ष की थी। इसीलिए मेरे साथ प्र 

का विचार नहीं करेंगे ।! ५० सभी बातें जाने दें । अब राजपंडित से 
हँसकर पाण्ड्यराज ने कहा--“ये से , 

प्रबन करें । सत्यकर तक॑-विचार अब प्रारम्म हो । उठ खड़े हुए और उन्होंने 
राज-निर्देश स्वीकार करते हुए यामुनें शत सरल तीन प्रश्न करू गा । 

प्रश्न च् __ ढ प्से अखत्य न्‍ 
कया-- आचाये कोलोहल, मैं आ »। प्रेराप्रथम वक्तव्य है: 

सभा के समक्ष आप अपनी योग्यतानुरूप उत्तर ने करें । 

आपकी माता बंष्या नहीं हैं। इस वाक्य की आप खंड णित वाक्य है ! 
आचाय॑ को एल हतवाक होगए। पे यह क्या पू ---- 

++- लाहल हतवाक हो गए ! 


॥ााणाााणणणााा 
१. वेदास्तदर्शन का इतिहास (प्रथम भाग) : प्रज्ञानातम्द सरस्वती, शंकर मठ, 
वरिसाल 


मारत के महान साधक ] [ २२० 


माता के ज्वलन्त पुत्र रूप में वे राजसमा में बैठे हुए हैं, तब कैसे वे कहेंगे 
कि उनकी माता वध्या है ? नहीं, यह कोई प्रइन ही नहीं है। इसका उत्तर भी 
कुछ नहीं दिया जा सकता । द 
विद्र प से हँसते हुए यामुन ने कहा -- अब मेरे दो वाक्‍्यों को आचायंवर 
सुनें । मैं कहता हूँ कि पाण्ड्यराज पृर्णत: निष्पाप हैं। आप इसका खंडन करे । 
मेरा शैष वाक्य है-हमलोंगों की राजमाता जो इस समय राजसिहासन पर 
उपविष्टा हैं, सावित्री के सदुश पवित्र हैं। आप मेरे इस वाक्य का भी 
खंडन करे ।' " 
आचाय॑ कोलाहल विश्रान्त और वित्रत हो उठे । अभियोग के स्वर में 
राजा से कहा,--'महाराज, इन दोनों वाक्यों के खंडन करने के क्रम में मुझे 
प्रमाणित करना होगा कि आप पापी हैं और हमलोगों की राजमाता श्वती, 
साध्वी नहीं हैं। नहीं, नहीं, यह बड़ा धृष्ट प्रश्न है, इसमें कूट और घृणा भी 
पड़ी है। मैं इनका उत्तर नहीं दू गा ।' 
पंडित कोलाहल के पक्ष के पंडितगण और छात्रों ने सभा के बीच में 
चिल्लाना प्रारम्भ कर दिया--ये सभी प्रश्न अ शालीन और असमीचीन हैं । 
कोलाहल के विरोधी भी अत्यधिक उत्तेजित हो उठे । उनलोगों ने बार-बार 
जिद की कि जब प्रश्न क्या गया है तो उसका खंडन भी करना होगा। दोनों 
पक्षों के इस वाक युद्ध में राजसमा भी मुखर हो उठी । 
सबों को शान्त रहने का बादेश देते हुए राजा ने कहा--भच्छा, जब 
आचाये कोलाहल उत्तर देने में असमथ्थ हो गए हैं तो अब प्रतिपक्षी यामुन ही 
अपने प्रश्तों का खंडन करंगे ।' 
यामुन उठ खड़े हुए औौर राजा तथा विद्वन्मण्डली का अभिवादन करते 
हुए बोले - "ऐसी स्थिति में अब मैं अपने प्रस्तावों को एक-एक कर खंडित 
करता हैं। आचाय कोलाहल अपनी माता के एकमात्र पुत्र हैं, फिर भी मैं 
कहुँगा कि उनकी माता वन्ध्या हैं। श्रष्ठ धमंशास्त्रक,र मनु ने विधान दिया 
है, एकाकी पुत्र का पिता एकाधिक पुत्र-लाभ की कामना से पुनविवाह कर 
सकता है। शास्त्रकार चाहते थे कि पृत्रों के बीच भें जो एक बचेगा, 
बहू गया जाकर पिण्ड-दान देने में समथं तो हो सकंगा। मेधातिथि के भाष्य 
में भी हमलोग देखते हैं :--एकः पुत्रोषपुत्रो वा। अतएवं आचाय॑ कोलाहल की 
माता को बन्ध्या कहा जा सकता है ।' 
सभा-कक्ष गज उठा । अनेकों ते कहा- जिस श्रकार ही कट प्र उसी 


रु | 
प्रकार का कौशलपुर्ण खंडन । बाह, बाह । 


२२१ ] [ यामुनाचायं 


इसके बाद यामुन ने कहना प्रारम्म किया--“अब राजा के निष्पाप होने 
की कथा आती है। संहिता के एक इलोक में मनु ने कहा है कि प्रजा की 
देखमाल के बदले में राजा प्रजा से कर लेता है। प्रजा की उत्पन्न वस्तुओं का 
पष्टांश उसका प्राप्य है। इस उत्पन्न वस्तु से आशय भौतिक एवं आध्यात्मिक 
दोनों ही वस्तुओं से है। इसीलिए तो ऐसा कहा जाता है कि राजा अपनी प्रजा 
के पाप-पुण्य के भी एक षष्टांश को ग्रहण करता है। अब आप ही लोग बोलें 
कि राज्य की प्रजा क्‍या निष्पाप है ? यदि वे लोग निष्पाप नहीं है तो राजा भी 
निष्पाप नहीं हैं ।' द 
“अब महारानी के साध्वी होने की कथा को लें । मनु ने कहा है-- अभि क- 
अनुष्ठान के समय राजा के शरीर में सूय॑, चन्द्र, इन्द्र, वरुण प्रभूति भ्रष्ट दिक्‌- 
पाल विराजते हैं। तदनुयायी राम्राजी, राजा और उसके अभ्यन्तर स्थित अष्ट 
दिकपाल, उन दोनों की महिषी हैं। इस दृष्टिकोण से विचार करने पर आप 
क्या कहेंगे, वे सावित्री के समान साध्वी हैं ! १ 

बाल पंडित की प्रतिभा और शाणित बुद्धि की प्रखरता से सभी चमत्कृत 
थये। शास्त्र-पारंगत तो सभो थे ही, सबों ने अनुभव किया कि व्याख्यान-कौशल, 
कट-चबुद्धि एवं चातुयं में वे अपराजेय हैं । है 
हु प्रतिपक्षी दिग्विजयी पंडित कोलाहल नतसिर शान्त हो बठ हुए हैं और 
समाकक्ष में सभी सोललास यामुन का अभिनन्‍्दन कर रहे हैं । 

इसके पश्चात्‌ राजाज्ञा से प्रारम्म हुआ वेद, उपनिषद्‌ ओर पधमंशांस्त्र 
सम्बन्धी दुरूह तत्व और दाशंनिक विचार हन्द्र | आवाय कोलाहल का उत्साह, 
आत्मविश्वास और दम्म पूर्व की भाँति न रहा । मानो सारस्वत जीवन की दीप- 
शिखा निर्वायित हो गई तो मात्र एक फूत्कार द्वारा | किसी प्रकार वे टटोलति- 
टटोलते शास्त्र के जटिल तत्वों की व्याख्या करना चाहते हैं और विपयंस्त हो 
रहे हैं उस प्रतिभावान्‌ प्रतिद्वन्द्दी बालक के एक-एक तीक्षण प्रश्न-वाणों द्वारा। 
बाद-विबाद समाप्त होते-होते तकंशुर कोलाहल एकवा रगी ही पराजित हो बैठ 
गए । सम्धुर्ण विद्वन्मण्डली द्वारा समर्थ प्र प्त होने पर पाण्डयराज ने यामुन के 
विजयी होते की घोषणा की । 

तब चतुदिक घ्वनित हुआ बालक पण्डित बामुन का साधथुवाद और इस 
जयध्वनि के साथ-साथ उनके गले में पड़ी जयमाल । 

रानी की श्रसन्नता की सीमा न रही । पाइ्व में उपविष्ट नतसिर और 


हतभारप आचाये कोलाहल वी ओर देखते हुए व्यंग्यात्मक स्वर में वह बोल 


* ७ जाए व्यक्त" 


धााााााांगाााााााााााााााातइ 9 पाल «यश 
जा 


१. यामुनाचार्य : जीवन कृष्ण डे, उद्बोधन, चैत्र १३७७ 


भारत कै महान साधक ] [ २२२ 


उठीं 'आलउयान्दार, आलउयान्दार ।” अर्थात्‌ आचाय॑, ऐसी स्थिति में इस 
बालक ने आप सरीखे दिकूपाल आचाये को पराजित किया । 
सभा भंग हुई । इसके बाद रानी के निकट ली गई शपथ को राजा न 
पूर्ण किया -- यामुन को अपने राज्य का अर्द्धांश प्रद्दान कर । 
पाण्डयराज की विचार सभा में उस दिन के विजयी बालक पंडित ही 
हुए परवर्त्तीकाल के देश-वरेण्य महासाधक यामुनाचाय॑ । मक्तिवाद के जाज्व- 
ल्यमान प्रकाश स्तम्भ के रूप में इनका आविर्भाव हुआ दशम शताब्दी में एक 
दाक्षिणात्य के घर । विशिष्टाद्व तवाद के महान उद्गाता और घारक-वाहक 
रूप में वे परिचित हुए। आचाय॑ रामानुज के प्रेरणादाता और आराध्य के रूप 
में । उन्होंने समस्त भारत में श्रजित की अत्‌लनीय कीत्ति । 
दक्षिण मारत के मदुराई में एक विख्यात वैष्णव ब्राह्मण के घर यामुनाचार्ये 
रे जन्म हुआ। इनके पिता का नाम ईश्वरमुनि था। पितामह नाथमुनि तो 
एक दिक्‌पाल पंडित थे। चतुदिक इनकी ख्याति एक सिद्धभक्त महापुरुष के 
रूप में थी । 
शंकर मठ के स्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वती ने इस मनीषी और साधक के 
सम्बन्ध में लिखा है-- -दशम शताब्दी में विशिष्टाह्त साधना कौ धारा प्रबल 
वेग से प्रवाहित होकर भविष्य में होनेवाली महाप्लावन की पु्वंसूचना प्रदान 
करन लगी। इस दाशंनिक यज्ञ के प्रथम पुरोधा महापुरुष श्रीनाथमुनि ही थे । 
कम से कम ६०८६० में विशिष्टाद तवाद का प्लावन प्रतीत होने 
लगा। यामुनाचायं के समय में नाथमुनि की साधना के फल लगने प्रारम्म हो 
गए और रामानुजाचायं की साधना के रूप में वे फल तो परिपुर्ण हो गए। 
नायमुनि के हृदय में जो स्रोतस्विनी प्रस्फुटित हुई बरवर्तीकाल में उसी ने तो 
बप्लावित किया समस्त भारत को ।”१ 
दक्षिण के भक्त-समाज के मध्य प्रथम वेष्णवाचाय के रूप में सम्मानित हैं 
श्रीनाथमुनि। इनके सम्बन्ध में प्रसिद्ध वेष्णवाचार्य वेंकटनाथ ने लिखा है-- 
समस्त अज्ञान-अंधकार के विन'शार्थ यह दर्शन नाथमुनि द्वारा सूचित हुआ, 
यामुन के अनेक प्रयासों के फलस्वरूप इसने वृद्धि प्राप्त की एवं रामानुज द्वारा 
यह सम्यक रूप में विस्तीण हुआ ।*२ 
वेंकटनाथ ने लिखा है कि नाथमुनि ने 'न्यायतत्व” नामक एक ग्रंथ का 
प्रथयन किया था जिसकी कुछ उद्ध, तियों का अनुवाद भी इन्होंने किया था परन्तु 


१. वेदान्त दर्शन का इतिहास- स्वामी प्रज्ञानानन्द, शंकर मठ, वरिसाल | 
2, संकल्प-सुर्दोदिय -- वेंकटनाथ 


नाजकल यह ग्रथ अप्राप्य है। अध्यापक श्रीनिव/सचारी के अनुसार विशिष्टटा- 
ढं तवाद का यह प्रथम आधघुनिक ग्रथ है ।१ 

अपने जीवन के परवर्त्ती काल में नाथमुनि ने श्रीरंगनाथ के एक अन्तरंग 
सिद्धमक्त तथा श्रीरंगम के श्रेष्ठ आचार्य रूप में विपुल ख्याति अर्जित की थी । 
श्रीसम्प्रदाय के श्रेष्ठ आचारय॑ रामानुज ने अपने स्तोत्र रत्न एवं अन्य ग्रंथों में 
नांथमुन्ति की कथा का श्रद्धा माव से उल्लेख किया है और मुक्तकंठ से उनकी 
प्रशस्ति का बखान किया है । 

नाथमुनि के एक मात्र पुत्त थे ईश्वरमुनि जिसका लालन-पालन उन्होंने 
परम स्नेह भौर आदर से किया था। बड़े होने पर बड़े यत्नपृवंक उसे अपने पास 
रखकर अनेक शास्त्रों में उसे पारंगत किया। श्ञास्त्र-ज्ञान के साथ-साथ पुत्र 
ईइवरमुनि के जीवन में प्रवल विष्णु-मक्ति परिलक्षित हो रही थी | इष्टदेव 
विष्णु की श्रच॑ना और साधना में वे निविष्ट हो चुके थे | पुत्र की विद्वत्ता और 
साधन-निष्ठा का दशन कर नाथमुनि का अन्तर तृप्ति तथा आनन्द से 
परिपुरित हो उठता । 

इसके बाद नाथमुनि ने तरुण कृती अपने पुत्र का विवाह कराकर उसे 
संसाराश्रम में प्र विष्ट कराया और इसके अनेक वर्षोपरानत ६५३ ई० में ही 
सुदर्शन और सुलक्षणयुक्त पौत्र भूमिष्ठ हुआ | इस क्षुद्र संसार में मानों आलोक 
रक्ष्मि की एक झलक दिखलाई पड़ी । सम्पुर्ण गृह आनन्दोल्लास से परिपूर्ण हो उठा । 

इस पौत्र का नामकरण हुआ यामुन । बाल्यकाल से ही असाधारण मेधा 
और प्रतिभा प्रकट हो रही थी । एक बार जो कुछ वह श्रवण कर लेता उसे 
पुन: कमी नहीं भूलता | इतना ही नहीं, अनेक अवसरों पर अतीत से सम्बन्धित 
नव-नव प्रदनों द्वारा अपने शिक्षकों को वे अवाक्‌ कर देते। 

ईद्वरमुनि शास्त्रविद्‌ ब्राह्मण वंश के एक योग्य प्रतिनिधि के रूप में हो 
गए थे ओर परमादरणीय पौत्र यामुन भी सहजात शुभ संस्कार लेकर गठित हो 
रहे थे । अब इस विषय में कोई संदेह नहीं रहा कि आगामी कतिपय वर्षो के 
भोतर वे एक कती छात्र सिद्ध होंगे परन्तु इसी समय नाथमुनि के सांसारिक 
जीवन पर निपात हुआ दैव का एक निर्मम आघात । एक कठिन रोग का भोग- 
कर श्रिय पुत्र ईश्वरमुनि ने आकस्मिक रूप से इहलोक की लोला समाप्त की । 


अपने एकमात्र पुत्र के वियोग से नाथमुनि मृह्ममान हो उठे और इसके 
साथ ही जाग उठो हृदय में तीब्र व॑ राग्य की बड़वारिति । इन्होंने संकल्प लिया 
चिर संसार-त्याग का और संन्यास लेकर प्रारम्भ किया कृच्छ साधना । 


' री फिलासफी ऑफ विशिष्टाहत-- जि: एन० श्रीनिवासचारी, आडेयार । 


मारत के महान साधके ] [ २२४ 


इस तरह प्रभु रंगनाथजी के पवित्र पीठ में अवस्थित हो व्यतीत किए उन्होंने 
अपने जीवन के शेष दिन । 
परिवार के लोगों के भरण-पोषण हेतु मोटे तौर पर व्यवस्था करने के 
उपरान्त पौत्र बालक यामुन को उन्होंने गुरु-गृह भेज दिया | कारण कि कुल-प्रथा 
के अनुरूप इस वय में सभी अपने गुरु-गह में ही निवासकर शास्त्र-पाठ समाप्त 
करते थे । अतएवं यामुन के लिए भी वही व्यवस्था की गई । पंडित भाष्याचाय 
की कीति एक प्रख्यात शास्त्नविद्‌, सदाचारी और विष्णुभक्त के. रूप में थी । 
इन्हीं के आश्रय में यामुन को सुपुदे कर नाथमुनि निश्चिन्त हुए। तप्तश्चात्‌ 
श्रीरंगम में उपनीत होकर ग्रहण किया वेष्णवीय संन्यास । 
विष्णु-आराधना के साथ-साथ नाथमुनि निगृढ़ योग-साधना में भी आरुढ़ 
हुए । तत्परचात्‌ कतिपय वर्षो के मीतर ही श्रीरंगम के अंचलो में इनकी ख्याति 
एक साधक के रूप में फल गई । उन्होंने योग सिद्धि प्राप्त की थी अतएव 
साधक मंडली भें उनक्री असीम प्रतिष्ठा थी, सभी उन्हें नाथमुनि के नाम से 
सम्बोधन करते । 


इधर भाष्याचाय की पाठशाला में अत्यल्प भवधि में बालक यामुन परि- 

चित हो गए एक अग्रगण्य और प्रतिमावान छात्रहूप में । इस नवीन छात्र के 
प्रति पंडित भाष्याच!यं के स्नेह और ममता की सीमा न थी। ईइ्वरमुनि के 
घर का बालक स्वामाविक रूप से पिता और पितामह का सात्विक संस्कार 
और सहजात मेघा लेकर उत्पन्न हुआ था| तदुपरान्त दिनानुदिन उनकी मनन- 
दक्ति और प्रतिभा की चमत्कारिता प्रकाश पा रही थी। प्रारम्भ में ही आचाय॑ 
को पता चल गया कि उनका यह शिष्य ईश्वर प्रदत्त असामान्य प्रतिभा का 
अधिकारी है और कालान्तर में इसकी गणना दिकपाल पंडित के रूप में अवश्य 
होगी। इसीलिए भाष्याचाय ते स्वमावत: यामुन को प्राणपन से इतने दिनों से 

पढ़ाया था और उसका गठन किया था सवंशास्त्रविद्‌ एक पंडित के रूप में । 

छात्र यामुन को केन्द्र मं रवकर आचाय॑ अनेक प्रकार से आशान्वित थे-- 

भावी सुख-स्वप्त की परिकल्पना कर प्रसन्न हो रहे थे । परन्तु उस दिन इस 
प्रकार हँठपुरवक वे दुद्ध प पंडित कोलाहल के साथ संघर्ष मोल लेंगे और उस 
संघर्ष में सवंथा विजयी होंगे, इसकी कल्पता तक उनके मन में कभी हुई नहीं थी । 
अब भाष्याचाये के आनन्द की सीमा न रही। दर्वी और अत्याचारी 
आचार्य कोलाहल पांड्यराज्य का परित्याग कर कहीं टूर भाग गया | बलिक 
विष्य की विजय से जिस प्रकार भाष्यात्रायं की वैयक्तिक कीति और भ्रतिपत्ति 


बढ़ गईं उसी प्रकार उनको पाठशाला की प्रतिष्ठा गें चार घाँद लेंगे । 


२२५ ] | यामुनाचार्य 


विजयी पंडित यामुन की जीवनधारा अब प्रवाहित होने लगी एक नवीनतर 

पुष्करिणी की ओर | स्वयं तो वे वालक थे और राष्ट्रीय कर्मों की उन्हें कोई 
अभिज्ञता थी नहीं इसीलिए पांडयराज के अभिमावकत्व और सहायता के द्वारा 
ये अपने नव उपाजित राज्य के उत्तरदायित्व का परिचालन करने लगे । इसके 
साथ-साथ इनकी सारस्वत जीवन धारा भी प्रवाहित होने लगी । देश-देशान्तर 
के शास्‍्त्रविद्‌ पंडितगण उनकी राजधानी में इकट्ट| होने लगे । इन पंडितगण के 
साहचये से यामुन ने एक ज्ञास्त्र पारंगत विद्वन्मण्डली का गठन किया । 

क्रमशः यौवन में पदापित करने लगे राजा यामुन | शक्ति, आत्मविश्वास 
ओर प्रतिभा के मानो वे मृत्तिस्वरूप थे । पाइ्व॑वर्ती राजाओं के ऊपर इनका 
प्रभाव स्वाभाविक रूप से शर्ने: शर्न: बढ़ने लगा । राज्य की सीमा बढ़ गई, 
राज्य का कोषागार मी परिपूर्ण हो गया और इसके साथ ही उसके चारो भोर 
मोग-विलास के परिवेश की भी सृष्टि हो गई । दस-बारह वर्षों के अन्तराल 
में ही यामुन परिणत हुए एक धनधान्य पूर्ण राज्य के अधीश्वर रूप में । 

उनका जन्म तो एक स्वाष्यायी, तपस्वी एवं अकिचन ब्राह्मण के घर हुआ 
था परन्तु माग्यचक्र से वे आक्ृष्ट हुए राजशक्ति और राजवंभव की ओर | 

कतिपय वर्षोपरान्त यामुन को स्वमावतः विस्मृत होगई प्रारम्भिक जीवन 
की सात्विकी, सदाचारी और तपोनिष्ठ चित्तवृत्ति की कथा | राज्य के प्रसार 
और प्रभाव के कारण धन, मान और विलास की ओर उनकी अभिरुचि दिन 
प्रतिदिन बढ़ने लगी । आरम्भिक जीवन की परम संभावनाओं के ऊपर शन 
शर्नं: विस्मृति रूपी यवतिका गिरने लगी। ५ 

इस प्रकार प्राय: तेईस वर्षों तक बड़े आनन्द के साथ राजसत्ता का परि- 
चालन किया उन्होंने और सवंत्र वे परिचित हुए एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं 
दक्ष शासक के रूप में । उनके राज्य की सीमा भी दिनानुदिन बढ़ने लगी । 

गह॒त्याग कर संन्यास लेने के उपरान्त भी नाथमुनि को अपने पौत्र की 
कथा विस्मृत नहीं हुई; वल्कि उनकी कल्याणमयी दृष्टि बराबर उसी की ओर 
निबद्ध रहती थी । यामुन के आत्मिक जीवन की परम संमावनाएं युवत थीं 
सिद्ध पुरुष की उपलब्धियों से । उन्होंने अपने ध्यान के द्वारा मालूम कर लिया 
था कि भविष्य में उसका अम्युदय भक्ति धर्म के एक मे है।न्‌ नेता के रूप में होगा 
जिसके सान्निष्य में सहस्न-सहस्न साधक ग्रहण करेंगे अपना आश्रय । इसके 
अतिरिक्त उन्होंने यह भी विदित कर लिया था कि यामुन को तपस्या, सिद्धि 
भोर दाशंनिकता पर ही आगे चलकर विशिष्टा-हँतवाद की आधार शिला 


२६/१० 


मारत के महान साधक ] [ २२६ 


रखी जाएगी और जो सम्पूर्ण भाव्तवषं वी ध्मं-सरबृति वे वान्‍्ब्ोलन को 
एक कदम अग्रसारित करेगा। ५ दिव्य दी 
यःमुन राज्य के कार्यों में सदा व्यस्त रहते थे परन्तु अपन दिव्य द्ष्टि 
के द्वारा नाथमुनि ने तो देखा लिया था कि उसका सह॒जात सात्विकी संस्कार, 
त्याग, वैराग्य तथा कृच्छमय तपस्या का संस्कार तो जीवन की गम्मीरतर 
पुष्करिणी में अन्त: सलिला फल्गुधारा सदृश प्रवाहित हो रहा था । उस प्रच्छन्न 


धारा के आत्मप्रकाश में अब अधिक विलम्ब नहीं था; उसकी घड़ी तो प्राय: 
उपस्थित हो गयी थी । 


इधर नाथमुनि के स्वयं के महाप्रयाण की वेला भी सन्निकट हो गई थी । 
विद्द की वेला के समय उन्होंने अपने अन्तरग शिष्य, उच्चकोटि के मक्तिसिद्ध 
साधक, मानाक्काल नम्बिके आरि को अपनी मृत्यु-शय्या के समीप बुलाकर 
कहा - 'नम्बि, तुम्हारे ऊपर तो मैंने अनेकों बार कतिपय कत्तंव्य-भार सौंपा 
है। इस बार एक ईश्वरीय कार्य-भार सौंपू गा ।'! 

आज्ञा दें प्रभु, यह दास किसी भी काय॑ में पाँव पीछे न करेगा ।' करबद्ध 
हो निवेदन किया नम्बि ने । 

वत्स, यह मैं जानता है । इस बार ध्य 
समय पूर्ण हो गया है और आज ही में इस 
है । परन्तु उसके परचात्‌ दक्षिण देश के स 
श्रीसम्प्रदाय के अनुगामियों के निए एक आ 
विचार कर रहा हु । नम्बि, मेरे पौन्न राजा यामुन को क्‍या तुम जानते हो ?' 

आज्ञा हो, उनके यहाँ मैं कई बार जा चुका हु । बवेतो एक सदाचारो 
ओर धामिक राजा हैं, इसे तो स्वीकार करना दोगा |! 


तपुवेंक मेरी कथा सुनो । मेरा 
शरोर रूपी केंचूली को छोड़ रहा 
देस्नों भक्तों के लिए विशेषकर 
श्रय के गठन सम्बन्धी बात का में 


सुनो नम्वबि, वह जितना भला हो परन्तु राजत्व ग्रहूणकर वह उसमें 
निम्मजित हो गया है। उसे उससे खींचकर बाहर करना होगा।' 
'यह क्या बात है प्रभु, आप यह क्‍या कह रहे हैं?' 
हाँ नम्बि, वही करना होगा ओर तुम्हें ही यह करना होगा। 
प्रभु रंगनाथ ने तो मुझे उसका स्वरूप दिखला दिया है। राजा यामुन के 
अभ्यन्तर में एक शक्तिधर महावरागरी प्रच्छन्न रूप से अवस्थित है। वह इस 
तथ्य से अवगत नहीं कि ईश्वर-प्रेरित वह एक महान साधक है । वह तो अनेकों 
का उद्घार-कर्त्ता है परन्तु उसका आत्म-स्वरूप तो विस्मत हो गया है. ओर 
वह॒ विपय-पंक में निम्मजित है। उसे उस पंक से वाहर निकालना होगा। 
उत्ते उत्तका यथार्थ परिचय जतलाना होगा और समझाना होगा ईइवरीय कार्य 


बी [ यामुनाचार्य 


के उत्त रदायित्व की कथा | 

परन्तु प्रभु, मेरे द्वारा यह दुरुह कार्य किस प्रकार होगा सम्पन्न, यह 
मेरी समझ में नहीं आ रहा है ।! 

वत्स, तुम्हीं इसे कर सकोगे । राजा यामुन तो सबंदा राजकायं के जटिल 
जजाल में फसे रहते हैं। उसे कौशल से फुमलाकर श्रीरनाथ के चरणों तले 
तुम्हीं को लाना होगा । उप्तके अन्दर सुषुप्त शक्ति को जागृत करना होगा । 
रगनाथ की कृपा से तुम मक्ति-सिद्ध हो चुके हो। कुछ समय के लिए तुम्हें 
अपना पवन सत्संग यामुन को देना होगा। तुम देखोगे कि मुक्ति के रसास्वादन 
के लोभ से एक उन्मत्त की नाई वह लौट आएगा तुम्हारे स्वर्ण-पिंजर सें । 
किसी भी तरह उसे खींचकर बाहर निकाल लाओं नम्बि, गुरु रूप में मेरा यही 
शेष निदश है तुम्हें ।” 

अभू, आपकी आज्ञा शिरोघाय॑ं है इस दास को ।! 

वृद्ध नाथमुनि का अन्तर तृप्ति से भर गया । उनकी आंखों से दिव्या- 

लोक की भामा निकलने लगी और ह॒दू-पद्च में प्रमु श्रीरंगनाथ का ध्यान करते- 
करते वे प्रविष्ट हो गए नित्यलीला के महाधाम में । 

शीघ्र ही मानाक्‍्काल नम्बि उपनीत हुए यांमुन की राजधानी में । 
नाथमुनि के प्रियतम शिष्य होने के अतिरिक्त श्रीरंगम के वे एक प्रर्यात साधक 
मी थे। यामुन के साथ उनका पूर्ण परिचय था। समागृह में नम्बि का दर्शन 
करते ही आश्चयंचकित हो यामुन ने उनकी अम्यर्थना की और उनसे पितामह 
के अन्तिम समय की कथा श्रवण की । तत्पश्चात्‌ राज-अतिथि नम्बि की 
अभ्यर्थता की समुचित व्यवस्था कर वे आवश्यक काय॑ में लिप्त हो गए । 

इस बीच कई दिन व्यतीत हो गए परन्तु यामुन के साथ क्सी भी प्रकार 
की कथावार्तता का अवसर नम्बि को न मिला । मंत्रियों के साथ दरबार करते 
रहने के कारण राजा से सलाह करना संभव नहीं हो सका । 

लोगों द्वारा कानाफुसी से ज्ञात हुआ कि अपने एक पड़ोसी दुष्ट राजा 
के साथ युद्ध कां आयोजन चल रहा है भौर यामुन उसी में व्यस्त हैं। इसी लिए 
मकक्‍त नम्बि को समय दे पाना उसके लिए संमव नहीं हो रहा है । 

नस्बि ने अब अपना कार्यक्रम स्थिर क्या। गुरु नाथमुनि कह गए थे 
कि आवश्यकता आने पर छल-वल का मी आश्रय लिया जा सकता है| तदनुरुप 
ही उसने एक कौशलपु्ण उपाय का आश्रय लिया । 

बहुत चेप्टा के बाद उस दिन राजा से साक्षात्कार हो सका । सौजन्य 


और विनय प्रदर्शित करते हुए यामुन ने कह्ा--मक्तप्रवर एक कसन्न युद्ध 


भारत के महान साधक ] [ २२८ 


की तैयारी में मैं अत्यन्त व्यस्त हों। इच्छा रहने पर भी आप सदृश वेष्णव 
साधक के साथ कथावार्ता न हो सकी ।' 

नम्बि ने इस सुयोग को हाथ से न जाने दिया। विनय-पुवंक इन्होंने 
कहा- 'महाराज, युद्ध की तैयारी में वड़ी-बड़ी चीजें चाहिए अर्थ, युद्ध के 
उपकरण तथा सेना । आपके पास तो कुछ भी अमाव नहीं है ।' 

“'भभकक्‍तवर, वड़ी-बड़ी सामग्रियों के उद्योग और आयोजन में कुछ न कुछ 
अमाव रहेगा ही । प्रतिपक्षी अत्यधिक खल और शक्तिशाली है। उसे अकस्मात्‌ 
आक्रमण कर पुर्णरूपेण मैं विध्वस्त करना चाहता हू अन्यथा विषदन्त की भाँति 
वह बार-वार अंकुरित होगा और हमलोगों को अनावश्यक कष्ट पहु चाएगा ।' 

'एक अभिज्ञ राजनीतिज्ञ के सदूश आप कथा कह रहे हैं ।” प्रशंसा के 
स्वर में नम्बि ने कहा । 

“जितनी जल्दी हो उतनी जल्‍दी मैं एक अश्वारोही वाहिनी का गठन करना 
चाहता हु । इस वाहिनी को लेकर में चपला की गति से प्रहार करूँगा; 
आकस्मिक ओर तीब्र आक्रमण से शत्रु सेना छिन्न-भिन्न हो जाएगी। परन्तु इस 
वाहिनी को विशाल बनाने हेतु आवश्यकता होगी विदेशों से अजद्ध बलवान और 
वेगवान्‌ बइ्वों को आयात करने की । इसके लिए प्रचुर द्रव्य चाहिए। राज- 
कोष में तो अभाव हो गया है। इस सम्बन्धी व्यवस्था को लेकर मैं अत्यधिक 


व्यश्त रहता हु । थोड़ी प्रतीक्षा करें, समय आते पर आपके साथ पुनः 
वात्तालाप करूगा !' 


महाराज, प्रचुर द्रव्य होने पर ही तो आपकी सभी समस्याएँ सुलझ जायेगी ।! 


“निश्चय ही । परन्तु चाहने पर भी वह वस्तु अकस्मात्‌ प्राव्त नहीं 
हो सकती । 


इस बार नम्बि ने अपना अमोघ वाण छोड़ा । उन्होंने कहा --'महाराज, 

अर्थ की चिन्ता न करें। मेरे समीप प्रचुर द्रव्य संचित हैं, विपुल परिमाण में 

घधन-रत्न भी हैं ओर श्राप ही हैं उसके एकमात्र उत्तराधिकारी । आपके हाथों 
इस धन-सम्पत्ति को सौंपकर मैं दायित्व से मुक्त होना चाहता हूँ महाराज ।! 

एक मुहुत्तं में ही यामुन की दोनों विशाल आँखें चमक उठीं ओर उत्साह 

से उप्तने नम्बि के दोनों हाथों को जकड़ते हुए कहा--'कहें, शीघ्र कहें, किसकी 

सम्पत्ति ? कौन मुझे वह दान करेगा ?/ 

महाराज, आपके पितामह नाथमुनि सांसारिक आश्रम में पथाथत: 

अकिचन थे परन्तु संन्यास लेने के पश्चात्‌ वे विपुल संम्पत्ति के अधिकारी ही 

एए। श्रीरंगम की पुण्यभूमि में एकान्त में तपस्या रत रहते समय उन्हें प्रभृ- 


२२६ ] [ यामुनाचाय॑ 
कृपा से प्रचुर सम्पत्ति प्राप्त हुई जो सब आपके लिए संचित रखी हुई है। आप 
ही कहें, नाथमुनि का ऐश्वयं उनके एकमात्र पौत्र को छोड़चर भला दूसरा कौन 
प्राप्त कर सकता है ?' 

भमहात्मन वह सम्पत्ति कहाँ है ? उसका संघान कौन बतला सकता है? 
कहें, अवश्य कहें समी बातें मुझे स्पष्ट होकर कहें ।” नम्बि ने राजा यामुत को 
अब घैये बंधाया । 

नम्बि ने प्रशान्त स्व॒र में उत्तर दिया--'महाशय, एकप्ात्र मैं ही इसे 
जानता हू'। यदि उत्त गुप्त सम्पत्ति का संधान पाना चाहते हैं तो अब अधिक 
विलम्ब न करें, मेरे साथ चलें।' 

उत्साह से याम्रुन चंचल हो उठे और बोले--“अम्ी मैं अपने अंगरक्षकों 
को तैयार होने का निर्देश देता हु और वाहनादि की व्यवस्था के लिए भी 
कह देता हु ।! 

उत्तर देते हुए नम्बि ने कहा--'महाराज, गुप्त धन का स्थान यहाँ से 
दूर, श्रीरंगम अंचल में है। वहाँ तो आपको मेरे साथ एकाकी जाना होगा और 
वह भी छद्मवेष में । अधिक प्रचार होने से सब कुछ से हाथ धोना पड़ेगा। 
वहाँ से लौटते समय लोक-लस्कर और याव-वाहन की व्यवस्था सम्बन्धी आपको 
चिन्ता नहीं रहेगी ।' 

अपने राज-कार्य का भार यामुन ने अपने मंत्रियों के ऊपर कुछ दिनों के 
लिए सौंतकर प्रचारित करवा दिया कि वे कुछ दिनों तक अपने राजप्रासाद में 
विश्राम लेंगे और कोई भी इन दिनों उन्हें तंग न करे। 

उसी दिन गंभीर रात्रि में यामुन ने चुपचाप नम्त्रि के साथ राजप्रासाद 
का परित्याग किया और दोनों एक साधारण नागरिक के छलद्मत्रेष में श्रीरंगम 
की पुण्यभूमि की ओर चल पड़े । 

पथ में चलते-चलते नम्बि ने कहा - महाराज, सारा मार्ग तो पैदल हो 
चलनः होगा । मैंने निश्चय किया है कि तीन कोस से शधिक्र हमलोग नहीं 
चलेंगे व।रण कि आपसे अधिक श्रम करना कठिन होगा ।' 

राजप्रासाद के आमोद-प्रमोद और विलास-व्यसन के अभ्यस्त यामुन को 


पंदल चलने का कतई अभ्यास नहीं था अत: उसने नम्बि के प्रस्ताव पर तुरत 
अपनी स्वीकृति दे दी । 


तीन कोस के भीतर प्रत्येक गाँव में पहुंचकर दोनों विश्वाम लेते और तत्प- 
इवात्‌ मक्त तम्ब प्रारम्भ करते अपनी इृष्ट सेवा का कारय्ये। स्तान-वन्दनादि 
समाप्त कर ठाकुर के लिए प्रसाद राँधते, तब पुजा और भोग तिवेदेत कर रत 


३३७ 
भारत के महान साधक ) | 


होते गीता-पाठ में । माव-मग्न हो वे प्रतिदिन गीता के तीन अध्याय उच्च स्वर 
से पाठ करते जिसे यामुन पाएवं में बेठ बड़े ध्यान से श्रण करते। 

नम्त्रि मक्ति सिद्ध पुरुष थे; पाठ प्रारम्भ करते ही उनका सादा शरीर 
रोमाचित हो उठता और उनकी आँखों से एवं मुंखमंडल से एक दिव्य ज्योति 
की आभा प्रस्फुटित होने लगती और इसके साथ ही एक दिव्यानन्द से वे 
भर जाते । 


यामुन विस्मय के साथ परम भक्त को इस आनन्दमयी मूत्ति की ओर 
टकटकी लगाकर देखते रहते । उनके अन्दर में वार-बार एक भूचाल सा होता । 
वे सोचते कि यह नम्बि असीम आनन्द का अधिकारी है और उम्र स्वर्गीय अ'नन्द 
का आस्वादन कर इसका जीनन कृता्थ और घन्य हो गया है। बहुत पहले से 
यामुन गीता-पाठ और अनेकानेक शास्त्र-पाठ किया करते थे परन्तु स्वाष्याय को 
इच्ट-जितन के साथ इस प्रकार मिश्चित कर, उसे मघुर बना सकने में वे कभी 
सफल नहीं हो सके । इसके अतिरिक्त राजकाये में लिप्त रहकर एक के पश्चात्‌ 
दूसरे माया-वंधन में वे पड़े रहते ओर इस प्रकार वंचित रहते दिव्यालोक के 
आनन्द से । 
महापुरुष नम्बि का पाठ इतना चैतन्यमय था कि उनके द्वारा उच्चारित 
एक-एक श्लोक ईश्वरीय चेतना का एक-एक दिव्य स्तर मानो उन्मोचित कर 
रहा था। यामुन के अभ्यन्तर में महाप्रमु श्रीकृष्ण की महावाणी बार-बार 
प्रतिध्वनित हो रही थी -मेरे समीप मक्ति लेकर आओ, शरणापन्न होकर आओ, 
मैं तुम्हें द्‌ गा पराशान्ति और परामुक्ति । इस वाणी ने उनके मन और प्राण 
को विस्मृत कर दिया । यह वाणी तो अमोघ थी । 


इसके साथ-राथ हृदय में तीव्र अनुसोचना थी। जो विषय-वासना और 
वेमव क्षणभंगुर है, जो देह-मरणशील है, उसे लेकर मैं इतने दिनों तक एक 
अज्ञानी की भाँति समय व्ययीत कर रहा था लेकिन अब और अधिक नहीं । 
इस बार इस बंघन की डोर को छिन्न करना होगा और इसके साथ ही प्रारम्भ 
करना होगा अमृतमय जीवन का पथ-संघान । 


छ: दिनों के रास्ते में नम्बि ने इष्टाध्यायी कर पाठ किया । इस पाठ से 
यामुन के भीतर दिव्यालोक का स्पर्श प्रतोत हुआ; मंत्रचेतनन्‍्य की तरह 
उसने काम किया। विषय-विमोहित राजा यामुन के जीवन में “निश्चेर का 
स्वप्न-मंग' घटित हुआ । 

सातवें दिन प्रत्यूप में दोनों श्रीरंगम पहुचे । कावेरी में स्नान कराकर 
नम्बि ने यामुन को श्रीरंगनाथजी के श्री विग्रह के सम्मुख उपस्थित किया और 


प्रेम-परिपूरित स्वर में कहा - महाराज, देखें अपने पितामह नाथमुनि का यह 


२३१ ] | बायनाकाव 


गुप्त-भंडार । आपको इस भंडार का संधान देने हेतु में अपने गुरु के प्रति 
प्रतिश्रत था जो आज पूरा हुआ ।! 

विग्रह दर्शन के साथ-साथ यामुन प्रेमावेश से व्यकुल हो गए और उनकी 
भाँखों से पुलकाश्र झरने लगे। उनके हृदयाकाश में श्रीरंगनाथ की ज्योतिमंय 
और आनन्दघन मूत्ति उद्धासित हो उठी और इसके साथ ही बाह्य चेतना 
शून्य होकर वे मंदिर में मूच्छित हो गए । 

उस दिन से यामुन एक नूतन मानव में परिणत हो गए। राजा यामुन 
तो अब मर चुके थे और उनकी जगह जागत हो गया था भक्ति-प्रेम के पथ 
का एक भिखारी साधक । ह 

शीघ्र ही यामुन ने राजव॑भव और राजसिहातन का १रित्याग कर पिता- 
मह नायमुनि का पदानुशरण करते हुए संन्यास ग्रहण किया । इसके साथ ही 
आरम्भ हुआ उनका अभियान प्रेम, भक्ति, प्रपत्ति और इष्ट-प्राप्ति के पथ पर । 

यामुन को प्रत्यावत्तित करने हेतु राजधानी से स्वजन एवं मित्नरगण आए 
परन्तु त्यागी भक्त के संकल्प को उनका अनुनय और अश्रुजल भी डिगा न 
सका । स्मित हास्य से उन्होंने उत्तर दिया--'जिस राज्य और जिस विषय- 
वेभव में मैं ने अपने अबतक के जीवन व्यतीत किए वह तो क्षणभगुर और 

मल्यहीन है। अब मैं एक नवीन राजा के अधीन कार्यभार ग्रहण करूगा । 

वह राजा तो अद्वितीय है और सम्पूर्ण सृष्टि में उसका राज्य व्याप्त हैं - अखंड, 
अनन्त और शाइवत है वह राज्य । सिर्फ उस राज्य का राजा ही प्रदान कर 
सकता है अमृतत्व और अखंड दिव्यानन्द | परमेश्वर श्रीविष्ण ही वे राजा हैं-- 
भौर उनके जाग्रत विग्रह स्वरूप हैं ये श्रीरंगनाथ । अभी से मैं उनका आजीवन 
चाकर होकर रहूगा।' 

आत्मजन एक शुभेच्छुओं ने समझ लिया कि वेराग्यवान इस साधक को 
अब सांसारिक जीवन में लौटाने का कोई उपाय नहीं है और हताश हो लोट 


गए वे अपने देश । । ' । 
श्रीरंगम के भक्त-समाज में विशेषकर विशिप्टा ६ तवादियों में आनन्द 


का ज्वार आ गया | सबों के मन में आशा बेठ गई कि नाथमुनि है जिस प्रेम- 
मार्ग को प्रवर्तित किया था, प्रतिमावान्‌ यामुन की साधना बौर सिद्धि कै द्वारा 


वह अब और अधिक प्रशस्त और आलोकमय बनेगा । 
श्रीरंगनाथ की सेवा में यामुन ने अब प्राणों की बाजी लगा दी। इसके 


साथ ही चलती भक्तिमार्गीय साधन तत्व तथा दर्शन सम्बन्धी गवेषणा बा 
ग्रंथ-रचना । कुछ ही वर्षों के भीतर एक भक्ति सिद्ध महापुरुष के रूप में 


आरत के महान साधक ] [ २३२ 


परिचित हो गए | सम्पूर्ण दक्षिण प्रदेश में उनकी रूयाति फैल गई श्रीरंगम को 
भक्त-गोष्ठी के नेता रूप में, विशिष्टाढ तवाद के श्रेष्ठ आचाय॑ के रूप में । 
अमानुषी प्रतिमा लेकर आचाये यामुन ने जन्म ग्रहण किया था अतः 
बहुत शीघ्र ही उन्होंने सभी शास्त्रों में पारगामिता प्र-प्त कर ली थी। उनका 
वह पांडित्य और नेतृत्व दने दक्षता अब ईएवरीथ कार्यों में नियोजित हुई । 
यामुनाचार्य ने विशिष्टा ईं तवाद की एक विस्तृत व्याख्या उपस्थापित 
की | पितामह नाथमुनि ने जिस दाशंनिकता का प्रवर्त्तन किया था उसकी 
सित्ति को इन्होंने दृढ़तर किया । यामुनाचायं के परवर्त्तीकाल में उनके पोत्र 
के शिष्य रामानुज के अबदान के फलस्वरूप इस विशिष्टाह्वतवाद के अवयव पृणं 
और परिपुष्ट हुए और आधघायं शंकर के प्रतिपक्षी दाशंनिक मतवाद के रूप में 
इसका आत्म-प्रकाश हुआ । 
इस देश मे विशिष्टाह तवाद की विचारधारा अति प्राचीन काल से 
प्रवाहित थी । ब्रह्म सूत्र में आचाये आइमरथ्य का उल्लेख विशिष्टाह तवादी के 
रूप में हुआ है। महाभारत में पांचरात्र मत की कथा का वर्णन हुआ है जिसमें 
विशिष्टाह तवाद की झलक स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है । 


ब्रह्मसूत्न की विष्णु परक व्याख्या दशम शताब्दी में देखने को मिलती है । 
नाथमुनि और यामुनाचार्य के पश्चात्‌ ग्यारहवीं शताब्दी में रामानुजाचार्य का 
आविर्भाव हुआ जिनकी विष्ण-साधना और दाशंनिक व्याख्या के फलस्वरूप 
जाज्वल्यमान हो उठा विशिष्टाह्वत सिद्धान्त का भक्तिवाद । 


परन्तु यह कथा विस्मृत करने को नहीं कि नाथमुनि, य|मुन और रामानुज 
के मक्तिवाद का उत्स तो आलवार साधकों की जीवनसाधना है । ऐतिहासिक 
युग प्रारम्म होने से बहुत पूत्र ही तमिल प्रदेश भें आलवार भक्तों का आविर्माव 
हुआ था । श्रीवष्णवों के अनुसार प्राचीन आलवार आचार्यों का अभ्युदय द्वापर 
युग के अंतिम दिनों में हुआ जिसकी धारा और गुरु परम्परा कलियुग में बह चली। 

भक्तिसिद्ध प्राचीन आलवारों में काञ्ची के पोंइहे, मल्लापुरी के पुदत्त 
मयलापूर के पे और महीसार के तिरुमिड़िशो थे । परवर्त्तीकाल में उल्लेखयोग्य 
भक्तों गे नाम हैं--शठकोप, मधुर कवि, कूलशेखर, पेरिया, अंडाल आदि । 
इनलोग के प्रेममक्तिमय जीवन की कथाएँ और रचित स्तवगाथाएं दक्षिण 
देशवासियों को हजारों वर्ष से मक्ति-रस से आप्लावित करती जआा रही हैं ओर 


असंख्य नर नारियों के जीवन में भक्ति, प्रेम और शरणागति को प्रेरणा 
प्रदान कर रही हैं । 


यामुनाचायं की साधना, सिद्धि और दाशंनिक तत्वों के द्वारा आलवारों 
क इस भक्तिवाद ने अब एक नवीनतर रूप धारण किया । 


२३३ ] | 
रे] [ यामुनाचाय॑ 


प्राचीन आलवार एवं उनके उत्तर कालीन विशिष्टा दतवादी साधकों एवं 
दाशंतिकों के सम्बन्ध में स्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वती ने लिखा है-- | 

प्राचीन आलवार या आलवारगण भक्ति की जिस स्निग्ध शॉन्‍्त भाव- 
प्रवाह में अवगाहन करके पूत हुए थे उसी पूत प्रवाह में दाशेनिकता के सम्मिलन 
से पुण्यतीर्थ का निर्माण हुआ है । यामुनाचायं के समय से ही इसमें दाशंनिक- 
प्रतिभा का विकास हुआ है । एक ओर जिस प्रकार आचवारों ने भक्तिवाद का 
प्रधार किया है दूसरी ओर उसी प्रकार द्वविड़ाचायं, गुहदेव, टंक और 
श्रीवत्सांक आदि आचार्यो ने दर्शन की महिमा को प्रकटित क्या है | 
य.मुनाचाय॑ से पहले ही वेदान्त दर्शन के भाष्यकार द्रविड़ाचाय॑ ने अपनी प्रतिभा 
का परिचय दिया था । श्रीवत्सांक मिश्र, टंक प्रभति आचार्यों ने ब्रह्मसृत्र की 
व्याख्या की है। 'सिद्धित्रय” नाम के ग्रथ में यामुनाचारय ने प्राचीन आधचार्यों का 
नामोल्लेख किया हैं। माष्यकार द्रविड़ाचायं, ८ीकाकार टंक एवं श्रीवत्सांक 
प्रमूति आचायंगण श्रीसम्प्रदायमुक्त थे। आचाय॑ भतृ'प्रपंच, भतृ हरि, ब्रह्मदत्त 
शंकर आदि निविशेष ब्रह्मादी थे। आचाये भाष्कर भेदाभेषवादी थे। जब 
निविशेष ब्रह्मगाद और भेदाभेदवाद का अभ्युदय हुआ तब अपने मत की प्रतिष्ठा 


के लिए ही दाशं निक क्षेत्र में यामुनाचायं का अवतरण हुआ । दशम शताब्दी 
दाशंनिक अतिमा का युग था, सभी क्षेत्नों में नवजीवन का सूत्रपात हुआ था । 


विशिष्टाद्व तवाद भी तब अपनी प्रतिष्ठा हेतु अग्रसर हुआ था । 
- * अनेक लोगों की धारणा है कि शंकर के ज्ञानवाद में व्यभिचार का 


सूत्रधात होने पर आधाये रामानुज प्रभूति का आविर्भाव हुआ परन्तु हमलोगों 
के अनुसार यह धारणा विल्कुल भ्रमात्मक है कारण कि यामुनाचायं के आवि- 
भाव का जो काल है वही काल है वाचस्पति के आविभाव का । जब सम्पुर्ण देश 
में वाचस्पति मिश्र की महिमा परिव्याप्त हो रही थी उर्स। समय रामानुज का 
आविर्भाव हुआ। ग्यारहवीं शताब्दी में वाचस्पति की प्रतिभा सम्पूर्ण भारत में 
परिव्याप्त हो गई थी । मारत के सभी आचायंगण अवतारी पुरुष थे। धर्म को 
ग्लानिन होने पर अवतार भी अवतरित नहीं होता । जीवनी लेखकों ने 
अवतार के फलस्वरुप ही धर्म की ग्लानि की बात अगीकार कर ली है। 
आचाय॑ रामानुज और मध्व आदि के अ!विभाव के कारण ही शज्वांकर मत की 


ग्लानि की बात मान ली गई है परन्तु रामानुज और मध्व के युग में शांकर 
मत की प्रतिमा का और भी अधिक विकाप्त हुआ है। जिस सिद्धान्त का हास होता 
है उसका विकास असंभव है। यदि शांकर मत का ह्ास होता तो वसा 


उसमें दार्शनिक मनीषा का स्फुरण नहीं होता। हमलोगों के 


ने पर * 
हूनि पर गई थी तब प्रतिद्वन्द्दी समी 


विचार से जब शांकर मत की प्रधानता स्थापित हो 
३०।१० 


| 2 | २१४ 
प्लारत के महान साधक ] ॥ 


मतवादों ने अपनी प्रतिष्ठा की स्थापना के निमित्त शांकर मत पर प्रहार 
किया था । 


प्रवल शत्रु को पराजित करने के लिए ही न्यूनाधिक चेष्टा की 
आवश्यकता होती है। यदि श्ांकर मत का हस प्रारम्म हो गया था तो उस 
दक्शा में यामनाचाये, रामानुजाचायं आदि आचायंगण बद्धपरिकर हो शांकर हर 
का खंडन नहीं करते। विशेषकर यामुनाचारय ने निविशेष ब्रह्मगादी आचायंगत 
का नामोल्लेख करके उनके मतों के निरसन हेतु ही "प्रकरण प्ररम' की 
आवश्यकता कौ स्वीकार किया है। प्रवल योद्धा को पराजित करने के लिए 
इस प्रकार की चेष्टा स्वामाविक है । 

- - द्वांकर मत की प्रबलता और मास्कर मत के अभ्युदय के समय 
ही वैष्णव भक्तवाद के स्थापनाथे यामुनाचाय का प्रयास प्रारम्भ हुआ। जेब 
सम्पूर्ण देश शंकर के ज्ञानवाद में ऊम-चूम कर रहा था, उसी समय दाशेनिक 
क्षेत्र में अवतरण हुआ यामुनाचायं का। उस समय दक्षिण मारतवषं में सभी 
सम्प्रदाय अपने-अपने मतवाद की प्रतिष्ठा हेतु लालाबित थे, यामुनाचायं भी 
वेष्णवमत की प्रतिष्ठा हेतु दाशंनिक क्षेत्र में अवतीर्ण हुए थे । 

यामुनाचायं द्वारा प्रणीत ग्र थों में प्रमुख है---सिद्धित्रयम । इसमें विशिष्टा- 
द्वत सिद्धान्त का निरुपण सुन्दरतापृवंक किया गया है। इनकी अन्य रचनाओं 
के नाम हैं--स्तोत्॒रत्नम्‌, आगम प्रकाव्यम्‌ एवं गीताथ संग्रह । 

आचाय॑े यामुन ने अपनी दाशंनिक व्याख्या में प्रधानत: शंकर के निविशेष 
ब्रह्म त्मवाद पर प्रहार किया है । उनके अनुसार क्‍या चेतन और क्या अचेतन, 
सभी वस्तुए ब्रह्म के शरीर हैं और ब्रह्म उस शरीर क॑. आत्मा एवं अधिष्ठाता 
है । शरोर और शरीरी को एक समझना होगा कारण कि ब्रह्म स्वरूपत: एक 
ओर अद्वितीय है। जिस प्रकार तरंग, फेन और बुद्बुद भादि अंशों के रहने 
पर भी निश्चय ही समुद्र को एक और अखंड कहा एवं समझा जातः है उसी 
प्रकार जीव, जगत्‌ और ईश्वर आदि अनंकत्व के रहते हुए भी समष्टिभूत 
सत्ता, पुरुषोत्तम नारायण तो एक और अखंड है । 

आचार्य यामुन ने आंगे कहा है कि ईश्वर पुरुषोत्तम है, सृष्टजीव से वे 


श्रेष्ठ हैं। ईश्वर पुर्ण है, जीव अणु अंश है। ईश्वर तथा जीव नित्य पृथक हैं । 
उनके अनुसार मुक्त जीव ईश्वर का साद्निध्य प्राप्त करता है परन्तु वह ईश्वर 
भाव प्राप्त करने में सक्षम नहीं है । 


ब्रह्म और जीव के भेद के सम्बन्ध में कहते हुए वे कहते हैं--इन दोनों 
में स्‍्वजातीय और विजातीय भेद नहीं है परन्तु स्वगत भेद रहता है । उनके 


5] [ यामुनाचार्य॑ 


अनुसार मौलिक पदार्थ तीन हैं “चितू, अचित्‌ और पुरुषोत्तम । चित्‌-- जीव, 
भचित्‌ - जगत और पुरुषोत्तम-- ब्रह्म है। ब्रह्म सविद्येष- सगुण, अशेष 
केल्याणमय गुणों के आगार और सब नियन्ता है। जीव उसका चिर दास है । 

साधक यामरुन की उत्कट अभिलाषा थी परम प्रम॒ का एकान्तिक नित्य- 
किकर होकर रहने की । दास्य और पराभक्ति के वे आकांक्षी थे इसी लिए 
सर्विशेष ब्रह्म एवं उसका मृत्त ब्रह्म स्वरूप ही उनका ध्येय था । 

अपने इस दाशं॑निक सिद्ध।न्त को उन्होंने प्रधानत: ब्रह्मपुराण से ग्रहण 
किया था। इस पुराण में महामुनि पराशर ने चितू, अचित्‌ और ईश्वर 
सम्बन्धी जो (दर्शन दिया है आचार्य ने उसका बड़ी श्रद्धा के साय गुणा नुवाद 
किया है ।?१ 

यामुनाचाये के स्तोत्ररत्त में पराभक्ति और शरणागति सम्बन्धी तत्वों 
का मनोरम प्रस्फुटन हुआ है। मक्तिसिद्ध महापुरुष अपने प्राणों को उड़ेलकर 
कहते हैं -- 

मखनाथ यदस्ति सोहस्म्याहम्‌ 

सकल तद्धि तव॑व मापव 
नियत स्वमिति प्रबुद्धधी रथ वा 

किनु समपेरामि ते।। 

““” है नाथ, है माधव, जो कुछ मैं हे, जो कुछ भी मेरा है वह समी तो 
तुम्हारा ही है प्रमु ”? यदि कमी भी मुझे इस प्रकार का ज्ञान हो कि-- मैं सभी 
समय एकान्त भाव से तुम्हारा हू--तव मैं अपनी कौन सी वस्तु और किस 
विधि से तुम्हें समपित कर सक्‌गा ? 

इस शरणागति के साथ गौड़ीय वैष्णवों का सादृश्य है- मैं तुम्हें क्या न्ड 
तुम्हें जो धन प्रदान करूगा वह धन तो तुम ही हो । आचाय॑ यामुन ने इसीलिए 
सभी वस्तुएं बेच दी थीं और सभी वस्तुओं को नारायण स्वरूप समझ्नकर एक 
वष्णव की भाँति ग्रहण करते थे | यामुनाचायं का माव था--तवेवाहम्‌ । वेष्णव 
कवि का भाव अनेक परिमाण में यह भी था--मभव त्वम । 

ईइवर के साथ जीव के पिता, माता, तनय, सुहृद्‌ आदि सम्बन्ध संभव 
हैं परन्तु यामुनाचाय की दृष्टि में दास्य माव ही श्रेष्ठ हे। एक स्तोत्र में वे 
प्राथंना करते हैं: - हे प्रम, तुम्हारे प्रति सभी भावों की अपेक्षा दास्य मात्र ही 
स्वंश्रष्ठ है । एकमात्र दास्यसुख में आतकक्‍त व्यक्ति के गृह में कीट रूप में जन्म 

स्वामी विद्यारण्य, 


१, भागवतधम का प्राचीन इतिहास, द्वितीय खंड हे 
[ प्राष्यवाणी मंदिर | 


। | «३६ 
भारत के महान साधक ] 


लेना भी साथक है परन्तु अन्य वुद्धिविशिष्ट व्यक्ति के घर चतुसु खबहा के रूप 
०० ण् क्‌ ड़ों ।१ 
में अवतरित होना भी मुझे काम्य नहे ; । । 
प्रभ श्रीरंगनाथ की सेवा, दास्य और विशिष्टा दँ तवाद के मा हब 
रे. अब «् । उन 
कार्यों में बहुत समय व्यतीत हो गए और अब यामुनाचार्य वृद्ध हो च ड ॥ 
मन में केवल एक ही दुश्चिन्ता थी कि मक्तिवाद की जिस नींव को मैं ने सुदृद 
किया है उसके ऊपर अब सौध कौन खड़ा कर सकेगा ! दाशंनिक रिद्धान्तों को 
श्र खलावद्ध करते की आवश्यकता थी परन्तु उस कार्य के लिए आवश्यक मविति 
और प्रतिभा क्या समकालीन किसी साधक में थी ? 


इन सभी चिन्ताओं को लेकर आचारय॑ का अन्तर आलोडित हो रहा था । 


वे प्रतिदिन श्रीरंगनाथ के चरणों में अश्वुपूरित नेत्रों से निवेदन कर 
को लेकर ही तुम्हारा संसार है, अतएवं देखना कि भक्तिघृत श्रीसम्प्रदाय 
तुम्हारी कृपा से कहीं वंचित न हो जाय । भक्ति, प्रपत्ति एव. दास्‍्य भाव का 
माहात्म्य प्रकटित होवे, मेरे अन्दर एक मात्र यही भाकांक्षा है ।' 

कुछ समय के अन्तराल में श्रीरंगम के मन्दिर में प्रभु वरदराज के अन्तरंग 
मकत कांचीपूर्ण के साथ यामुनाचाय की भेंट हुई। कथा प्रसंग में ही 
कांचीपूर्ण ने कहा--'आचार्यवर, शांकर वेदान्ती यादव प्रकाश के कृती छात्र 
लक्ष्मण की कथा के सम्बन्ध में मैं आपसे कहना चाहता हूँ | अद्व त वेदान्त में 
पारंगत होने पर मी एक विमस्यकारी भक्ति और संस्कार को लेकर उसने 
जन्म-ग्रहण किया है। उसी प्रकार उसमें अमानषी प्रतिभा भी हू । वेदान्त 
की विष्णु परक व्याख्या और विश्लेषण में वह अहनिश निमग्न रहता है। 
लक्ष्मण को तो मैं उसके बाल्यकाल से ही जानता हूं और यौवन में भी उसे 
अन्तरंग भाव से देखता हूँ। आबाचाय॑ मुझे इसमें संशय नहीं कि वह वरदराज 
का कृपापात्र है, मक्ति-आन्‍न्दोलन का वह एक चिह्नित नायक है । 


ते-- “मक्‍्त 


आनन्द विभोर होकर यामुनाचायय ने कहा - 'कांचीपुर्ण, प्रभु श्रीरंगनाथ 
के चरणों में मैं वार-बार श्रीसम्प्रदाय के लिए एक उपयुक्त भावी नेता हेतु 
विनती करता हूं । आशा है, हमलोगों ने प्रभ का क्ृपा-प्रसाद पा लिया है । 
तुम्हारे आज के इस सुसंवाद से मैं परम आनन्दित हुं ।' 

कांचीपूर्ण ने आगे मी कहा-- आचाये, द्वत और अं तवाद के सिद्धान्त 
को लेकर अध्यापक यादवप्रकाश के साथ लक्ष्मण का बार-वार मत-वंषम्य हो 
जाता है। मेरे मन में ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के संबन्ध-विच्छेंद में अब 
और अधिक विलम्ब नहीं है ।' 


० वेदान्त दर्शन का इतिहास, प्रथम माग । 


३७ | [ यामुनाचार्य॑ 


यामुन ने कहा--“अत्युत्तम कथा। कांचीपूर्ण, कुछ दिनों से मेरे मन में 
भावना हो रही है कि कांची जाकर प्रभु वरदराज का एक वार दर्शन कर 
आऊ ।* 

आचाय॑, इस सुअवसर पर हम कांचीपुर के भकतों को आपको अपने 
बीच पाकर अतीव प्रसन्नता होगी ।” उत्साहयूवंक कांची पूर्ण ने कहा । 

उस दिन यामुनाचाय वरदराज के विग्रह के दर्शन हेतु आए हुए हैं। 
स्तान, तपंण और पूजादि समाप्त हो चुका है और उनका अन्तर एक दिव्य 
आवेश से परिपूरित है। अब्र कांनीपृर्ण तथा अन्यान्य भक्तों को साथ लेकर वे 
अपने आवास की ओर लौट चके हैं । 

भावोन्मत्त अवस्था में वे धीरे-धीरे पथ पर अग्रसस्ति हो रहे हैं कि हठात्‌ 
कांचीपूर्ण ने उनसे कहा--“आच्ायं, देखिए, देखिए, वेदान्त केसरी यादवप्रकाश 
इसी तरफ आगे आ रहे हैं और उनके साथ उनकी यशस्वी शिष्य मंडली भी 
है । हमलोगों का प्रिय माजन भकत-प्रवर लक्ष्मण भी उनके साथ है। 

यामुनाचाय रास्ते के किनारे एक तरफ खिसककर खड़े हो गए। थोड़ी 
दूर पर अध्यापक यादवप्रकाश अपने छात्र-दल के साथ पैदल चले आ रहे हैं 
ओर उनका हाथ लक्ष्मण के कंधे पर है । 

महापुरुष यामुनाचाय भावमय मुद्रा में अपलक लक्षण की ओर देख रहे 
हैं । मधुर मुस्कात की आभा आचारय॑ की आँख और उनके मूख पर विखर 
रही है। 
प्रसन्‍तता के साथ कांचीपुर्ण ने कह्ा--आपकी भाज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण 
को बुलाकर ले आऊँ, आपका आशीर्वाद पाकर वह घन्य होवे ।' 

नहीं कांचीपृरणं, इसकी आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण को मैंने इसी बीच 
आशीर्वाद प्रदान कर दिया है। उसके भीतर पराभक्ति के उन्मेप हेतु मैंने अपनी 
दृष्टि द्वारा शक्तिपात कर दिया है। आज निश्नन्ति होकर मैं ने जान लिया है 
कि यही लक्ष्मण श्रीसम्प्रदाय का भावी नायक है । इस समय इसके साथ अनाव- 
श्यक बातें करने से अद्वत वेदान्ती यादवप्रकाश के साथ अभी ही नए शिरे से 
वाक्‌ युद्ध होगा और इससे हमारे भीतर का मधुर भाव नप्ट हो जाएगा। 
श्रीवरदराज के दर्शान का अभीष्ट फल तो मुझे अभी हाथों हाथ प्राप्त हो गया । 

परवर्ती काल नें यादवप्रकाश के इसी प्रतिमा सम्पन्न प्रधान छात्र का 
अभ्युदय हुआ रामानुज के रूप में, विशिष्टाह्वौत गिद्धान्त के प्रख्यात प्रवक्ता 
के रूप में जिन्‍्द्ोंत भारतवर्ष के दाशंनिक समाज में ग्रहण किया कालणगी 


आसन । 


" २३८ 
मऑरत के महान साधक ] [ २३ 
/ 
यामुनाचार्य श्रीरंगणम लौट आए हैं परन्तु उनके हृदय में झूल रहा न 
पंडित लक्षण का लावण्यमय रूप । पवित्रता, त्तेजस्विता और विष्णु-मक्ति के 


जो आभा आचार्य ने उसके मुख-मंडल पर देखी थी उसे मला कंसे मुलाया जा 
सकता है ! 


लक्ष्मण की साधन-प्रस्तुति जिससे पुर्ण होवे और शीघ्र ही वे जिससे 
श्रोसम्प्रदाय का दायित्व ग्रहण कर सकें--इस निमित्त व्याकुल हृदय से ईश्वर 
के चरणों में यामुन प्रार्थना करते हैं। लक्ष्मण को एकान्त भाव से अपने निज जन 
के रूप में प्रपप्त करने हेतु इस समय उन्होंने एक स्तोत्र की भी रचना की है! 
श्रीसम्प्रदाय के भक्तों के बीच आज मी वह स्तोत्र स्मरणीय है । ह 
श्रीरंगम आने के कुछ दिनों के वाद ही यामुनाचायें को एक छुम संवाद 
प्राप्त हुआ । सम्प्रति लक्ष्मण के साथ उनके गुरु यादवपश्रकाश का तीव्र मतभेद 
होने के कारण दोनों का सम्बन्ध-विष्छेद हो गया है । 
परम भक्त प्रवीण आलवार साधक कांचीपूर्ण के प्रति लक्ष्मण बहुत दिनों 
से असीम श्रद्धा रखते थे। अब उन्होंने इसी सिद्ध महात्मा का आश्रय ग्रहण 
किया ओर उन्हीं के निर्देशानुसार साधन-मजन, श्रीवरदराज की सेवा-अचेना 
ओर शास्त-पाठ भी करते हैं । 
लक्ष्मण की प्रवल इच्छा महात्मा कांचीपूर्ण से दीक्षा-ग्रहण करने की थी 
परन्तु उनकी यह आकांक्षा प्री न हो सकी । महात्मा उन्हें बार-बार ठालते 
रहे । 


जब-जव लक्ष्मण जोर देकर कांचीपूर्ण को पकड़ते तब-तब वे कहते -- 
“वत्स, मैं तो प्रभु वरदराज का कंगाल भक्त हूं। इसके अतिरिक्त मैं जात से 
शूद्र हू, तुम सरोखे पवित्र देहधारी ब्राह्मण को मैं किस प्रकार दीक्षा दे 
सक्‌ गा ? स्वापरि कथा तो मैं जानता हू कि प्रभु कार्य के निमित्त तुम्हारी 
दीक्षा अन्यत्र होगी और उसमें अब अधिक विलम्ब नहीं है ।' 

फिर भी लक्ष्मण महात्मा कांचौपूर्ण को गुरु-रूप कौर त्राता-रूप में 
समझते थे ओर उन्हीं के निर्देशन में नैत्य साधन-मजन करते थे । पवित्र शाल- 
कप से जल-मरकर लाते और उससे वरदराज के श्रीविग्रह को स्नान कराते 
और उस विग्रह की श्रचेता और उसके ध्यान-जप में तन्‍्मय हो उठते । 

इधर वृद्ध याम्‌नाचारय श्रीरंगप के मठ गें अत्यधिक कष्ट के कारण 
शय्या4 स्त हो गए थे और वे स्वयं स्पष्टतया समझ रहे थे कि उनकी विदा- 
बेला में अब अधिक विलम्ब नहीं है। अब अपने प्रधान और ध॒न्तरंग मवंत 
मह्दापूर्ण को बुलाकर उन्होंने कहा--'मेरी विदा-बेला प्रायः समागत है। इस 


र१६ ] [ यं।मुनाचाय॑ 


समय श्रीसम्प्रदाय के भक्तिवाद और उसके भविष्य के सम्बन्ध में व्याकुल हो 
रहा हु । वाचस्पति भिश्र का अभ्युदय हो गया है, शांकर मत को उन्होंने 
निपुणता के साथ प्रपंचित किया है। इसके विरुद्ध विशिष्टाद तवाद और कितने 


दिनों तक जूझ सकेगा और टिक सकेगा ?' 

आपके निर्देश की हमे अपेक्षा है महात्मन' महापृर्ण ने उत्तर दिया । 

'केवल भक्तश्रेष्ठ लक्ष्मण की कथा के सम्बन्ध में सोच रहा हु'। ज्ञात 
हुआ है कि यादवप्रकाश के साथ उसने अपने सभी सम्बन्ध-विष्छेद कर लिया है 
ओर अब कांचीपूर्ण के समीप आश्रय ग्रहण किया है। वह श्री वरदराज की 
सेवा में अपना दिन व्यतीत करता है । अतः तुम शीघ्र कांची जाकर उसे अपने 
साथ श्रीरंगम ले आओ । शरीर-त्याग से पूव्व॑ मैं अपने मन के कतिपय संकत्पों 
से उसे अभिज्ञ करा देना चाहता हूँ । 
न्‍ आश्वासन देते हुए महापूर्ण ने कहा--'आचायंवर, इसी क्षण मैं कांची के 
लए श्रस्थान कर रहा हू' और यथाशीघ्र लक्ष्मण को आपके समीप उपस्थित 
करता हू ।* 
कांची पहुच कर महापूण्ण ने प्रभु वरदराज के मंदिर में ना उन्हें प्रणाम 
किया । वहीं पर भक्तों से ज्ञात हुआ कि श्री वरदराज का अभिषेक सम्पन्न 
कराना लक्ष्मण का नत्य प्रधान सेवा कार्य है--ओऔर अब उसमें अधिक विलम्ब 
नहीं है, वे गीत्र ही उससे निवृत हो यहीं पर आ। उपस्थित होंगे । 

महापुर्णं अब और अधिक धेर्यं धारण न कर सके । पथ की ओर अग्रसर 
होते ही देखा कि लक्ष्मण धीरे-धीरे पाँव रखते हुए मंदिर की ओर अग्रसर हो 
रहे हैं । उनके मस्तक पर जल का वृहत्‌ भमाण्ड है भर मुख से वे विष्णु की 
स्तुति गुनगुना रहे हैं । 

निकट पहुंचने पर सुमधुर कंठ से महापूर्ण यामुनाचाय॑ प्रणीत एक अपूव॑ 
स्तोत्र को गाने लगे जिसके भाव, भाषा ओर मधुर झंकार ने लक्ष्मण के अन्दर 
दिव्य उन्माद को जागृत किया । साश्रु नयत उन्होंने प्रश्न किया--'महात्मन्‌ 
अमृत-सिंचित इस स्तोत्र को आपने कहाँ पाया, श्री विष्णु को कृपा से धन्य 
किस महापुरुष की यह रचना है, कृपया मुझे बतावें ।' 

धयह तो मेरे प्रमु यामुनाचाय॑ की रचना है। श्रीसम्प्रदाय को उस 
मध्यमणि के अतिरिक्त भला भौर किसके हृदय में इस तरह की दिव्य ज्योति 
का स्फुरण हो सकता हूं ? दूसरा कौन इस प्रकार अमृत का परिवेशन कर 
सकता हैं ?! व | के दर्श 
'रंगनाथजी के प्रियतम सेवक, महात्मा यामुनाचाये के चरणों के दर्शन 
की अमिलाषा मेरे अन्दर बहुत दिनों से बनी हुई हैं। भाग्यहीन होने के 
कारण मैं इससे अबतक वंचित रहा । आप तो उनके स्वजन हैं, क्या कृपा पूवक 
मुझे उनके आश्रय में आप ले जायेंगे ?' ॒ 

'वत्स, मैं तो आचायं प्रमु यामुन के समीप से ही तुम्हारे गाल गा 
तुम्हारे दर्शन हेतु वे व्याकुल हैं और तुम्हारे पथ की प्रतीक्षा कर रहे हैं ' इस 


. २४० 
भारत के महान साधक ] [ 


अतिरिक्त वे अमी मुत्यु-शय्या पर पड़े हुए हैं। वत्स, यदि तुम्हें उनके दर्शन की 
अमिलाषा है तो तुम एक क्षण भी अब विलम्ब न करो ।! द 
ऋपमदा: चार दिनों तक पथ-भ्रमण करने पर प्रम॒ श्रीरंगनाथ का मंदिर 
दीख पडा । कावेरी के दूसरे कितारे पर पहुचने पर दोनों वज्चाहत को माति 
स्तम्प्ित हो गए। दक्षिण के वैष्णव जगत्‌ के श्रेष्ठ पुरुष यामूुनाचाय अव 5 
संसार में नहीं रहे । उनके मृत शरीर को हजार-हजार नर-नारी घर कर कऋनन्‍्दन 
कर रहे हैं और मठ के शेष शिष्य व्यस्त हैं शेषकृत्य हेतु । 
आचाये के चन्दन-चचित और पुष्प शोमित मृत शव के सम्मुख लक्ष्मण 
से साध्टांग प्रणाम किया । उठकर खड़ा होने पर उनकी दृष्टि जब उनके हाथ 
की ओर गई तो देखते हैं कि उनकी तीन अंगुलियाँ मुष्टिबद्ध होकर रह गई हैं । 
जिज्ञासु दृष्टि से सेवकों की ओर देखने पर उन्होंने कहा--'तीन सकत्पों 
की पूर्ति हेतु आचाय॑ प्रभु अपनी मृत्यु-शय्या पर अधिक चिन्तित होकर रहते थे, 
उसी के प्रतीक स्वरूप ये तीनों अंगुलियाँ मुष्टिवद्ध होकर रह गई हैं । क्‍ 
इस कथा श्रवण के साथ-साथ मकतप्रवर लक्ष्मण दिव्य भावाविष्ट हो 
गिर पड़े । इसी आवेश में अद्ध बाह्य अवस्था में इन्होंने क्रमशः तीनों संकल्प- 
वाणियों का उच्चारण किया । उन्होंने कहा--विष्णुमक्तिमय द्वाविड़ वेद का 
मैं प्रचार करू गा, ज्ञानहीत जनों के मध्य उस भक्ति-सुधा का वितरण करूँगा 
भर लोक-रक्षा का ब्रत लेकर मैं रचना करूगा तत्वज्ञानमय श्री भाष्य का। 


पुराण-रत्न विष्ण पुराण के रचयिता पराशर मूनि के नाम से चिह्नित करके मैं 
मक्तिवाद में एक श्रेष्ठ व्याख्याता का निर्माण करू गा ।! 


अन्तरंग मकतों-शिष्यों ने एक अविश्वसनीय दृश्य को देखा । इन संकल्प 
वाणियों के उच्चरित होते ही उसके साथ-साथ किसी खद॒श्य अलौकिक शक्ति के 
इगित से प्राणहीन यामुनाचाय की तीनों वद्ध अंगुलियाँ क्रश: खुल गई । 

सबों ने जान लिया कि भक्‍्तप्रवर लक्ष्मण ही याम्‌नाचायें के वह भावी 
उत्तराधिकारी हैं, ईश्वर-चिह्नित वही महानायक हैं जिन्होंने अब श्रीसम्प्रदाय का 
नेतृत्व-मार ग्रहण कर लिया हूँ । 

देखा गया कि, मृत्यु के उपरान्त मी, आंचाय याम्‌न अपने संकल्प पर 


अविचल रहे और । ईश-विधान का अमोघ तत्व भी सभो शिष्यों को संकेत द्वारा 
इस समय बतला दिया । 


शेषक्ृत्य प्रारम्भ होने के साथ-साथ कावेरी की विशाल तटभूमि मुखरित 
हो उठी सहख्र कंठों के स्तृति-गान से और तत्पश्चात्‌ फूट पड़ा अन्तरंग भक्तगणों 
का शोकात्त कऋनन्‍्दन । 


जाग्रत विग्रह श्रीरंगनाथ के श्रेष्ठ 82 रूप से 


